परिचित प्रश्न : नई समीक्षा 


सत्यपाल चुघ 
प्राष्यापक, किरोड़ीमल कालिज 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय 


निशियाम प्रकाशन, नई दिल्ली 


प्रकाशक : 
वरदाचारी पण्डित 
निशियोम प्रकाशन 

१९ एल० लाजपतनगर-३ 
नई दिल्‍ली-१४ 


प्रथम संस्करण 


मूल्य : चोदह रुपए 


मुद्रक 
राज़कमल इलेक्ट्रिक प्रैस 
सब्जी मण्डी, दिल्‍ली 


परममित्र 
हेमचन्द्र कोशिक 
को 
सप्रम 


अकारा 

प्रस्तुत पुस्तक भाई सत्यपाल जी के समय-समय पर लिखे गए निबन्धों 
का संग्रह है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लेखक को यह स्वीकार है 
कि उसने परिचित प्रइन लिए हैं, पर इन परिचित प्रश्नों की समीक्षा में 
नूतन सामग्री तथा हृष्टिकोश के कारण पर्याप्त मौलिकता है। नई 
समीक्षा' नाम में श्रहुं की गंध मिल सकती है पर यथार्थता यह है कि यह 
लेखक के विश्वास का द्योतक है। साथ ही इसमें एक ध्वनि भी है। प्रश्नों 
के परिचित होने के कारण ही उनके उत्तर या समीक्षाएं अ्पठतीय नहीं हैं। 
कुछ लोगों में यह एक विचित्र धारणा बन गई है कि कुछ प्रइत जो बार- 
बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं केवल परीक्षार्थी और परीक्षा-जगत के हैं । 
विद्वान लोग उन पर विचार करना अपने लिए अशोभन मानते हैं, जबकि 
यथार्थता यह है कि इन प्रश्नों में बहुत से साहित्य के किसी न किसी रूप 
में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उनके अ्रनेक कोने भ्रभी तक अस्पशित 
हैं । कहना न होगा कि साहित्य का कोई भी प्रदन अपने झाप में हेय 
नहीं है, यदि उस पर विचार करने वाले में विचार करने की प्रतिभा 
हो । इस पुस्तक में भी अनेक प्रइन इसी प्रकार के हैं, जिन पर पहले 
बहुत कुछ कहा जा चुका है पर यहाँ,जो कहा गया है उसे उस कहे गए 
की प्रायः पुनरावृत्ति नहीं कह सकते । साथ ही जो कुछ कहना था सब 
कुछ कह दिया गया ऐसी भी बात नहीं है। भविष्य में भी इन प्रइनों पर 
नई बातें कही जा सकती हैं और कही जायेंगी, यही साहित्य की 
विज्ञक्षणता है। ऐसी स्थिति में परिचित और पुराने प्रश्नों पर पुनविचार 
अनावश्यक नहीं, अनिवार्य तः आवश्यक है । नए युग, नए दृष्टिकोण के 
प्रकाश में उनसे नई उपलब्धियों की संभावनाएँ सर्वेदा हो सकती हैं । 


के 


दों 


किसी निबन्ध या पुस्तक का शीर्षक देखकर ही यह सोचने लगना कि 
घिसा-पिठा प्रइन या विषय है, इसमें मौलिकता नहीं हो सकती, या यह 
सोचना कि मौलिकता केवल नए प्रश्नों में ही हो सकती है क्रिसी भी 
दृष्टि से उचित नहीं है | श्रस्तु 4... द 
प्रस्तुत पुस्तक में तीन प्रकार के निबन्ध संग्रहीत हैं, सैद्धान्तिक, 
कुृति-विषयक और क्ृतिकार-विषयक । सैद्धान्तिक निबन्ध केवल एक 
है-रेखाचित्र । इसमें साहित्य की अपेक्षाकृत इस नवीन विधा का 
बड़ी गहराई से सांगोपांग विवेचन किया गया है । 
कृति-विषयक निबंधों का सम्बन्ध गोदान, चन्द्रगुप्त, चिन्तामणि, 
संन्‍्यासी, मृगनयनी और यशोधरा से है । गोदान पर दो निबन्ध हैं। 
एक में उसके नामकरण पर विचार किया गया है, और दूसरे में उद्देश्य 
और वस्तु-संगठन पर। इस दूसरे निबन्ध में लेखक ने बहुत से 
आलोचकों द्वारा व्यक्त की गई इस धारणा का निराकरण किया है कि 
गाँव और तगर के अलग-अलग असंबद्ध चित्र प्रेमचन्द की कई रचनाओ्रों 
में मिलते हैं और यह दोष गोदान में और भी बढ़ गया है । इसी प्रकार 
श्री नलिन विलोचन शर्मा तथा श्रन्य लोगों द्वारा गोदान के उद्देश्य के 
बारे में कही गई बातें भी लेखक को स्वीकार नहीं हैं श्रौर उसने इस 
प्रश्न के अधिक व्यापक और नवीन पक्ष की ओर पाठक का ध्यान झ्राकर्षित 
किया है। गोदान के उद्देश्य और वस्तु-संगठन पर प्रथम बार इस 
मौलिक विधि से विचार किया गंया है और यह प्रेमचन्द के श्रन्य बड़े 
उपन्यासों के उद्देश्य और वस्तु-संगठन को समभने में सहायक हो सकता है । 
प्रसाद के प्रसिद्ध वाटक “चन्द्रगुप्त' से सम्बद्ध तीन प्रश्न यहाँ उठाए 
गए हैं, उसका उद्देश्य, नायंक और दोष । उसके उद्दे इय के सम्बन्ध में 
: यत्र-तत्र और लोगों ने भी विचार किया हैं पर यहाँ एक विशेष हृष्ट- 
. कोण से इस प्रश्न को लिया गया है। लेखक ने राष्ट्रीयता में श्रन्तनिहित 
विभिन्‍न भावनाओं का विवेचन करते हुए उसके प्रमुख--राष्ट्रीयता-- 
और अप्रमुख उद्देश्यों का स्पष्टीकरण किया है। नायक के प्रइन पर भी 


तीन 


कई नई हृष्टियों से विचार किया गया है। दोषों को कवित्व, वस्तुविधान, 
मालविका, राक्षस और चन्द्रगुप्त के चरित्र आदि हृष्टियों से स्पष्ट किया 
गया है । लेखक ने कई पुरानी मान्यताओं का निराकरण करते हुए प्रायः 
. सभी प्रमुख दोष सामने रक्‍खे हैं। चिन्तामणि से सम्बन्धित यहाँ तीन 
प्रइन उठाए गए हैं--निबन्धों का वर्गीकरण, गद्य-शेली श्र इसमें व्यक्त 
विचारधारा । वर्गीकरण के प्रश्न के मूल से शुक्लं जी के लिखने का 
उद्देश्य सम्बद्ध है, इसी कारण यह प्रश्न पर्याप्त महत्वपूर्ण है। इसीलिए 
इस प्रश्न पर यहाँ बहुत 7वस्तार से विच्यर किया गया है। चिन्तामरि 
की गद्य-शैली पर लिखा गया निबन्ध बहुत विस्तृत है। इसमें उनके 
विभिन्‍न प्रकार के प्रयोग तथा शैलियों का सूक्ष्म और सोदाहरण विवेचन 
किया गया है । किसी की गद्य शैली का अध्ययन किन-किन कसौटियों 
पर होना चाहिए इस निबन्ध में इसके लिए भी पर्याप्त संकेत हैं । 
चिन्तामणि में व्यक्त शुक्ल जी की समाज सम्बन्धी विचारधारा 
पर डा० रामविलास शर्मा तथा कुछ और लोगों ने यत्रतत्र विचार किया 
है, पर यहाँ उसे समग्ररूपेणा लिया गया है और निरपेक्ष दृष्टिकोण से 
उनकी पूरी विचारधारा के पुनर्निर्माण का यह प्रथम' मौलिक प्रयास है । 
श्री इंलाचंद्र जोशी के बहु प्रशंसित उपन्यास संनन्‍्यासी' का ड्े व्य' 
की दृष्टि से यहाँ सविस्तर विचार किया गया है और 'मुक्तिपथ' से कड़ी 
जोड़ते हुए उस पर प्रकाश डाला गया है, प्रासंगिक रूप से उसके कला- 
विषयक दोषों की ओ्रोर भी अंगुलिनिर्देश हुआ है। इसी प्रकार 
श्री वृन्दावनलाल वर्मा के सुप्रसिद्ध उपन्यास 'मृगनयनी” के उद्देश्य पर 
भी विचार किया गया है । इसके पूर्व डा० सत्येन्द्र तथा कुछ और लोगों 
. ने संक्षेप में इसके उंद्वेश्य पर प्रकाश डाला था पर कला-कत्तंव्य के प्रश्न पर 
लेखक पूर्ववर्ती लेखकों से श्रपता मत-वैभिन्‍्य प्रकट करता है, जो निराधार 
नहीं है । मृगनयनी के गुण-दोष की भी यहाँ सविस्तर विवेचना की 
गई है जिसमें सब से बड़ी' नवीन मान्यता स्थापत्य कला के संबंध में 
स्थापित की गई है । मेरा भी यह बहुत पहले से मत रहा है कि स्थांपत्य 


सार 


कला को ठीक उसी रूप में ललितकला नहीं माना जा सकता जिस रूप 
मेँ मृति, चित्र, संगीत या काव्य को माना जाता है। यदि ललित कला 
का मूल आधार भावाभिव्यक्ति है तो उसमें स्थापत्य कला के लिए प्रायः 
कोई स्थान नहीं है। स्थापत्य कला भावाभिव्यक्ति यदि कर सकती है 
तो मूति और चित्र-कला के आधार पर, बिना उनकी सहायता के नहीं । 


गुप्त जी की यशोधरा में वैष्णव भावना का विचार करते हुए लेखक 
ने यह मान्यता सामने रक्‍्खी है कि इसे वैष्णव-भावत्रा न कहकर 
प्राधुनिक विचारधारा कहना अ्रधिक संगत है । साथ ही प्रतिपाद्य में वैचा- 
रिक असंगति की ओर भी प्रथम बार यहाँ ध्यान दिलाया गया है। 

तीसरे प्रकार के निबन्ध विभिन्‍न साहित्यकारों पर स्वतन्त्र लेख हैं, 
जिनमें क्रम से तुलसी की समनन्‍्वयसाधना, इलाचंद्र जोशी के श्राधार भूत 
सिद्धान्त, वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों में ऐतिहासिकता, महादेवी की 
भावधारा, प्रसाद जी की कविता का मर्म, परिमल की भूमिका, निराला- 
काव्य की विशेषताएँ और वाद, एवं बिहारीलाल से “इन्टरव्यू” हैं। इनमें 
पहले निबन्ध को छोड़कर औरों में पर्याप्त मौलिकता है। जोशी जी के 
सिद्धांत यहाँ प्रथम बार इतने विस्तार से दिए गये हैं। इस निबन्ध की 
'एक विशेषता यह भी है कि लेखक ने अपनी ओर से कम कहा हैं, 
अधिकतर बातें व्याख्या के रूप में श्राई हैं । वर्मा जी के उपन्यासों की 
ऐतिहासिकता पर विचार करने के लिए लेखक ने कुछ सुस्पष्ट मापमान 
स्थापित किए हैं और इस कारण इस लेख में सैद्धांतिक और प्रायोगिक 
दोनों ही दृष्टियों से बहुत सी नई बातें आई हैं । 

महादेवी के गद्य -पद्म में लोग विचारधारा का शअ्रन्तर मानते हैं, 
साथ ही उन्हें पलायनवादी कहते हैं। लेखक, ने युक्तियुक्त तर्कों के 
आ्रधार पर इसका खंडन करते हुए उनकी भावधारा एवं उनके ब्रह्म 
आदि को स्पष्ठ किया है। क्‍ 
 ... परिमल की भ्रूमिका की कुछ बातें इसके पूर्व भी कही जा ' चुकी हैं 
प्र यहाँ कुछ नई भी हैं। लेखक ने उनके सिद्धांतों. के साथ उन्हीं. के 


पाँच 
उदाहरण देकर ताल-मेल बैठाने का अच्छा प्रयास किया है। निराला 
की विशेताएँ तथा वाद में कुछ आलोचक अपने-अपने प्रश्नों के साथ 
उनके पास पहुँचते हैं और उतकी निराली दौली में भ्रपना-अपना समाधान 
पाते हैं। यह निबन्ध शैली तथा निराला के मूलभूत स्वच्छंद सिद्धांत, दोनों 
ही दृष्टियों से सुन्दर बन पड़ा है । यहाँ पहली बार यह स्थापित किया गया 
हैं कि वे स्वच्छन्द कवि हैं, स्वच्छंदतावादी या छायावादी नहीं ! उन्हें 


प्रायः झालोचकों ने छायावादी मानते हुए स्वच्छन्दतावादी कहा है, जिसका 
कोई श्रर्थ नहीं है । 

बिहारीलाल से इन्टरव्यू में भी प्रायः ऐसी ही शैली है। इसमें बड़े 
मनोरंजक ढंग से उनकी कला, सौन्दर्यानुभूति, चयनवृत्ति, औचित्य एवं 
ध्वनिवादिता आदि का स्पष्टीकरण है। उनके काव्य तथा जीवन के 
प्रति आदश विषयक सारे दोहे भी इस में दिए गए. हैं जिनसे बिहारी के 
व्यक्तित्व तथा आलोचनादर्श को समभने में बड़ी सहायता मिलती है । 

प्रसाद की कविता का मर्म' शीर्षक लेख संक्षिप्त किन्तु सारगभित 
है और इससे निस्सन्देह उनकी कविता का मर्म सामने आ जाता है । 

मीराँ का गीतिकाव्य' शीर्षक निबन्ध में उनके मनोभावों की पृष्ठ- 
भूमि और उसका विकास देते हुए गीति-काव्य की प्रत्येक बात सोदा- 
हरण स्पष्ट की गई है, साथ ही सूर से तुलना भी है। इसके पूर्व आलोचकों 
ने मीराँ के गीति-काव्य की तारीफ़ तो की है पर उसका सांगोपांग 
विवेचन किसी ने नहीं किया है । 

भ्रत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि लेखक ने प्रायः सभी प्रदनों पर 
पर्याप्त हराई से विचार किया है और उनके सम्बन्ध में अपने चितन शोर 
मनन के आधार पर पर्याप्त सामग्री दी है--जिसका अ्रधिकांश नया है । 
आलोचक में अपनी कसौटी का कोई दूराग्रह न हो और वह अपने बने- 
बनाये ढाँचे में कृति या कृतिकार को न रखकर उसकी रचना के 
आधार पर कसौदी का निर्माण करे और उस आधार पर उसकी 
परीक्षा करे तो वह अ्रधिक न्याय कर सकता है। सत्यपाल जी ने 


छः 


निश्चय ही इसका ध्यान रक्‍्खा है। पुस्तक में कुछ ऐसे भी लेख हैं, 
जिनमें सामग्री पुरानी है पर इनमें भी यत्र-तत्र बिखरी सामग्री को एक 
सूत्र में क्र-बद्ध रूप से पिरोने का प्रयास है। गिनाने की पद्धति गंभीर 
विवेचन के लिए प्रायः ठीक नहीं मानी जाती पर स्पष्टता की दृष्टि से 
उसकी उपयोगिता को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता । पुस्तक को 
कुछ खटकने वाली बातों की ओर भी संकेत किया जा सकता है। कुछ 
निबन्धों में बातें केवल सूत्र रूप में (जैसे तुलसी की समनन्‍्वय-साधना”) 
कही गई हैं । शायद विस्तार के भय से लेखक को ऐसा करना पड़ा है । 
कुछ निबन्धों में सुसंगठित निबन्धन की कमी भी खटकती है, जिसके 
कारण प्रभविष्णुता को भी कहीं-कहीं धक्का लगा' है। प्रूफ़ की भूलें--- 
विशेषत: विराम चिह्नों की--कहीं-कहीं खटकने वाली हैं। किन्तु ये 
छोटे-मोटे दोष नगण्य से हैं। विद्यार्थी तो इसे पढ़ेंगे ही, मैं भ्रध्यापकों 
भर इन विषयों में रुचि रखने वाले विद्वानों से भी इसे पढ़ने का 
ग्रनुरोध करूँगा । 


दिल्ली 


७ मार्च, १९५६ डां० भोलानाथ तिवारी 


्दू छा >थ ०८ नए अआछ >> 


५१०, 
११. 
१२. 


विषय-क्रम 


निबन्ध क्रम 


तुलसीदास की समनन्‍्वय-साधना 

« चन्द्रगुप्त' का उद्देश्य 

« चन्द्रगुप्तः का नायक 

- चन्द्रगुप्त' के कुछ दोष 

« इलाचनद् जोशी के आधारभूत सिद्धान्त 
« संन्‍्यासी” का उद्देश्य 

« गोदान' का नामकरण 

« गोदान' का उद्देश्य तथा वस्तु-संगठन 
- वृन्दावनलाल वर्मा-- 


उपन्यासों में ऐतिहासिकता 
'मृगनयती' का उद्देश्य 
'मृगनयनी' के गुण-दोष 
“चिन्तामरिं] --- 

शुक्ल जी की विचारधारा 


- शुक्ल, जी के निबन्धों का वर्गीकरण 
१४. 


१५. 


शुक्ल जी की गद्य-शेली 
यशोधरा'---गुप्त जी की वेष्णव भावना 


( के ) 


पृष्ठ क्रम 


2० 
१०६ 
११७ 


१४६ 
१७३ 
२०३ 


. २२३ 
२५७... 
२७१. 
२६६ 


१६. 
१७, 
श्द, 
१९. 
२०. 
६१. 
९२ 


( ख ) 


महादेवी की भावधारा या वेदनानुभूति 
प्रसाद जी की कविता का मर्म _ 
परिमल' की भूमिका ... 
निराला-काव्य की विशेषताएँ और वाद' 
रेखाचित्र-कला 

मीराँ का गीतिकाव्य . ... 


बिहारीलाल से इन्टरव्यू 


_अन्‍पा-असब से टमेकल-. फरनननवनालंननलपनार. फषफापतममपपाषााक।. परसाआकपारमावायतायाफरी 


१, तुलसीदास की समन्वय साधना 


तुलसीदास का बहुमुखी व्यक्तित्व भक्त, कवि, धर्म-सस्थापक 
लोक-नायक आदि विभिन्न रूपो मे एकन्र एकसाथ व्यक्त हुआ । यह 
सब उनकी महती समनन्‍्वयसाधना का परिणाम था। 


तुलसीदास भक्तिकाल के प्रतिनिधि कवि थे । प्रतिनिधि कवि कही 
हो सकता है जो अपने युग की धडकन को पहचान सके, नब्ज को 
टटोल सके और परिणाम स्परूप उपयुक्त निदान दे सके--युगीन समस्त 
सवेदनाओ को मुखरित कर सके तथा गति-प्रगति को अ्रभिव्यक्रत कर 
अनुकूल समाधान दे सके। प्रतिनिधि कवि जन-विशेष का न होकर 
जनता का, वर्ग का न होकर समाज का होता है। ऐसा कवि वाद- 
विशेष के सीमित सकुचित क्षेत्र का साधक न होकर समन्वय की 
साधना करता है--विभिन्‍न विरोधो मे सामजस्य स्थापित करता है। 
विशाल भारत के प्रतिनिधित्व करने वाले साहित्यकार के लिए यह और 
भी आवश्यक हो जाता है क्योकि उसे भिन्‍न मतावलम्बियो की परस्पर 
विरोधिनी प्रवृत्तियो मे' समत्व स्थापित करना होता है । 


भारतीय सस्कृति स्देव उदार रही है। श्री क्षितिमोहन सेन के 
अनुसार “भारत मे भगवान ने वे वित्य ही को चुना है । इसीलिए यहा किसी 
प्रबल सभ्यता या सस्क्ृति ने अपेक्षाकृत दु्बेल अन्य सभ्यता या सस्क्ृति को 
नष्ट नही किया । सभी पास-पास बन्धु भाव से निवास करती झाई हैं । 
विभिन्‍नता होने ही से विद्वेष-बुद्धि क्यों होनी चाहिए ? यहा तो भगवान 
ने चाही है सकल सस्क्ृतियों के मध्य समन्वय साधना । जगत्‌ में और 
कही भी इस प्रकार की बात नहीं देखी जाती । वहा एक धर्मे या 
सस्कृृति ने दूसरे सब दुबंल धर्मों और ससस्‍्कृतियो को मारकर समस्या को 
सरल बना दिया है । वह सरल पथ भारत का नही हैं । अतएव ऐसे 


२] परिवित प्रश्न, नए उत्तर 


व्यक्ति जो भेद-विभेद, विच्छेद और विद्वेष के बीच में प्रीति और समत्व 
का योग-सेतु निर्माण कर पायें वे ही हमारे महापुरुष हुए। इस तथ्य 
के अनुसार भांरत के प्रतिनिधि लेखकों का साहित्य भी समन्वयात्मक रहा 
है । तुलसीदास के “पुव॑वर्त्ती साहित्य के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया 
है! कि समन्वय की भावना केवज़ तुलंपीदास जी की ही विद्येषता, न 
थी, वरत्‌ वह भारतीय साहित्य में प्र।रम्भ से लेकर अन्त तक झोत-प्रोंत 


है | ५ ४; 


तुलसीदास को अपने परम्परागत साहित्य के अ्रध्ययन से तो समन्वय 
साधना के तत्व अवश्य मिले ही होंगे, साथ ही भक्ति युग की सामयिक 
परिस्थित्तियां भी ऐसे प्रतिनिधि कवि का आह्वान कर रही थीं जो 
विभिन्न विरोधों में सामंजस्य स्थापित कर सकता । यदि उस समय की 
परिस्थितियों का निरीक्षण-परीक्षण किया जाए तो यह स्पष्ट होता है 
कि भारतवर्ण मुसलमानों द्वारा अधिकृत हो छुका था। बहुत थोड़े हिन्दू 
सामन्तों को छोड़ कर अन्य सभी मुसलमानों के आगे सिर भ्ुका चुके थे । 
दक्तिंशाली से सम्बंध बढ़ा कर पदं-लालंसा की मानव-सुलभ दुबंलता 
तथा मुसलमांनों के ज़ोर-जु लम से हिन्दूं मुसलमान हो रहे थे। नाना 
प्रकार के मुस्लिम पीर-फकीर (जसे सूफ़ी) हिन्दुओं में इस्लाम का 
प्रचार भी कर रहे थे । ऐसी अवस्था में संगठित हिन्दृशक्ति ही इसका 
सामना कर सकती थी, केवल तभी हिन्दृजाति का अस्तित्व भ्रटल बन 
सकता था । किन्तु हिन्दूंजाति का संगठन शिथिल हो छुका था। 
वर्णाश्रम धर्म लुप्त हो रहा था । ब्राह्मण अपने मान से वंचित हो रहे 
थे। जनता नाना पंथों में कलप' रही थी। उलभन के कारण “कहां 
जाई का करी' की स्थिति बनी हुई थी। शैव-वैष्णव, निगु ण-सगुर्ण, 
ज्ञान-भक्ति के विवाद विभेदों की सृष्टि कर रहे थे । संगठन का आधार 


#देखिए गोस्वामी तुलसीदास की समन्वय साधना (प्रथम भाग पृ० २) 
-व्यौहार राजेच्रसिह 


तुलसीदास की समन्वय साधना [३ 
समान मान-चिन्हों के प्रति श्रद्धा भी होती है किन्तु उस समय वेदों की 
ही निन्‍दा होने लगी थी--'साखी, सबदी, दोहरा' कहने वाले कबीर 
(संतमार्गी) तथा 'किहनी आख्यान' (कहानी उपाख्यान) कहने वाले 
जायसी (सूफी,प्रेममार्गी) वेद-पुराण' की निन्‍दा में रत थे। धार्मिक 
पार्खड तथा बाह्याडम्बरों का बाहुल्‍यथ हो. रहा था। आर्थिक स्थिति 
भी शोचनीय थी--किसान को खेती तथा भिखारी को भीख नहीं मिल 
रही थी । प्रजा हर दृष्टि से पीड़ित थी | ये सब लक्षण कलियुग के थे 
जिसके प्रकोप से प्रजा को छुड़ाना आवश्यक था। 

कबीर आदि संत मानववादी भावनाओं से प्रेरित होकर आध्यात्मिक 
श्राधार पर हिन्दू-मुस्लिम एकता का, दोनों जातियों के पारस्परिक 
व्यवहार में उदारता लाने का प्रयास कर रहे थे। निम्न वर्ग की जनता 
के लिए वे वरदान सिद्ध हुए थे। उनमें झात्मनिर्भरता, आत्मविश्वास 
बढ़ रहा था। परिणामतः निम्न वर्गीय उच्चवर्गों (ब्राह्मण आदि) को 
चुनौती देने लगे थे । मानवता, आचार आदि की दृष्टि से उपयु क्त मार्ये 
उचित था किन्तु इससे तो हिन्दू जाति का संगठन और भी शिथिल हो 
रहा था, पारस्परिक विभेद ही बढ़ रहे थे। कबीर का अक्खड़-फक्कड़ 
निर्भीक-सशकत व्यक्तित्व अवश्य ही खरी-खड़ी शैली में क्रान्तिकारी बात 
कहता था, निम्न जातियों के साहस का सम्बल था, किन्तु उच्चवर्गीय 
विपक्षियों को तथा विरोधों को उतना' ही उत्तेजित भी करता था। 
मानवता की हृष्टि से यह काय॑ स्तुत्य था किन्तु जातीय, संगठन की 
सामयिक मांग के यह विरुद्ध था। वस्तुतः कबीर का दृष्टिकोण 
मानववादी था, तुलसी का राष्ट्रवादी । कबीर की समन्वय साधना उनकी 
मानवता में हैं, तुलसीदास की समन्वय साधना की सिद्धि जातीय संगठन 
की हढ़ता में । कबीर का लक्ष्य था सुधार का, निरपेक्ष सत्य की 
स्थापना का, किन्तु तुलसी का ध्येय था निर्माण का, निरपेक्ष के सांथ 
सापेक्ष सत्य के संयोजन का । उन्हे हिन्दू जाति के पारस्परिक भेदों तथा 
नाना पंथों को समाप्त करते हुए संस्क्ृति के स्तम्भों तथा जाति के 


४] : परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


सामान्य मानचिच्हों वेद-पुराणों के प्रति श्रद्धा स्थिर करते हुए, वर्णी- 
श्रम धर्म की व्यवस्था के साथ जाति को ऐसी प्रबल शक्ति के रूप में 
प्रस्तुत करना था जो इस्लाम का सामना करने में समय हो सकती ।. 
इसलिए तुलसी ने संत मार्गियों के साथ “'किहनी आख्यान' कहने वाले, 
बेदनिदक उन जायसी आदि सूफियों का भी परोक्षात्मक विरोध किया है 
जो सांकेतिक विधि से इस्लाम के प्रचार-प्रसार में संलग्न थे । फिर भी 
तुलसीदास की समन्वय साधना अधूरी रह जाती यदि वह निम्न जातियों 
के लिए आदर्श राम राज्य की व्यवस्था न करते, शील पर विशेष बल. 
देकर, उसका राम-कथा के रूप में ग्रसामान्य उत्कर्ण दिखाकर, पाखंड- 
खंडन न करते । यह भी स्पष्ट है कि उन्हें अपनी इस समन्वय साधना 
जन्य' जातीय संगठन की सफलता की लक्ष्य-सिद्धि के हेतु कबीर की 
स्पष्ट-प्रखर दैली के स्थान पर अधिक मनोवैज्ञानिक, अधिक सांकेतिक 
शैली से काम लेना था । मात्र समन्वयात्मक झादर्शों के कथन अथवा 
सिद्धांतों के खंडन-मंडन से वह प्रभाव नहीं पड़ सकता जो इनको पमाणित 
करने वाली कथा का आधार लेकर हो सकता था । किसी को विधि- 
निषेधात्मक वचनों-ऐसा करो' ऐसा न करो' आदि-से समभाना अमनो- 
वैज्ञानिक हैं किन्तु श्राद्श चरित्रों वाली कथा के यथार्थ कथन से अनुकरणा- 
त्मक प्रवृत्ति जाग्रत की जा सकती है। तुलसी ने राम कथा के माध्यम 
से उक्त लक्ष्य को सिद्ध किया । 


रामानंद ने हिंदी साहित्य को कबीर और तुलसीदास दोनों भिन्न- 
भिन्न मतावलम्बी दिये । इसका कारण यही है कि उनको अपना 
व्यक्तित भी समन्वयशील था। तुलसीदास को रामानंद' के इस 
समस्वयशील व्यक्तित्व से भी प्रेरणा मिली होगी । द 

तुलसीदास को परम्परा तथा समय से समन्वयात्मक प्रवृत्ति के लिए 
प्रेरणा तो मिली ही उनके व्यकितत्व ने भी इसमें योग दिया। तुलसी 
दास विधिध सामाजिक स्तरों में जीवन व्यतीत कर चुके थे। ब्राह्मण 
वंश में उनके जन्म तथा दरिद्रता के कारण दर-दर भटकने में वे विभिन्न 


तुलसीदास की समन्वय साधना [५ 


सामाजिक-धार्िक प्रवृत्तियों के लोगों के सम्पर्क में आए। उन्होंने 
गाहेस्थ्य' की चरम आसक्ति का अनुभव भी किया और उसी शक्ति का 
ऊध्वे साधना में उपयोग भी हुआ । साक्षात . अनुभवों के साथ अपार 
ग्रन्थज-ज्ञान ने भी उनके हृष्टिकोश को व्यापक बनाया । समन्वय साधना 
के प्रेरणा तथा निर्मायक पक्ष पर प्रकाश डालने के पश्चात अब हम 
इसके स्वरूप का विश्लेषण करेंगे । 


१. विभिन्‍न ग्रन्थों का सार-विचार 

तुलसीदास का 'मानस' केवल कवि-प्रेरणा का परिणाम नहीं, वरन्‌ 
वह एक महाकवि के गम्भीर अध्ययत-चितन का सुफल है । तुलसी ने 
मानस” का नाना पुराण निगसागम' सम्मतं' होना स्वीकार किया है। 
वाल्मीकि रामायण, महारामायण, अाव्यात्मरामायण, संस्कृत के 
नाटकों--- प्रसन्न राधव' हनुमन्नाटक' 'रबरुवंश” आदि का ही नहीं, प्राकृत 
अपभ्रन्श के विपुल राम-साहित्य--विशेषरूप से स्वयंभूदेव (७६० ई०) 
की रामायण--का अवगाहन कर के तुलसी ने अपने समय के 
उपयुक्त मौलिक प्रतिभा का उपयोग करते हुए मानस” की रचना की । 
अतेव तुलसीदास राम-कथा की एक लम्बी विराट परम्परा के उज्ज्वल' 
रत्न बन कर उपस्थित हुए । उन्होंने इस परम्परा के पूर्ववर्ती जाज्वल्यमान 
चारणों की भी वन्दना की है--- 


ब्यास आदि कावे पुगव नाना। 
जिन्ह सादर हरिचरित बखाता ॥ 
चरन' कमल बंद तिनन्‍ह केरे। 
पुरवहु सकल मनोरथ मेरे || 
कलि के कविन्ह .करउँ परतामा । 
जिन्हे बरने रघुपतिं-गुन ग्रामा ॥। 
जे प्राकृत कवि परम सयाने। 
भाषा-जिन्ह हरिचरित बखाने।॥ 


६] परिचित प्रइन, नए उत्तर 


सो 


२९. लोक-शास्त्र का समन्वय 


लोक और शास्त्र दोनों का समन्वय कर के तुलसी ने घर्म को 
व्यवहारोपयोगी बना दिया । उनके ग्रन्थों के अध्ययन से लोक व्यवहार 
के सूक्ष्म तथा शास्त्र के गम्भीर अध्ययन का प्रमाण मिलता है। 

३. शास्त्र. विदेक 

: तुलसीदास ने मात्र परम्पराबद्ध विश्वासों को प्रोत्साहन नहीं दिया. 
विवेक दृष्टि द्वाक्ष संतुलित हृष्टि के निर्माण का प्रयास किया है। अपने' 
भक्ति-पथ की व्याख्या में वह कहते हैं--- 
. श्रुति सम्मत हरि-भक्ति पथ, संयुत विरति विवेक 

इस हृष्टि से कबीर से उन की तुलना की जा सकती है जो विवेक 

को ही अपना गुरु बताते हैं-- 
। कहै कबीर मैं सो गुरु पाया जा का नाउँ विवेक । 

तुलसीदास अगली ही पंक्ति में उन लोगों को सचेत करते हैं जो 
मोहवहद, श्रज्ञान वश या अपने ज्ञान के अश्रहँकार में कल्पित पंथों का 
निर्माण कर उस पर चलते हैं और नाता पंथों को जन्म देकर समाज में 
उच्छ खंलता फैलाते हैं-- 

तेहि न चलहि नर मोह बस, कलपहिं पंथ अनेक । (मानस) 

४. टइृष्ट देव के स्वरूप में समन्वय 

(क) निगु ण-+-सग्रुणग--तुलसी के इष्ट देव हैं राम। यही उनकी 
भक्ति का केन्द्र हैं। कबीर ने भी राम का नाम लिया है किन्तु अवतारी 
पुरुष तथा सगुण-साकार न होने की स्पष्ट घोषणा भी की है-- 


१. दह्वरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, 
राम नाम का मरम है आना। 
२. जाके मुख माथा नहीं, नाहीं रूप कुरूप, 
पुहुप वास ते पातरा ऐसा तत्व अनूप । 


तुलसीदास की-सम्रन्वय-साधना [७ 


तुलसीदास अपनी समत््वय साधना -के अनुरूप नियु«ण-सगुण के 
भगड़े को समाप्त करना चाहते थे, साथ ही उन दोनों का रहस्य भी 
जानते थे । इसलिए दोनों मतावलस्बियों के लिए समतुल्य महत्व की 
बात कह सके हैं । तुलसी उपनिषदों के स्वर में कहते हैं-- 
सगुन अगुन दोउ -बृहा ,सरूपा । 
तथा 
सगुनहि अगुनहि नहिं कछु भेदा । 


_ वेदों के अनुसार वह कहते हैं-- 
कहि नित नेति निरूपहिं बेदा, .निजानंद " निरुपाधि श्रनृपा, 

किन्तु जो बह्म अनुभवगम्य, भ्रवर्णनातीत तथा निरुपाधि ब्रह्म है. वही निगुरों 
ब्रह्म भी भगत भूमि भूसुर सुरभि' के लिए 'मनुज तनु धारण करता 
है--देवता, भक्त, पृथ्वी तथा गो-ब्राह्मण के लिए सगुण हो मानव शरीर 
धारण करता है। शिव पार्वती से भी यही कहते हैं कि जिसका आदि- 
: अंत अज्ञात है, फिर भी अनुमान कर के उसके विषय में वेद तथा 
ब॒द्धिमान कहते हैं-- 

बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना । 


वही भक्तों के लिए 'दशरथ सुत' हुआ 4 सारत: घट-घट में विद्यमान 
निगु ण-निराकार राम समाज-हित की -हृष्टि से, प्रेमाधीन होकर 
सगुण-साकार अवतारी पुरुष बन जाते हैं--- 
व्यापक ब्रह्म निरंजन, निगुन विगद विनोद । 
सो अज प्रेम-भगति-बस,कौसल्या के गोद ॥। 
तुलसीदास ज्ञानलभ्य निग्रुर्णोपासना तथा जन-सुलभ सग्रुणोपासना 
के समन्वय में विशेष सामाजिक भावना से प्रेरित हुए हैं | राम .का 
नगु ल रूप निरपेक्ष सत्य . है कितु सगुण रूप सापेक्ष है---उसे समाज़' के 
हत के लिए, धर्म की रक्षा तथा अथर्म के विनाश के लिए अवतार लेना 
'बड़ता है । 


८ ' ' परिचित प्रइन, नए उत्तर 


निम्न पं क्तियों में तुलसी ने गीता के स्वर में कहा है--- 
जब जब होइई धरम के हानी। 
बाढ़हि असुर' अधम अभिमानी ॥। 


तब-तब प्रभु धरि विविंध सरीरा । 
हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा ॥ 

(ख) राम-+-अश्रन्य अवतार---तुलसीदास राम के अन्य भक्त थे । 
तुलसी ने विनयपत्रिका में कहा भी है कि राम को छोड़कर यदि वह 
किसी और का नाम लें तो उनकी जिह्ना गल जाय । पर तुलसी की 
अनन्यता अनुदार नहीं, संकुचित नहीं, अनन्यता के साथ उनमें अद्भुत 
उदारता है । उनके ग्रन्थों में राम और घविष्शु का अनेक स्थानों पर 
तादात्म्य प्रमाणित हुआ है । राम के लिए हरि शब्द का प्रयोग, 
मानस के प्रारम्भ में उनके धाम को क्षीरसागर और वैकुण्ठ बताना 
तथा अन्यत्र रूप सौन्दय के वर्णान में उनके वक्षस्थल पर “विप्रचरण- 
चिह्न का वर्णन आदि राफ-विष्णु-तादास्म्य के परिचायक, हैं। राम 
और विष्णु में ही नहीं, अन्य विविध अवतारों में भी कोई भेद नहीं । 
विष्णु के विविध अवतार भी राम के स्वरूप माने गए हैं-- 

दीन बन्धु दयाल रघुराया । देव कीन्हि देवन्ह्र पर दाया॥ 

मीन कमठ सूकर नर-हरी। वामन परसुराम वपु धरी॥ 

जब जब नाथ सुंरन्ह दुख पायेठ । नाना तनुधरि तुम्हहि नसाब्रेउ ॥ 
विनय पत्रिका के प्रारम्भ में अवतारों की वन्दता की गई है 
ओर उनसे रामभक्ति ही मांगी गई है। उन की धासिक 
उदारता मात्र आदर्श बन कर ही न - रह गई। पाव॑ती मंगल” और 
श्रीकृष्ण गीतावली' की रचना करके उसको व्यावहारिक रूप भी दे 
दिया गया । ये दोनों रचनाए” क्रमश: शिव-पार्वती तथा कृष्ण पर 
लिखी गई हैं। तुलसीदास ने शब्द के वास्तविक अर्थ में अपने उदार 


तुलसीदास की समन्वय साधना [& 


हृदय में सीता-राम को प्रतिष्ठित कर 'सारे जगत को सियाराममर्य 
जाना था। संच्ची एकनिष्ठता-अभ्रनन्‍्यता में एक ऐसी शक्ति का सचार 
हो जाता है कि वह सीमित रह ही नही पाती, सर्वव्यापी बन जाती 
है। वास्तविक अनन्य भक्‍त वही है जो अपने ग्राराध्य को सब मे देखा 
करे और सब इसी नाते से उसके अपने हो जायें। तुलसीदास की 
अनन्यता इसी कोटि की थी । श्रतएव जो “निज प्रभुगय देखहि जगत 
वह का सन करहि विरोध ”' तुलसीदास ने स्वय राम के मुख से भी 
कहलवाया है--- 

सो अनन्य जाके असि मति न टरे हनुमत। 

में सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवत॥ 

(ग) जैव --वैष्णव---इृष्टदेव के स्वरूप में इस अनन्य उदारता ने 
लोक सग्रह या सामाजिक सगठन को हृढ किया । शैव-वैष्णव परस्पर 
लड रहे थे और तुलसीदास इस ओर विशेष सजग थे। अतैव उन्होने 
रामचरित मानस मे शिव को रामकथा के आदि वक्‍ता तथा राम-भक्‍त 
के रूप मे चित्रित किया । साथ ही राम को शिव का उपासक दिखाया । 
यही नही उन्होने राम के मुख से कहलवाया है--- 

शिवद्रोही मम दास कहावे । सो नर सपनेहु मोहि न पावे । 
राम के निम्न साभिप्राय वचनो से वेष्णवों का मार्ग निर्देशन भली 
भाँति हो जाता है--- 
कोउ नहिं शिव समान प्रिय मोरे, असि परतीति तजहु जनि भोरे। 
जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव सुनि भगति हमारी ।। 
(मानस) 
शिव-राम की अन्योन्याश्रय रुम्वन्ब-भावनासे लोक मे भी शैव-वैष्ण॒व 
की सम्बन्ध भावना हृढ हुईं । 

घ॒ नर-+-नारायण--तुनसी ने राम के मानवीय और देवी, 

दोनो रूप प्रस्तुत किए है। मानवीय रूप मे निरूपण काव्य के लिए 


१० | . परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


आवश्यक था--समाज का साधारणीकरण एक सुख-दूख के 
सम्भोक्‍्ता संवेदनशील मानव से ही हो सकता है। किसी लोकोत्तर 
कृत्य पर तो मात्र औत्सुक्य-आइचर्य जन्य श्रद्धा ही की जा' सकती है। 
सीता-वियोग तथा लक्ष्मण को शक्ति लगने के अवसर पर राम का 
माभिक विलाप इसलिए मामिक है क्योंकि वह एक पत्नी-निष्ठ तथा 
प्रिय आता का विलाप है किसी अ्रलौकिक अवतारी पुरुष का नहीं । 
लौकिक पुरुष के लोकोौत्त र कार्यों द्वारा ही समाज में शील का. सम्प्रेषण 
हो सकता है। इस मानवीय रूप के साथ स्थान स्थान पर राम के 
ईश्वरत्व का प्रतिपादन तुलसी के आदर्श के लिए आवश्यक था। 
वाल्मीकि के राम मह।पुरुष थे, किन्तु तुलसी के राम इस के आगे 
परब्रह्म भी हैं; इसका कारण यह है कि राम का चित्रण, चरित्रांकन 
के लिए ही नहीं हुआ, अपितु आदर्श प्रतिष्ठा, विशेष रूप से भक्‍तों 
के लिए भगवान या दिव्यालम्बन के रूप में भी हुआ है। रामचरित 
मानस भक्त ग्रन्थ है प्रतेव नायक का उक्त रूप में चित्रण स्वाभाविक 
था । ऐसा होने पर भी यह उल्लेखनीय है कि राम के दिव्य रूप के 
साथ उस के मानवीय रूप का ऐसा समन्वय हुआ है कि समाज को 
संवेदित करने के, उच्च लक्ष्यों की ओर उन्मुख करने के कवि उद्देश्य 
में कम से कम बाधा उपस्थित होती है। राम की दिव्यता हमें भपनी 
लघच्ुुता में ही लीन रहने, वह भगवान हैं और हम मानव हैं! के असमर्थ 
आत्मसंतोष में ही मग्न रहने की; प्रेरणा नहीं देती वरन हमारी ग्रहण- 
शक्ति को उद्बुद्ध कर आंतरिक सत्व्‌ को स्फुरित करती है, उच्चाकांक्षाओं 
वे उत्तेजित करती है । 


(3) शक्ति-+शील--सौन्दर्य--मनुष्य के पूर्ण विकास के लिए 
जिन गुणों की अपेक्षा होती है उनका चरम' विकास राम में मिलता' 
है। वे गुण हैं--शक्ति शील, और सौन्दर्य । रामचन्द्र शुक्ल के 
दब्दों में-- 


तुलसीदास की. समन्वय साधना' [११ 


“राम में सौंदर्य, शक्ति और शील तीनों की चरम अभिव्यक्ति एक 
साथ समन्वित होकर मनुष्य के सम्पूर्ण हृदय को--उसके किसी एक ही 
अंश' को नहीं--आकर्षित कर लेती है । कोरी साधुता का उपदेश पाखंड 
है, कोरी वीरता' का उपदेश उदण्डता है, कोरे ज्ञान का उपदेश आलस्य 
है और कोरी चतुराई का उपदेश धृत॑ता है । 


: --रामचन्द्र शुक्ल, चितामरि भाग' २ (पृ० २०१) 


राम का भुवन- मोहन, मार-मदमोचन या कंदपप भ्रगरित, भ्रमित 
छवि, नवनील नीरज सुन्दरं वाला रूप अनेक स्थानों पर स्पष्ट होता 
है। अतैव राम के सौन्दर्य को देखते ही 'मानस' के सभी पात्र-- 
विश्वामित्र जैसे मुनि, खर-दूषण जैसे राक्षस--मोहित हो जाते हैं। 
राम 'लोक-लोचन-सुख दाता हैं--मित्र शत्रु सभी उनके रूप पर मुम्ध 
होते दिखाए गए हैं । 
रूप के साथ राम के गुण-स्वभाव, शील-सदाचार में भी उतना ही 
आकर्ष ण॒ है । तुलसीदास पूर्ण मर्यादावादी थे, और राम तो मर्यादा 
पुरुषोत्तम प्रसिद्ध ही हैं। तुलसी ने ऐसा कोई स्थल नहीं लिया जो 
उनके कार्य पर किसी प्रकार की भी शंका उपस्थित कर दें; 
वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड, सीता-त्याग वाले अध्याय 
को भी वह न ले सके । राम को उन्होंने बचपन से शील प्रकृति वाला 
प्रदर्शित किया है । उनकी मनोवृत्ति सर्वेत्र यह रही है--- 
सुनि सीजह्बापति सील सुभाऊ। 
सोद न मन, तन पुलक, नयन जल, सो नर खेहर खाऊ। 


राम का उन्होंने श्राद्श पारिवारिक व्यक्ति--पुत्र, भअाव्ा, पति- 
आदर्श सामाजिक व्यक्ति, आदर्श राजा आदि सभी रूपों में चित्रा 
कर अनेक क्षेत्रों में उनके शील का श्रतुपम उत्कर्ण दिखाया है । 

अदूभुत सौन्दर्य तथा प्रभावक स्वभाव के साथ राम को असीम 
शक्ति भी प्राप्त हुई । बचपन से ही शास्त्रके साथ हस्त्न विद्या पर 


१२] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


भी उन्होने पूरा ध्यान दिया था। राम' ने अपनी शक्ति का प्रयोग, 
शीलवान के समान, सदेव मर्यादा-रक्षा तथा लोक-रक्षा के लिए किया, 
राक्षसा के वद्धंमान अत्याचारों को देखकर उन्होने प्रतिज्ञा की थी--- 


निशिचर हीन करौ मही, भुज उठाइ प्रन कीन्ह, 

इस प्रतिज्ञा को अ्रन्त मे उन्होंने पूरा किया। काव्य में लोक 
मगल की साधनावस्था' या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यो 
में ऐसे हृढ-प्रतिज्ष, साहस-शौर्य-सम्पन्न नायक की झावश्यकता रहती 
है । और राम इसके सजग प्रमाण है ।_ 

(च) कुसुमादपि कोमल--वजादपि कठोर । राम के व्यक्तित्व मे 
चरम विरोधी गुणों का समन्वय अति भव्य है। सीता के वियोग मे 
'घन घमण्ड नभ गरजत घोरा, प्रिया हीन डरप्त मन मोरा” कहने वाले 
राम रावण से युद्ध के समय वजू-कठ र सिद्ध होते हैं । 


(छ) लोक रजक--लोक रक्षक--सौंदर्य, शील तथा शक्ति के गुणों 
के प्रदशन मे राम मे लोकरजक तथा लोकरक्षक सभी गुणों का समावेश 
हो गया है। सूर ने कृष्ण के केवल लोक रजक स्वरूप को ही लिया 
था क्योकि उनका काव्य लोक-मगल के उपभोग पक्ष को लेकर ही 
चला था। अतएवं कृष्ण के लोकरजनकारी अपार सौदय सागर 
में ही वह मग्न हो सके थे, शक्ति-शील आदि लोक रक्षणकारी गुणों 


की श्रोर उनकी दृष्टि नही थी । 


५. साधन से समन्वय 

(क) सभी मार्ग केशव की ओर--तुलसीदास की यह उदार 
विशेषता है कि वे अपना निश्चित-अनन्य मत रखते हुए भी मलबात 
को समभते है । कोई सकीर्ण मततोबृत्ति वाला यह कभी न लिख सकता 
कि अपने इष्टदेव तक पहुचने के लिए जिसकी जिस मार्ग मे प्रेम-निष्ठा' 
है, उसका काम उसीसे चल सकता है। यथा--- 


तुलसीदास की समन्वय साधना [१३ 


प्रीति-प्रतेति जह॒ जाकी तह ताको काज सरो 
किन्तु मेरे तो माय-बाप दोउ आरूर हों सिसु-अरनि श्रो' 


(ख) ज्ञान--भक्तित+-कर्मे--- कर्म, उपासना तथा ज्ञान-- 
साधना' के विभिन्न वैदिक मत प्रसिद्ध है। तुलसी ने इन तीनो को खरा 
कहा है-- । 

करम, सपासन, ग्यान, वेदमत सो सब भाँति खरो । 

ज्ञान की मान्यता के कारण वे वेदों का समर्थन करते है तथा' कर्म- 
मान्यता के कारण वर्ण व्यवस्था का । फिर भी श्रपना मत दिये बिना 
वह नही रहते-- 

मोहि तौ सावन के अन्धहि ज्यों सूकत रग हरो । 

(ग) ज्ञान +-भक्ति---तुलसीदास राम के परम-भकत थे, भक्ति- 
मार्गी थे, कितु फिर भी वेद-शास्त्र-प्रतिपादित आध्यात्मिक विचारो से 
विरोध न होने के कारण ज्ञान-मार्ग की भी निंदा नही करते । यही नही 
उन्होने ज्ञान की महत्ता को भी स्वीकार किया है । वह ज्ञान और भक्ति 
दोनो को जीव को ससार के आवागमन से मुक्त करने के साधन रूप में 
स्वीकार करते है। काकभुशुण्डि के शब्दों मे--- 


भगतिहि ग्यानहि नहिं कछु भेदा, 
उभय हर्राह भव-सम्भव खेदा । 
कितु उनके अ्रनुसार भक्ति-पथ ज्ञान की अश्रपेक्षा सुगम है । ज्ञान 
का पथ तलवार की धार पर चलने के समान कठिन-कठोर--- 


ज्ञानक पथ कृपान की धारा' 
अवश्य ही तुलसीदास ने ज्ञान की अव्यवहाययता के कारण भक्ति को 
८ ठहराया है, वैसे लक्ष्य-सिद्धि मे दोनो कृत॒कार्य कर सकते है। भ्रतएव 
दोनो में कोई अन्तर नही रहता । ज्ञान-भक्ति का घनिष्ठ बंधन विनय- 
पत्रिका की निम्न पक्ति में खूब व्यक्त हुआ है-- 


ग्यान-अवधेस ग्रह गेहिनी भक्ति सुभ तन्न अवतार भूभार-हरता 


१ ४] . परिचित प्रदन, नए उत्तर 


श्र्थात्‌ तुलसीदास कमला-रमण से कहते हैं, जिस प्रकार आपने अ्रवधेश 
दशरथ की ग्रहिणी कौशल्यां के गर्भ से अ्रवतार लिया उसी प्रकार अब 
ज्ञान के क्षेत्र में भक्ति के द्वारा प्रकट हों । 


(घ) विभिन्न साधन-+-हरिकृपा---तुलसीदास ने अपनी उपासना- 
पद्धति में इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि ज्ञानी-भक्त कोई भी 
अहंकारी न होने पावे । अभिमाव की भयंकरता के विषय में तुलसी 
ने कहा है-- 

संसृति मूल सूल प्रद नाना । 
सकल सोकदायक अभिमाना ॥--मानस 


इसीलिए तो उन्होंने दास भक्ति को अपनाया | श्रहंकार को दूर 
रखनें का एक तरीका यह भी है कि सभी साधनों को सत्य माषघते हुए 
भगेवत्‌ कृपा को भी आवश्यक माना जाए। जब तक भगवान की कृपा 
न हो तब तक कोई कार्य सफल नहीं हो सकता--- 


ग्यान भक्ति साधन अनेक सब सत्य, भूठ कह नाहीं । 
तुलसीदास हरि-कृपां मिटे भ्रम, यह भरोस मन माहीं । 
द ->विनय पत्रिका 


_(ड) शास्त्रानुमोदन +सरलता---तुलसीदास ने इस बात पर सदैव 
दृष्टि रखी है कि उनका मार्ग वेद-शास्त्र सम्मत होता हुआ भी सरल 
तथा व्यवहारोपयोगी रहे । एक ओर वह अपने मत को श्रूतिसम्मत बताते 
हैं ओर वेदर्ननदक को कभी क्षमा नहीं कर सकते-- 


अतुलित महिमा वेद की तुलसी किए विचार | 
जो निदत निदित भयो विदित बुद्ध भ्रवतार ॥--दोहावली' 


तंथा कलप कलप भरि एक एक नरका। 
. परहि जे दूर्षहि श्रुति करि तरका ॥--मानस 


तुलसीदास की समन्वय साधना [१५ 


दूसरी ओर वह यह भी कह सकते हैं--- 


छ मत विमत, न पुरान मत, एक मत 
नेति नेति नित निगम कहत । 


झऔरति की कहा चली ? एके बात भले भली 
राम-नाम लिये तुलसी हू से तरत । 


अर्थात्‌ छप्मो शास्त्रों के सिद्धात एक-दूसरे के भिन्न है, अ्रठारहों 
पुराण भी एकमत नहीं और वेद तो नेति नेति” कह कर ही रह जाते 
हैं। जब ये सब ब्रह्म का ठीक स्वरूप नहीं बता सकते तब औरो की 
दक्ति ही क्या । तुलसीदास कहते हैं मेरी समझ मे तों एक ही मत 
ठीक है---रामताम--जिसको लेकर तुलसी जैसे भी पार हो जाते है । 
अन्यत्र विनय पत्रिका मे भी कहते हैं--- 


बहु मत सूनि बहु पथ पुराननि जहाँ तहाँ भरूंगरी सो, 

गुरु कह्यो राम-भजन नीकों मोहि लागत राज डगरो सो । 
तुलसी ने सरलतम विधि राम-नाम जांप को विशेष महत्व दिया क्योकि 
सामान्य जन के लिए वेद-शास्त्र के मत को जानना सहज नही । उक्त 
विचारो से तुलसीदास विद्वानो तथा सामान्य जनता सब पर समान रूप 
से अपना प्रभाव-विस्तार कर सके । 


(च) भक्ति की भूमिकाओं में समन्‍्वय--तुलसीदास की भक्ति 
प्रेमाभक्ति है। प्रेमाभक्ति मे साधक को साध्य के समीप पहुचाने वाले 
सात सोपान या भूमिकाए --दैन्‍्य, मान' मर्षता, भय दर्शन, भर्त्सना, 
आदवासन, मनोराज्य, विचारणा--मानी गई है । तुलसीदास के ग्रथी मे 
ये सप्त भूमिकाए मिलती है। अवश्य ही देन्य और झआाइवासन का 
प्राचुर्य है । 

(छ) भक्ति--शील---राम-भक्ति की पूर्ण प्रतिष्ठा के लिए प्रत्येक 
प्रकार की निर्मलता आवश्यक है । शील तथा सदाचार के बिना भक्ति 


१६] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


पाखंड है, इसलिए तुलसीदास ने अपनी भक्ति-रीति की व्याख्या में नीति 
पथ के अ्रनुगमन को आवश्यक माना है-- 
प्रीति राम सों, नीति पथ चलिय, राग रिस जीति । 
तुलसी संतनः के. मते इहै भगति की रीति ॥ 
-““दोहावली 
तुलसीदास सस्ते बाह्याडम्बरी यज्ञ में विश्वास नहीं रखते, उनका यज्ञ 
महंगा है क्योंकि उनके भजन-यज्ञ में सदाचार के सभी गुणों की पूर्ण 
प्रतिष्ठा है, यथा--- 
प्रेम-वारि तरपन भलो, घृत सहज सनेह । 
संसय समिधि, अगिनी छमा, ममता बलि देह ॥। 
अघ उचाटि मन बस करे, मार मद मार। 
आंकरणै सूख संपदा संतोष विचार ॥ 
जे यहि भाँति भजन किए मिले रघुपति ताहि। 
तुलसीदास प्रभु पथ चढ़यो, जो लेहु निबाहि ॥ 
इस कठिन यज्ञ के कारण ही तुलसीदास कहते हैं- 
रघरुपति भगति करत कठिनाई क्‍ 
वह अपने पर राम-कृपा केवल उस स्थिति में समझ सकते हैं जब 
उनका मन फिर जाए--विषय-विकारों से दूर हो जांए। एक सच्चे 
साधक का जैसा चरित्र या संत स्वभाव होना चाहिए वह विनयपन्निका 
के निम्न पद से .स्पष्ठ हो रहा है-- 
कबहुंक हों यहि रहनि रहोंगो । 
श्री रचुनाथ कृपालु कृपा ते संत-सुभाव गहोौंगो ॥ 
जथा लाभ संतोष सदा काहू सों कछु न चहोंगो। 
परहित-निरत निरंतर मन क्रम वचन नेमु निबहींगो ॥ 


तुलसीदास की संमन्वय साधना [ १४७ 


परुष वचन अति दुसह स्वन सुनि तेहि पावक न दहोंगो । 
विगत मान, सम सीतल मन, पर गुन नहिं दोष कहॉँगो ।। 
परिहरि देह जनित चिता, दुख सुख सम बुद्धि सहोंगो । 
तुलसीदास प्रभ यहि पथ रहि अविरल हरि भगति लहोंगो ।। 
तुलसीदास ने भक्ति और दशील को अश्रन्योन्याश्रित कर के दिखाया 
है । अतैव यदि शील के बिना भक्ति पाखंड है तो भक्ति के बिना शील 
स्थिर नहीं रह सकता । तुलसीदास की विनयपत्रिका की निम्न पंक्तियां 
: उक्त तथ्य की परिचायक हैं--- द 
सूर सुजान सपूत सुलच्छन गनियत गुन गुरुआई। 
बिनु हरि भजन इनारुन के फल तजत नहीं करुआई ॥। 
अथवा क्‍ 
कीरति, कुल करतूृति भूति भली सील सुरूप सलोने । 
जस सालन साग अलोने ॥ 


- ६. दाहानिक समन्वय 


विभिन्न विद्वान अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार तुलसीदास को 
अद्व तवादी, द तवादी तथा विशिष्टाह तवादी समभते हैं। इसका कारण 
यह है कि इन सभी दर्शनों के सार-विचार तुलसी-साहित्य में 
उपलब्ध हो जाते हैं | विनयपत्रिका के निम्न प्रसिद्ध दाशंनिक पद में 
तुलसीदास ने उक्त तीनों दृष्टिकोशों का उल्लेख करते हुए स्वमंतत 
को व्यक्त किया है-- द 
. कोऊ कह सत्य, भूठ कह कोऊ, जुगल प्रबल कोऊ माने । 
तुलसीदास परिहर तीन अम सो आपन पहिचाने॥ 


: अर्थात्‌ अह् तवादी इस संसार को मिथ्या, विशिष्टापइ्त तथा द्वतवादी 
सत्य, तथा द्वेताद तवादी सत्य-असत्य दोनों मानते हैं। परन्तु तुलसीदास 


इन सिद्धांतों को भ्रम समभते हुए कहते हैं कि जो राम की शरण 


में जाएगा वही आ्रात्मज्ञानी होगा । 


श्थ] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


७. वराग्य- गाहुंस्थ्य 

तुलसीदास ने अपने काल में उन अनेक व्यक्तियों को देखा था जो 
आालस्य के कारण साधु-सत्यासी बने हुए थे या नारी के मरने या 
घर-सम्पति के नष्ट होने पर मू ड़ मु ड़ा कर सन्‍्यासी हो गए थे । उनका 
यह साधुवेश पलायन-प्रवृत्ति का परिचायक और तामसिक वेराग्य था, 
किसी आंतरिक सत्व की उदबुद्धि का स्वरूप नहीं । तुलसीदास ऐसे बराग्य' 
के विरोधी थे। उतके एक साथ अनुरागी-विरागी पात्र हैं राजा जनक। यही 
उनके आदर्श हैं । तुलसीदास वेश से नहीं मन से वैराग्य के समर्थक हैं । 
बसे रामचरितमानस के भक्त पात्रों के आदर्शों के विश्लेषण से यह स्पष्ट 
होता है कि उन्होंने न गृहत्याग और न ग्रहासक्ति को आवश्यक बताया 
है । तुलसीदास स्पष्ट लिखते हैं कि साधक घर या कानन में कहीं रहें, 
कोई अंतर नहीं, कितु विषय-विमुखता आवश्यक है-- 

जो जन रूखे विषय रस चिकने राम सनेह । 
तुलसी ते श्रिय राम के कातन बर्साह कि गेह ॥ --दोहावली 

८. उच्चवर्गं+ निम्नवर्ग 

कबीर का काव्य निम्नवर्ग का सशक्त सम्बल था और उच्चवर्ग की, 
ब्राह्मणों श्रादि की, उसने अभ्रच्छी खबर ली थी। कबीर के विपरीत 
तुलसीदास ने वर्णाश्रम धर्म को स्थापना की, ब्राह्मणों को पूज्य ठहराया । 
तुलसी ने समाज में चल रहे निम्न-वर्गीय ब्राह्मण-विरोधी आन्दोलन पर 
भ्राघात किया । इसका कारण यह था कि उन को भारतीय संगठन 
को हृढ़ कर के इस्लाम के विरोध में खड़ा करना था | इसलिए समाज 
की व्यवस्थां तथा संगठन को स्थिर रखने के लिए उन्होंने वर्णाश्रम' धर्म 
का तो समर्थन किया' कितु समाज को खोखला करने वाले विकासमान 
भीतरी शत्रु बहुपंधवाद का खूब विरोध किया । यहां यह प्रश्न उठता' * 
. है कि निम्नवर्गीय जनता का असंतोष कैसे दूर हुआ और उसने तुलसी 
को इतना क्‍यों अपनाया ? तुलसीदास ने इस निम्नवर्गीय समाज पर भी _ 


तुलसीदास की समन्वय साधना [१६ 


हृष्टि रखी है। पहला राम' कथा में आए निम्नवर्गीय पात्रों केवट, 
शवरी आदि के रूप में निम्न जातियों को महत्व दिया । दूसरे तुलसीदास 
ने जिस रामराज्य की कल्पना की वह तत्कालीन हिंदू-मुसलमान सभी 
राज्यों से बहुत श्रेष्ठ है। तीसरे वहां ब्राह्मण को महत्व देकर भी समता 
की कामना है। यथा--- 
बयरू न कर काहू सन कोई । राम प्रताप विषमता खोई। 
वरनाश्रम निज निज धरम, निरत वेद पथ लोग। 
चलहि सदा पार्वह सुख, नहिं भय शोक न रोग। 
सब नर करहि परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत/ श्रुति रीति । 
सब उदार सब॑ पर उपकारी । विप्र चरन सेवक नर नारी । 
क्‍ --मानस 
जब रामराज्य में कोई दुखी-दरिद्री न रहेगा और चारों पदारथ 
सुलभ रहेंगे तो ऐसी व्यवस्था. का आदर्श दिखाने वाले तुलसीदास केसे 
न लोकप्रिय होंगे--- 
रामराज राजत सकल, घरम निरत नर-तारि। 
रोग न रोष न दोष दुख, सुलभ पदारथ चारि। 
चौथे रामभकक्‍त होकर निम्न जातिवाला, जन्म' से उच्च जाति वाले 
ब्राह्मण से निम्न नहीं रह जाता । यही नहीं तुलसी तो यह भी लिखते 
हैं कि यदि उच्चकुलीय भक्त नहीं है तो डोम' भी भक्ति के कारण उस' 
'से उच्च है--- 
ु तुलसी भगत सुपच भलो, भज्ज रन दिन राम । 
ऊँच कुल केहि काम को, जहां न हरि. को नाम ॥ 
. -वैराग्य संदीपिनी 
€. धर्म के अन्तर्बाह्म पक्षों में समन्वय 
तुलसीदास ने धर्म के बाह्यपक्ष नियम, व्रत, पूजा-पांठ, यज्ञ, स्वाध्याय, 
'तिलक-मुद्रा आदि कौ--अनांचार की दृष्टि से कुछ अपवादों को 
'छोड़कर---निदा नहीं की है। पर साथ ही धर्म के श्रांतरिक-वास्तविक 


२०] . परिचित प्रदइन, न उत्तर 


पक्ष पर इससे भी भ्रधिक हल दिया है । धर्म का आंतरिक पक्ष सब धर्मों 
में समान है। शील-सदाचार, दया-दान, परहित, पवित्रता आदि पर 
उन्होंने विशेष बल दिया है। धर्मं की इस श्रन्तरात्मा के अभाव में धर्म 
मात्र आडम्बर या दिखावा होकर रह जाए। केवल आडम्बर-प्रिय 
धामिकों को तुलसीदास ने सावधान भी किया है-- 
बचन- वेष तें जो बने, सो बिगरे परिनाम । 
तुलसी मन ते जो बने, बनी बनायी राम॥ -दोहावली 
फिर भी आत्मा को साथ लेकर जैसे शरीर का महत्व है, धर्म के बाह्य- 
रूप का भी उसी. प्रकार है। धर्म के बाह्यरूप का आदर करने के कारण 
वह अन्य श्रद्ध य देवी-देवताओं को साथ लेकर भी अपने एकदेववाद में 
श्रद्धा प्रकट कर सके हैं । वस्तुतः तुलसी का सुधार कबीर-दादू आदि 
संतों के सुधार से भिन्न हैं। उन्होंने धर्म के बाह्यरूपों पर बड़ा आघात 
किया हैं किन्तु तुलसी ने इतका भीतर से सुधार करने का प्रयास किया 
है । यहां भी तुलसी का ध्यान हिन्दू संगठन पर रहा है । 
१०- व्यक्तिगत-[-सामाजिक साधना 
तुलसीदास के भक्ति-साहित्य में जो भक्ति पद्धति मिलती है, वह 
जितनी व्यक्ति से सम्बंधित है उतनी ही समाज से । तुलसीदास जहां 
भक्त शिरोमणि थे, वहां महान लोक-नायक भी। एक महाकाव्य 
युंग का सांस्केतिक मानदण्ड होता है । उसके आदरशों का प्रभाव समाज 
के ओर-छोर को छूता है। वैसे भी राम-कथा अपने आप में ही ऐसी 
है कि इस में व्यंक्ति-समष्टि की साधना अ्रभिन्न रूप से सम्बद्ध है। 
राम-कथा के माध्यम से तुलसीदास अपनी भक्ति को व्यक्ति के साथ 
सुहंढ़ सामाजिक भूमि पर प्रतिष्ठित कर सके हैं। उनके भक्तों के 
ब्यक्तिगत आदर्शी में परोपकांर की विशेष महत्व दिया गया है। यथा 
तुलसीदास की अंपनी मनसां-वाचा कमरा धारणा'है-- 
« पैरहित निंरत निरंतर मन क्रम वचने नेमनिबहौंगो। 
+विनयपत्रिको 





तुलसीदास की समन्वय साधना (२१ 


वेद शास्त्र से इसका उन्होने अनुमोदन भी किया हैं--- 
स्रूति कह परम धरम उपकारा। 
परहित लागि तजइ जो देही। 
सतत सत प्रससत तेही। 
«-मानस 


उनके अनुसार परहित परम धर्म है और परपोडन परमपाप--- 
परहित सरिस धर्म नहिं भाई। 
परपीडा सम नहिं अधमाई। 
निरनय सकल पुरान वेद कर । 
कहेऊँ तात जानहि कोबिद नर । --मानस 


विनय पत्रिका मे भी परोपकार को ख ति-सार बताते हुए मानव 
जीवन का परम उहें श्य परोपकार बताया हैं जिसके बिता मानव- 
जन्म व्यर्थ है-- 

काज कहा नर तनु धघरि सारयो 

पर उपकार सार स्र्ति को जो सो धोखेहु ने विचारयों। 

पर-पीडा की अनुभूति को विशेष महत्व देने के कारण तुलसींदान्न 
ने अहिसावाद का समर्थन किया है। तुलसीदास की रामराज्य कीं 
कल्पनाओं मे परस्पर प्रीति तथा समता (विषमता खोइ') की बात 
श्राई है। व्यक्ति-समष्टि साधना के समन्वित आदर्श की परिचायक्र 
निम्न पक्ति उल्लेखनीय है-- 


तुलसी घर-वन बीच ही राम-प्रेम पुरछाई। -दोहावली 


तुलसीदास ने राजा की राजनीति के लिए व्यक्तिगत (साप्ुमत) 
तथा सामाजिक (लोकमत) दोनो प्रकार के आद्शों पर बल दिया 
हैं। यथा-- 

करिय साधुमत लोकमत नुपनय निगम निचोरि --मानस 


२२] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


११. झादशों का समन्वय 


तुलसीदास की समन्वय साधना के उपर्युक्त विवेचन से यह भली 
भाति स्पष्ट हो जाता है कि उन्होने वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, 
भाभिक, सास्कृतिक, राजनैतिक तथा साहित्यिक सभी आद्शों का समन्वय 
किया हैं। यहा हम उन आदशों को स्पष्ट करेगे, जिनका विवेचन हमने 
पहले नही किया । 

तुलसी के समय मे सामतवाद ह्वासोन्मुख था। कह्वासोन्मुखता से 
तात्पर्य है सामतो की उच्छू खलता तथा कत्तंव्य-विमुखता से । हिंदू 
तथा मुसलमान दोनो सामतो की यही अवस्था थी । अतएव तुलसीदास 
को राम के, रूप मे एक आदर्श सामतीय राज्य का' श्रादर्श प्रस्तुत 
करना था। यह ध्यान रहे कि कबीर, सूर भ्रादि का उहंश्य राजनैतिक 
नही था कितु तुलसीदास राम कथा के माध्यम से जातीय सगठन 
करते हुए परोक्षरूप मे हिंदू समाज को मुगल साम्राज्य के विरुद्ध 
खडा' करना चाहते थे। तुलसीदास' ने ऐसे राजनैतिक आदर्श 
उपस्थित्न किए कि जिन की प्रत्यक्षता से अ्रभीष्सित परोक्ष आदर्शो--- 
मुगलो की श्रन्याय-नीति के विरोध--की ओर ध्यान चला जाना 
स्वाभाविक हो उठता हैं । 


तत्कालीन यवनो के अन्यायपुर्ण शासन का प्रतीक हैं रावण राज्य । 
रावण राज्य के वर्णान मे यवन-राज्य का साकेतिक चित्रण हो 
जाता हैं। यथा- 


भूज बल बिस्व बस्य करि, राखेसि कोउ न' स्वतन्त्र । 
मडलीक मनि रावन, राज करे निज यत्र॥ 


जीति बही निज बाहुबल, बहु सुन्दर वर वबारि॥ 


श्र सक्+ क कक 


तुलसीदास की समन्वय साधना [२३ 


जेहि विधि होइ धरम निमू ला, सो सब करहिं वेद प्रतिकूला । 
जेहि जेहि देस धेनु द्विज पार्वाह, नगर गांऊ पुर आग लगावहि ॥ 


बरनि न जाय अनीति, घोर निचासर जो करहि। 
हिसा पर अति प्रीति, तिनके पापहि कवन मिति ॥। 
कवितावली में भी तत्कालीन दुरावस्था का वित्रण हुआ हैं-- 
वेद धर्म दूरि गए, भूमि चोर भूप भए। 
साधु सीद्य मान जानि रीति पाप पीन की ॥ 
भूमि चोर भूप भए' में कसा व्यंग्य हैं । 
तुलसीदास ने राजाओं के लिए जो आदर्श दिए, वह भी तत्कालीन 
राजाओं में नहीं मिलते, अतएवं जनता स्वयं है| उदबोधित हो सकती 
है । यथा- 


मुखिया मुख सो चाहिए खान-पान को एक। 
पालइ पोषइ सकल अंग तुलसी सहित विवेक ॥| -मानस 
समदर्शी राजा समाज के विभिन्न अंगों के पालन-पोषण के लिए 
विवेक पूर्वक, योग्यतानुसार वितरण करे, यही उक्त दोहे का तात्पयें 
है । यहां समाजवाद की समता का' नियंत्रण नहीं, पारिवारिक प्रेम की 
आत्मीयता है । 


तुलसीदास ने उस राजा को आदशें माना जो सूर्य के समान 
जलशोषणा करे-अज्ञातरूप से, कोई कठिनाई न देते हुए कर प्राप्त करे-- 
परन्तु बादल के समान बरस कर, उससे अधिक लाभ पेंहुँचाए-- 
बरखत हरषत लोग सब करषत लखे न कोय । 
तुलसी प्रजा सुभाग तें भूष भानु-सो होय ॥। 
'--दोहावली 
राजा को ईदवर का अंश मानकर तुलसी राजतंत्र की पुरानी 
बात ही कहते हैं कितु प्रजा के महत्व को वह भूले नहीं हैं। नहीं तो 
राम प्रजा से अपने दोष-वर्जन के लिए ये न कह पाते-- 


२४] 


परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


नहिं अनीति नहिं कछु प्रभुताई। 
सुनहु करहु जो तुम्हहि सुहाई॥ 


जौ ग्रनीति कछु भाखऊ भाई। 
तौ मोहि बरजेऊ भय बिसराई ॥ “मानस 


राम को राज्य मिल रहा है कितु फिर भी श्रहकार-शून्य रहकर, 


वह परम्परा से बडे भाई के राजा होने की खटकने वाली बात के 


प्रति 


उनका विचार है-- 
जनमे एक सगे सब भाई। 
भोजन सयन, केलि लरिकाई।॥। 
करत बेध, उपवीत बियाहा । 
सग' सग सब भयउ उछाहा ॥। 
बिमल बस यह अनुचित एकू । 
बन्धु बिहाइ बडेहि अभिषेक | 
प्रजा-वर्जन की बात ही नही, स्वयं तुलसी ने निडर होकर प्रजा 


पीडक राजा को तीन फतवे दिए है--- 


१ इस लोक में अपयश होगा--- 
सोचिय नृपति नीति नहिं जाना । 
जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ॥ “मानस 


२ परलोक भी बिगडेगा--- 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। 
सो नूप अवसि नरक अधिकारी ॥ -मानस 
३ समग्र विनाश होगा-- 
राजकरम बिन काज ही करे कुचालि कुसाज । 
तुलसौ ते दसकध ज्यों जइहे सहित समाज ॥ 
अतिम बात पर्याप्त प्रगति-सूचक है । 


तुलसीदास की समन्वय साधना [२५ 


इस प्रकार तुलसीदास की राजनैतिक धारणाशं में भी पुरातन नूतन 
का समन्वय मिलता हैं । 
राजनेतिक आद्शों की स्थापना में तुलसीदास ने जैसे तत्कालीन 
राजनेतिक दुरावस्था को दिखाकर अनुकरणीय आदशों की स्थापना की 
वेसे ही विनयपत्रिका के पदों तथा कलियुग-प्रसंग में पारिवारिक विक्ृति 
की चर्चा भी हुई है तथा 'मानस' में पारिवारिक आदशों का यथास्थान 
संस्थान भी । मानस में पिता, माता, पुत्र, पति, पत्नी, भाई, सखा, सेवक 
आदि के पारिवारिक कतंव्यकर्मों का विस्तृत निरूपण हुआ है । 
राम कश्ा में पारिवारिक के साथ सामाजिक आदर्शों का विशेष 
विस्तार मिलता है । जैसा कि हम ऊपर दिखा चुके हैं वह साधुमत' 
तथा लोकमत' दोनों की चर्चा करके वेयक्तिक-सामाजिक दोनों आादर्शों 
की स्थापना करते हैं । रामराज्य के वर्सन में जिस आदर्श समाज की 
कल्पना की गई है, उन पंक्तियों को हम पहले उद्धृत कर चुके हैं । 
उनके ग्रंथों में साहित्यिक श्रादर्श भी मिलते हैं। उन्तके अनुसार 
जनसाधारण के गुण-गान से काव्य-देवी असन्‍्तुष्ट होती है-- 
कोन्हे प्राकृत जन गुण गाना । सिर धुनि .गिरा लाग पछताना ॥ 


तुलसीदास ने अपने आदर्शात्मक काव्य-मत को व्यक्त करते हुए 
लिखा है कि हृदय के भीतर बुद्धि और विचार, वाणी की कृपा से कविता 
रूप धारण करता है। पर इस कविता रूपी मोती की शोभा राम 
चरित्र में ग्रथित होने में है, नहीं तो वह हृदय-हा'र नहीं बन सकती -- 

हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारदा कहहि सुजाना। 

जो बरसइ बर बारि बिचारू। होइ कवित मुकतामनि चारू.॥। 

जुगुति वेधि -पुनि पोहहि, राम चरित बर ताग। 

पहिर्राहि सज्जन विमल उर, सोभा अति अनुराग ॥ 

तुलसीदास सहृदय आलोचक को महत्व देते हुए कहते हैं कि 
कविता की शोभा रचयिता क पास उतनी नहीं होती जितनी बुद्धिमान 


२६ | परिचित प्रइन, नए उत्तर 


विद्वान व्यक्तियों के पास जाकर । मरिऋ, रत्न आदि भी अपने उद्गम 
स्थल पर वह शोभा नहीं पाते, जितने राजमुक्रुट में या रमणी के 
शरीर पर शोभित होकर पाते हैं-- 


मनि मानिक मुक्ता छवि जैसी । श्रहि गिरी, गज सिर सोह न तैसी ॥। 
नुप किरीट तरुणी तन पाई | लह॒हि सकल सोभा अधिकाई ।। 
तैसेहि सुकवि कवित बुध कहहीं । उपज हि अनत, अनत छवि लहहीं ।। 


१२. मनुष्य -मनुष्येतर प्राणी -| प्रकृति 

तुलसीदास ने मानव के साथ प्राकृतिक सुषमाओ्रों का आस्वादन 
भी कराया है। यही नहीं पशु-पक्षियों से रागात्मक सम्बन्ध भी स्थापित 
किया है । जब तुलसी के आाराध्य राम की आत्मीयता का प्रसार यहां 
तक हैं कि-- । 


प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किय आपु समान 
तो तुलसीदास मनुष्येतरों तक अपनी संवेदना का विस्तार कंसे न करते । 
सीता' के जनकपुर छोड़ने के अवसर पर, उसके द्वारा पालित शुक 
सारिकाओं की ग्रवस्था देखिए-- 


सुक सारिका जानकी ज्याये, कनक पिश्जराहि राखि पढ़ाये। 
ब्याकुल कहहि कहां वेदेही, सुनि धीरजु परिहरइन केही । 

_ राम के वियोग में व्यथित घोड़ों के निम्न ह्ृदय-द्रावक चित्र में 
तुलसी की व्यापक संवेदना-सहृदयता की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा 
जा सकता-- 

सोक सिथिल रथ्रु सकइ न हांकी, रघुवर विरह पीर उर बांकी। 
तरफराहि मग चलहिं न घोरे, बन मृग मनहु आनि रथ जोरे॥ 
. अदुकि परहि फिर हेरहि पीछे, राम-वियोग बिकल' दुख तीछे । 
जो कह रामु लखनु बैदेही, हिकरि हिंकरि हित हेरहिं तेही ॥ 
बाजि बिरह गति किमि कहि जाती, बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भांती । 


तुलसीदास की समन्वय साधना [२७ 


१३. विषयशत समन्वय क्‍ 

तुलसीदास के काव्य के विषयगत समन्वय से यह स्पष्ट है कि 
उन्होंने सामयिक-शाइवत, यथार्थ-श्राद्श, पुराण-मृतन सभी दृष्टियों से 
काम लिया है। 


१४. भक्‍त-!.कवि 

तुलसीदास का काव्य, मंदिर तथा शिक्षालय का ही काम नहीं 
देता वह कला-भवन भी है--तुलसीदास भक्त, समाजसुधारक, धर्मे- 
संस्थापक, लोक नायक के साथ महान कवि भी हैं । तुलसीदास कबीर 
के समान प्रचारक-उपदेशक नहीं, सूर के समान 'भकत-कवि नहीं, और 
न केशवदास के समान मात्र पण्डित हैं। वह इन सब का' समन्वित रूप 
हैं । कवि व्यक्तित्व के साथ उनके भक्त व्यक्तित्व के अपूर्व समन्वय 
से यह काम हुआ है कि उनके कवित्व की उड़ान संयत रही । भक्त की 
दीनता तथा कवि-विवेक के समन्वय के धरातल पर. इन पंक्तियों की 
परख की जिए-.- द 


कवि न होउ नहिं बचन प्रवीन्‌ू । सकल कला सब विद्या हीनू। 
आखर अरथ अलंकृति नाना । छंद प्रबन्ध अनेक विधाना। 
भाव भेद रस भेद अपारा, कंवित दोष शुन विविध प्रकारा। 
कवित बिबेक एक नहिं मोरे, सत्य कहों लिखि कागद कोरे। 
तुलसीदास को सारा काव्य विवेक है, यह मध्य की दोनों पंक्तियों 
से स्पष्ट है कितू भक्त की मर्यादा के कारण वह इसे स्वीकार नहीं 
करते । यही केशव और तुलसी में अन्तर है। केशव कभी ऐसी 
बात न लिख सकते । केशव सगव॑ कहते हैं कि वह रामचन्द्र की चंद्रिका 
का बहुत छदों में वणंन कर रहे हैं। भक्त और कवि की इस समन्वित 
मनोवृत्ति ने, संतुलित काव्यादर्श ने, तुलसी को केशव होने से बचाया है । 
इसलिए तुलसी में कला है और केशव में कलाबाजी । तुलसी की कविता 
झलंकारों से सजी है, केशव की लदी और दबी है । पांण्डित्य' तुलसी में 


२८] परिचित प्रइन, नए उत्तर 


भी है, कितु उसका प्रदर्शन नही, विषयानुरूप छंद वैविध्य भी है, कितु 
कृत्तियो को छ दो का अ्रजायब घर बताने की लालसा' नही । 

१५. स्वांतः सुखाय -|-सर्वान्तः सुखाय 

उनके सयत-समन्वित काव्यादर्श का परिचय इन दो धारणाओं 
में भी मिलता है--- 

स्वात सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा' 

तुलसी अ्रपने सुख-सतोष के लिए, आत्माभिव्यक्ति की प्रेरणा से 
कविता लिखते थे, किसी राजा-रईस की प्रशसा मे, या लोक-लालच 
के लिए नहीं । कितु वह यह भी लिखते है कि उत्तम काव्य वही है 
जो गगा के समान सब का हितकारी हो-- 

'कीरति भनति, भति भूलि सोई । सुरसरि सम सब कहेँ हित होई ॥। 
“मानस 

इससे उनकी आत्माभिव्यक्ति समाजाभिव्यक्ति हो जाती है और 
समाजाभिव्यक्ति आत्माभिव्यक्ति--भ्रन्तस्फू ति के कारण समाज-हित 
की बात प्रचार का रूप नही धारण करती । 


१६- भाषा... भाव 

उनके समन्वित काव्यादर्श का परिचय भाषा-भाव की एकता से 
भी मिलता है-- 

गिरा भ्ररथ जल बीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न । 

उनके समन्वित काव्यादर्श की चर्चा कर लेने के बाद अरब हम 
उनके कवित्व मे समन्वय की व्याख्या करेगे । 

१७. रस समन्वय 

तुलसी ने राम के सर्वांगीण जीवन को लिया हैं और ऐसा करते 
हुए उन्होने जीवन के कोमल-परुष सभी क्षेत्रो को लिया। अतैव 
तदानुरूप उन में सभी रस झ्राए हैं। रामचरितमानस मे ही सब रख 
मिल जाते हैं । यही नही प्रत्येक कांड मे विभिन्न रस हैं। सीता-धगर 


तुलसीदास की समन्वय साधना' [२६ 


के प्रेम में समोग-वियोग श्युगार मिलता है। हास्यरस शिव की बरात 
तथा नारद-मोह के प्रकरणों मे प्रवाहित हुआ है। राजा दशरथ की 
सृत्यु तथा राम-वन-गमन के अ्रवसरों पर करुण रस की धारा बही है। 
परशुराम तथा लक्ष्मण रौद्ररस के उदाहरण प्रस्तुत करते है। भयानक, 
अदभुत और वीभत्स रसो की निष्पत्ति लका दहन के प्रसग मे हुई है। 
राम-र/वण के युद्ध मे वीर रस का आरास्वादन किया जा सकता है। 
समग्र मावस में शातरस प्रवाहित हो रहा है। यह उसका प्रधान रस 
है । कवितावली मे परुष रसात्मक वर्णशंत वीरगाथाकाल का स्मरण 
दिलाते हैं। 

तुलसीदास की रसात्मकता रस के सम्पूर्ण अवयवों सहित मम्न 
करती है । रस के सभी अवयवो के सहयोग से रसोद्र क और भी तीक्र 
हो गया है । डॉ० रामकुमार वर्मा ने तुलसी-काव्य से ३३ सचारी भावों 
के उदाहरण प्रस्तुत किए है। # 

१८. कविता के विभिन्‍न रूपो से समन्वय 

तुलसीदास को कविता के विविध रूपो पर असामान्य अधिकार 
था । आत्मगत, वस्तुगत अथवा अन्तवृ क्ति निरूपक तथा बाह्ार्थ 
निरूपक दोनो प्रकार के काव्य-भेद तुलसी मे मिलते हैं। पहले प्रकार मे 
प्राय मुक्तक तथा दूसरे में प्रबन्ध काव्य--महाकाव्य तथा खण्डकाव्य-- 
आते है। कवितावली का उत्त रकाण्ड तथा विनयपत्रिका आत्माभिव्यजक 
मुक्तक रचनाएं हैं। शेष सभी रचनाएं वस्तुगत हैं। रामचरित- 
मानस मुकुट-मरिग महाकाव्य है तथा जानकी मगल, पावंती मगल आदि 
खण्ड काव्य है । दोहावली समग्रत॑ नीति-मुक्तक की कोटि में झाती है 
जिसमे प्रसाद गुण पूर्ण शैली मे सामाजिक, नैतिक, धार्मिक तथ्यो की 
अभिव्यक्ति हुई है। यह दोहे सुविधा से जनता का कण्ठहार हो गए ॥ 
यह उल्लेखनीय है कि मानस महाकाव्य के लक्षणों की कसौटी पर खेंरा 

ही नही उतरता, यह महाकाव्यों का आदरों भी है। 


#देखिए हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास" पृ० ६१६ 


३०] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


१९. काव्य-पद्धतियों में समन्वय 

तत्कालीन प्रचलित सभी काब्य-पद्धतियों को तुलसीदास ने सफलता- 
पूर्वक सम्मानित किया । वीरगा्थांकालीन छप्पय, कबीर के दोहे और 
विनय के पद, विद्यापति की कोमल कांत पदावली, सूरदास के लीला- 
गान-विषयक राग-रागिनियों में निबद्ध गीति-पद्धति, जायसी की दोहा 
चौपाई-प्रबन्ध पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित्त-सवैया शैली तथा 
रहीम की बरवे पद्धति सभी उनकी प्रतिभा के स्पर्श से खिल उठीं। 
“उन दिनों पूर्व भारत में अनेक प्रकार के मंगल काव्य प्रचलित थे । बंगला 
में ये मंगल काव्य मिलते हैं, पर हिंदी में सिफे कबीरदास के नाम पर 
चलने वाले और बाद के बने हुए आदि मंगल, अनादि मंगल, अ्रगाध 
मंगल आदि रचनाएं मिलती हैं, जो सि्फे इस बात के सबूत के रूप में 
बची रह गई हैं कि किसी समय मंगल काव्यों की बड़ी भारी परम्परा. 
मध्यदेश में भी व्याप्त थी | मंगल काव्य, विवाह काव्य और सृष्टि 
प्रक्रिया ख्यापक ग्रंथ है । नंददास का एक रूक्मिणी-मंगल मिलता है। 
और चंद बरदाई के रासो में संयोगिता को पत्नी धर्म की शिक्षा 
देने कें लिए विनय-मंगल नाम का एक अध्याय है, जो स्पष्ट रूप से 
स्वतंत्र ग्रंथ है । तुलतीदास ने इस शैली को भी अपनाया । उन्होंने 
पावेती-मंगल और जानकी-मंगल नाम के दो काव्य लिखे थे ।# 


२०. भाषा सें समन्वय 

तुलसीदास की भाषा भी उनके समन्‍्वय-शक्ति के कौशल को 
प्रकट करती है। यह जितनी लौकिक है उतनी ही शास्त्रीय । सरल होते हुए 
भी पाण्डित्यपूर्ण है। इसमें मुहावरे-लोकोक्तियों की व्यावहारिकता 
"सजीवता के साथ लक्षणा-व्यंजना का साहित्यिक सौष्ठव भी है । इसका 
सामान्य आनंद सर्वेंसुलभ है किन्तु इसकी ध्वन्यात्मक सृक्ष्मता विद्वानों 
की अपेक्षा रखती है जहां यह 'अनत अ्रनत. छवि ग्रहण करती है। 


# हिंदी साहित्य--डॉ० हजारीप्रसाद पृ०-२३५ 


तुलसीदास की समन्वय साधना [३१ 


पात्र-प्रसगानुसार परिवर्तनशीलता से तुलसी की भाषा स्वाभाविक-सार्थंक 
बन गई है। तुलसीदास का सुव्यवस्थित वाक्य-रचना कौशल भी' 
प्रशसनोय है । उक्ति-वैचित्य तथा वाग्वेदरध्यः इसे रोचक बना देते है। 
इसकी भाषा भावानुरूप तीनो गुणों से समन्वित है। वर्णमेत्री तथा 
अनुकूल ध्वनियो के सगठन से गुणों की प्रतीति भी होती है। भाषा 
प्रवाह तथा अ्रथ-चमत्कार भी उपत्न्न होता है। शब्द तथा श्रर्थालकारो 
के उचित' आनुपातिक प्रयोग से यह सुन्दर-समृद्ध हो गई है। अनेक क्षेत्रों 
से उपमाञ्रो के चयन मे' भी इनकी समन्वय तथा सार ग्राही शक्ति का 
परिचय मिलता है । 

उस' काल मे प्रचलित दोनो मान्य काव्य भाषाओ-ब्रज तथा 
अग्रवधी--मे उन्होने रचना की । कृष्ण भक्त कवियो की ब्रज भाषा में 
उतने ही अधिकार के साथ, गीतावली, कृष्णगीतावली, कवितावली 
तथा विनयपन्निका की रचना कर उन्होने अपनी अ्रदुभ्ुत प्रतिभा का 
परिचय दिया । प्राय' ब्रज भाषा कोमल विषयो के अनुकूल मानी जाती है 
कितु तुलसीदास ने कवितावली मे ब्रजभाषा मे परुष भावों का सफल 
चित्रण कर अपनी अपूर्व काव्य-शक्ति का परिचय दिया । विनय पत्रिका 
की ब्रजभाषा मे पाण्डित्यपूर्ण सौष्ठव दशनीय हैं। वियोगी हरि ने ठीक 
ही विनय पत्रिका को पाण्डित्य-निकष' लिखा है। तुलसीदास की ब्रज 
भाषा भी अवधी के समान परिष्कृत-परिमाजित है । 

तुलसीदास ने झ्रवधी तथा ब्रजभाषा पर ही समान अधिकार से 
नही लिखा अपितु अ्रवधी के भीतर भी पूर्वी तथा पश्चिमी दोनो प्रकार 
की अवधी मे रचना की । 

इसके अ्रतिरिक्त तुलसीदास ने विभाषाओ्रों ओर बोलियो बु देलखण्डी, 
भोजपुरी, राजस्थानी आदि तथा अरबी फारसी आदि विदेशी शब्दों को 
कही तत्सम रूप में तथा कही हिंदी की प्रकृति के अ्रनुरूप सस्कार कर-- 
अपना कर अपनी उदार वृत्ति का परिचय दिया । साथ ही भाषा की 
पाचन शक्ति का आदर प्रस्तुत किया । 


३२] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


उस काल में उच्चवर्ग में संस्कृत का विशेष आदर-सम्मान था। 
संस्कृत पृज्य भाषा थी । जिन ब्राह्मणों के मान को तुलसीदास ने 
पुन: प्रतिष्ठित किया उनके विरोध के बावजूद जन भाषा में लिखना 
तुलसी का विशेष प्रगतिशील पग था, कितु यदि वह संस्कृत को भी 
समाहत न करते, तो वह अपनी समन्वय-भावना का परिचय न देकर 
संत कबीर का कार्य करते जिसने कहा था-- 

'संसकिरत कूप जल कबीरा, भासा बहता नीर | 

तुलसीदास को यह पता था कि भाषा बहता नीर है, जन भाषा है 
और रामनाम का संदेश देशव्यापी इसी के माध्यम से हो सकता है । किंतु 
देववाणी संस्कृत का तिरस्कार भी वह न कर सकते थे । उन्हें ब्राह्म णों 
को रुष्ट भी नहीं करना था तथा संस्कृत की बृहद्‌ विभूति से भाषा को 
समृद्ध कर, भ्रवधी तथा ब्रजभाषा ज॑सी प्रांतीय भाषाओ्रों को सार्वदेशिक 
स्वरूप भी देना था। अतेव उनकी भाषा में, भाषा तथा संस्कृत में 
अपूर्व समन्वय मिलता है। रामचरितमानस के इलोक, स्तुतियों के 
छद तत्सम-शोभित हैं। जायसी की भाषा ग्रामीण अ्रवधी है कितृ 
तुलसीदास ने संस्कृत शब्दों द्वारा उसे शिष्ट रूप प्रदान करते हुए 
उसको गम्भीर दाशंनिक भावों की प्रेषणीयता के योग्य बना दिया। 
तुलसीदास ने यह समन्वय इतनी कुशलता से किया: कि: किसी प्रकार 
की क्ृत्रिमता-पृथकता का आभास नहीं होता । भाव-विचारों के समान 
भाषा के क्षेत्र में इस अपूर्व समन्वय से तुलसी की भाषा निम्न-उच्च 
सभी जातियों में समान रूप से समाहत हो सकी । 

भिन्न विद्वानों ने तुलसीदास को जो बहुमुखी महत्व प्रदान किया 
हे उससे भी. तुलसीदास, की महत्वपुर्णा समन्वय-साधना का परिचय 
मिलता है । रामचरितमानस को गांधी जी भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम | 
ग्रंथ, एक फ्रेच लेखक 'मानव मात्र की बाइबल” तथा ला० हरदयाल 
भारत का राष्ट्रीय महाकाव्य' कहते हैं। कहां भक्ति, कहां राष्ट्रीयता 
तथा कहां सावभौमिकता । डा० ग्रियसन तुलसीदास को बुद्ध के बाद सब 


तुलंसीदास की समन्वय साधना [३३ 


से बड़ा लोकनायक तथा एशिया के तीन-चार महान लेखकों में से 
एक मानते हैं । स्मिथ इन्हें मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति बताते 
हैं। निराला की दृष्टि में तुलसीदास सांस्कृतिक सूर्य हैं। अ्योध्यासिह 
उपाध्याय 'हरिश्रौध' ने, लोक-हित तथा कवित्व दोनों दृष्टियों से तुलसी 
को विशेष महत्ता प्रदान की है-- 
बन राम रसायन की रसिका, रसना रसिकों की हुई सफला । 
अवगाहन मानस में कर के जन-मानस का मल सारा टला ॥ 


दे 


कविता करके तुलसी न लसे,कविता लसी पा तुलसी की कला ॥। 


तुलसीदास की अपूर्व समन्वय साधना आगामी कवियों के लिए 
माप-मान बन गई है । 


_अयामिकराम-+ पतऋाकार, प्यादइमयाव प्रसाद 6४४++3६ “ ५+नाा्ासातभवाक- जवालॉमिकेकक, 


प्रसाद! का चन्द्रगुप्त 


क. उद्देदय 
ख.  नायकत्व 


ग़. कुछ दोष 


(पृष्ठ संदर्भ आरादि नाटक के दसवें संस्करण पर आधारित हैं) 


क, चन्द्रगुप्त नाटक का उद्देश्य 


विदेशियों के निष्कासन द्वारा सम्पूर्णे-प्रभुत््व-सम्पन्न एकच्छत्र 
भारतीय राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त नाठक का मूल उद्दश्य है। यह 
नाटक भारत की पराधीन अवस्था में लिखा गया और इस में प्रसाद 
जी भारतवर्ष की समसामयिक वस्तुस्थिति से इतना प्रभावित दिखाई 
देते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक का उद्दं दये मानों किसी ऐतिहासिक नाटक 
का ही उद्द श्य न होकर सामयिक नाटक का भी उद्दंश्य हो गया है। 
ऋंद्रगप्त नाटक का उददं श्य समसामयिक भारतवर्ष की सबसे बड़ी 
समस्या थी और जिस की अधिकांश बातें झराज भी उतनी ही मृल्यवान 
हैं। राष्ट्रीय भावना के उद्बोधन द्वारा सुहढ़ भारतीय राष्ट्र की स्थापना 
चंद्रगुप्त कालीन भारत की मांग की श्रपेक्षा आधुनिक भारत की मांग 
अधिक है । वस्तुतः चंद्रगुप्त नाटक का समस्त शिल्प-विधान---चरित्र 
चित्रण, कथोपकथन, कथा-संगठन तेथा” वातावरण प्रसाद के इसी 
राष्ट्रीय दृष्टिकोण का परिणाम हैं । इस दृष्टि से यह उ्ं श्य प्रधान 
'नाटक है, कलाप्रधान नहीं । 

जयशंकर प्रसाद ने (विशाख' नाटक की भूमिका में भ्रपने ऐतिहासिक 
'नाटकों के उह श्य के सम्बन्ध में लिखा था--“इतिहास का अनुशीलन 
किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए शत्यंत 
लाभदायक होता है।....---«- मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के 
अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दशन कराने की 
हैं जिन्होंने. हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न 
किया है । उनका यह कथन अन्य नाटकों की शअ्रपेक्षा चंद्रगुप्त पर 
सर्वाधिक लागू होता है। निस्संदेह प्रसाद की गतानुगामिती दृष्टि 
स्वरणिम भारत से तेज प्राप्त कर के आगत .के स्वाग्रत में. और भी 


(३५). 


३६] परिचित प्रदइन, नए उत्तर 


तत्पर हो जाती है । चद्रगुप्त नाठक में भी प्रसाद जी ने भारतीय 
इतिहास की ऐसी घटनाभो को विन्यस्त किया हैं जिनसे आधुनिक 
भारत के कल्याण-निर्माण भे विशेष योग मिल सकता है। प्रमाण 
स्वरूप मात्र राष्ट्रीय आदशें सगठित करने के लिए ही उन्हे कथानक का 
इतना' विस्तार करना पडा है, नहीं तो तीसरे भ्रक मे नद की समाप्ति 
तथा चब्द्रगुप्त के राज्याभिषेक के साथ ही नाटक समाप्त हो सकता था। 
चौथे अक के सृजन की आवश्यकता नहीं थी। इससे नाद्यकला की 
दृष्टि से चाहे काल दोष या वस्तु सगठनात्मक दोष झा गया हो, प्रसाद 
को इसकी चिता नहीं थी। उन्हे तो चौथे भ्रक मे चन्द्रगुप्त के 
दाक्षण-विजय की सूचना देनी थी। मालवगरणो, उत्तरापथ के छोटे-छोटे 
गणातन्त्रो (जिनके चन्द्रगुप्त के आधीन होने का उल्लेख दूसरे श्रक मे हो 
चुका है) तथा तक्षशिलाधीश के चन्द्रगुप्त के भ्राधीत हो जाने, और 
सिल्यूकस पर विजय प्राप्त करके भारत की सीमाझ्रो के सुरक्षित हो 
जाने का चित्रण करना था। केवल ऐसा दिखाकर ही भारतवर्ष मे एक 
अखंड राज्य को स्वरूप देने की प्रसाद की कामना-पूर्ति हो सकती थी १ 


भूमि, समाज तथा सस्क्ृति के समुच्चय को राष्ट्र कहते है। भूमि 
राष्ट्र-पुरुष का शरीर है, समाजे उसका प्राण, तथा सस्क्ृति उसका 
मानस। प्रसाद के राष्ट्रीय हृष्टिकोण ने भारत-भूमि के कण-कण से 
प्यार किया, उसकी समस्याझ्रो को लेकर हमे स्पदित किया तथा 
भारतीय सस्क्ृृति की गौरव-गरिमा के झआख्यान द्वारा जीवन के ऊध्वे 
विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। भ्रब॒ हम इनका पृथकं-पृथक 
विवेचन करेगे | 


भूमि---हम बता छुके हैं कि प्रसाद जी को भारत के श्रोर-छोर 
की भूमि को--मगध, मालव तथा दक्षिणी भारत को--अ्खड 
करने के लिए नाटक के चतुर्थ श्रक की सृष्टि करनी पडी। भारत-भूमि 
की सुरक्षा के स्थायित्व के लिए सीमाओं की रक्षा भ्रावश्यक थी इसलिए 
चाणक्य को दो बालुकापूर्ण कगारी के बीच एक निर्मल स्रोतस्विती 


चन्द्रगुप्त वाटकः का उद्देश्य [३७ 


बहानी पड़ी--- कार्नेलिया का चन्द्रगुप्त के साथ विवाह हो जाने से 
भारत की उत्त रपश्चिमी सीमा सुरक्षित हो गई। चन्द्रगुप्त तो - इससे 
भी आगे बढ़ा और भारत की सीमा पार सिल्यूकस के साम्राज्य की 
सहायता के लिए यह भी कहता है--“ओऑऔंटिगोनस से युद्ध होगा । 
सम्राट सिल्यूकस, गजसेना आपकी सहायता के लिए जायगी । हिरात 
में आपके जो प्रतिनिधि रहेंगे, उनसे मिलने पर और भी सहायता के 
लिए आर्य्यावत्त॑ प्रस्तुत हैं । 


देश-भूमि की वास्तविक सुरक्षा का आधार है संमाज का' भूमि के 
प्रति अपने घर का सा नाता--अपनत्व की भावना । जेसे हम किसी को' 
अपना घर नहीं दे सकते, उसकी एक-एक वस्तु के प्रति हमारी ममत्व 
भावना होगी, उसी प्रकार देश के कंण-करण के प्रति प्यार, एक प्रकार 
के अरहमू भाव की आवश्यकता है। अलका' इसी' भाव-स्थिति पर 
पहुंच कर कहती है--“मेरा देश है, मेरा पहाड़ है, मेर नदियाँ 
हैं भौर मेरे जंगल हैं । इस भूमि के एंक-एक परमाणु मेरे हैं और मेरें 
शरीर के एक-एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं के बने हैं।” (पुृ०६२) 
कार्नेलिया के निम्न गीत में, उसका भारतीय संगीत का पाठउ-स्मरण हैं 
या प्रकृति के पालने भारतवष के प्रति प्रसाद की आत्मीयता का द्रवित' 
उद्गार, यह संहृदय पाठक स्वयं समझ लेंगे-- 


अरुण यह मधुमय देश हमारा । 

जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। 
सरस तामरतसे गर्भ विभा पर, नाच रही तरु शिखा मनोहर। 
छिटका. जीवन-हरियाली पर, मंगल कुकुम सारा 


. भारत भूमि के प्रति प्रेम के उपरांत राष्ट्रीयता का दूसरा अंग है 
समाज की समस्याओं का चित्रण । प्रसाद ने अधिकांशत: उन्हीं समस्याग्रों 
को: लिया है जिन का. भारत के राष्ट्रीय स्वरूप. को बनाने-बिगाड़ने: में 
सीधा हाथ है । 


शेष] परिचित प्रइन, नए उत्तर 


प्रांतीय भावना की भत्संना--नाटक के प्रथम हृश्य में ही यह 
समस्या उम्र रूप से हमारे सामने आती है । भारतवर्ष जैसे विशाल देश 
की राष्ट्रीय अखंडता के लिए प्रांतीय भावना घोर घातक है। आधुनिक 
भारत में पंजाबी, बंगाली, मद्रासी, मराठी, गुजराती श्रादि के भेद-भाव 
कितने विनाशक सिद्ध हो रहे हैं, यह किसी से छिपा नहीं । प्रसाद जी 
इस ओर पूरे सजग थे । चन्द्रगुप्त. पूरा वीर है, वह अपने आत्मसम्मान 
के लिए मर मिटने को खेल समझता है किन्तु उसकी यह व्यक्तिगत 
वीरता देश के किसी काम नहीं आ' सकती, जब तक उसे राष्ट्रीय 
स्वरूप का ज्ञान न हो । यही नहीं यह वीरता अपनों के ही विनाश में 
प्रयुक्त हो सकती है । भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि 
किस प्रकार यवन तथा अंग्रेज भारत के वीरों को, उनके राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण के अभाव में, परस्पर लड़वा कर अपना उल्लू सीधा करते 
रहे हैं। राष्ट्रीय स्वरूप से भ्रनभिज्ञ चन्द्रगुप्त का प्रांतीयता प्रेरित कितु 
वीरत्वपूर्ण निम्न कथन ऐसा ही है--“ आय, हम मागध हैं और यह 
मालव । अच्छा होता कि यहीं गुरुकूल में हम लोग शस्त्र की परीक्षा 
भी देते।” (पृ० ५८) चाणक्य ने इसीलिए समझाया हैं “टमालव 
भर मागध को भूल कर जब तुम शआर्यावते का.नाम' लोगे, तभी वह 
(आत्मसम्मान) मिलेगा । (पृ० ५६) सिहरण के शब्दों में प्रसाद जी 
चाहते हैं कि सभी यही समभें--“मेरा देश मालव ही नहीं, गांधार भी 
है । यही क्‍या समग्र आ्रार्यावते हैं ।” (पृ० ६०) 


साम्प्रदायिक मत-भेद की भत्सेना--हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक 
मत-मभेदों का दृष्परिणाम भारत के विभाजन के रूप में प्रकट हुआ । प्रसाद 
जी ने बोद्ध-ब्राह्मण के संघर्ष में इसकी सूचना दी है। जिस प्रकार 
भ्रेंग्रेज फूट डालकर राज्य करते रहे उसी प्रकार नंद की भी यह नीति 
है । एक नागरिक कहता है--“मूर्ख प्रजा धर्म की झाड़ में नचाई ज 
रही हैं ।” चाणक्य नंद को सचेत करता है---“ तुम्हारी धर्मान्धता से प्रेरित 
राजनीति आंधी की तरह चलेगी, उसमें नंद बंध समूल उखड़ेगा ।”(पृ०७६) 


चन्द्रगुप्त नाटक का उद्देश्य [३६९ 


(पृ० ७६) राक्षत। को भी वह समझभाता हैं--“यवन आक्रमणकारी' 
बौद्ध और ब्राह्मण का भेद न रखेंगे” | (प० ७५) 

आपसी कूट--साम्प्रदायिक तथा प्रातीय भिन्नता के होते हुए भी 
व्यक्तिगत वैर-विरोधो के कारण राष्ट्र पराधीन हो जाता है। वस्तुत* 
अग्रेजो ने अपनी शक्ति से नही, बहुत कुछ हमारी दुरबंलताओ के कारण, 
हमारी ही सहायता से भारत पर अधिकार किया था । यूनानी आक्रमण 
कारियो के रूप मे “चन्द्रगुप्त' मे अग्नेजों की छाया है। यूनानियों के 
झाक़मण के समय यहा एक से एक बडे वीर थे किन्तु पारस्परिक द्विष 
से जजर । (पृ० ५५) 

अपनी व्यक्तिगत महत्त्वाकाक्षाओं तथा मानापमान की क्षुद्र 
भावनाओं में पडकर आम्भीक सिकन्दर का स्वागत करता है और 
प्रसाद की देश भक्त आत्मा अलका के दाब्दो में ऐसे व्यक्तियों को 
सचेत करते हुए अभिशाप देती है --“आ्रार्यावर्त के सब बच्चे आम्भीक 
जैसे नही होगे। वे इसकी मान-प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए तिल- 
तिल कट जायेँगे । स्मरण रहे, यवनो की विजयवाहिनी के आक्रमण 
को प्रत्यावत्तन बनाने वाले यही भारत-सतान होगे। तब बचे हुए 
क्षताग वीर, गाधार को--भारत के द्वार रक्षक को--विश्वासघाती के 
नाम से पुका रेगे ।” (पृ० ८८) 

प्रसाद जी ने राष्ट्र को स्वतन्त्र करने के लिए साहस, निर्भीकता 
के आदर्श प्रस्तुत किए है तथा विदेशियों के कृत्सित कार्यो को दिखा 
कर पराधीनता का अभिशाप भी दिखाया है । 


यूनानी यहा श्राकर अ्रलका जैसी नारियो का अपमान करने पर 
भी उतारू हो जाते है। उसी बात को देखकर पतित गाघार-नरेश 
का आत्मसस्मान जाग्गत हो जाता हैं और वह अपने पुत्र का साथ छोड़ 
देता है। 


स्वाधीनता के युद्ध के लिए तैयार करने के लिए प्रसाद जी अंलका' 
के रूप मे यह अनु करणात्मक झआादशे प्रस्तुत करते हैं कि यदि राष्ट्र के 


"४० ] परिचित प्रइन, नए उत्तर 


लिए पिता-अ्राता' को भी त्यागना पड़े तो त्याग दो। अनेक स्वार्थियों 
की सुप्त स्वाधीन चेतना के उद्बोधन तथा वीरों के साहस 
वर्धेन के लिए प्रसाद जी ऐसे नर-तारियों की भूरि-भूरि प्रशंसा! करवाते 
हैं जो स्वतंत्रता के युद्ध में संलग्न हैं। अलका सिहरण की वीरता का 
और सिहरण अलका की वीरता का सामान्यीकरण करते हुए 
कहते हैं-- 
झलका---जिस देश में ऐसे वीर युवक हों उसका पतन: असम्भव है। 
मालव वीर, तुम्हारे मनोबल में स्वतंत्रा है और तुम्हारी 
दृढ़ भुजाओं में आर्यावत्त के रक्षण की शक्ति है ।” (१० ६०) 
सिहरण--“जन्मभूमि के लिए ही यह जीवन है, फिर जब आप सी 
सुकूमारियाँ इस की सेवा में कटिबद्ध है, तब मैं पीछे कब 
रहूंगा । (पृ० ८०) 
प्रसाद जी ने अलका, सुवासिनी, मालविका सभी नारियों को 
स्वतन्त्रता संग्राम में रत दिखाया है । यह आधुनिक स्वतन्त्रता आन्दोलन 
में नारी-चेतना के योग-दान की ही छाया है। चन्द्रगुप्त का सारा 
वातावरण देशभक्ति की पृत भावना से भरा हुआ है। अलका जैसी 
नारियां जब ध्वजा उठाकर गांव-गांव, नगर-नगर स्वतन्त्रता के गीत 
गाती है-- 
' हिमाद्वि तुद्ध झाुंग से 
प्रबुद्ध शुद्ध भारती-- 
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला 
स्वतन्त्रता पुका रती-- (पृ० १६४) 
और देश-रक्षा के लिए व्यक्तियों तथा अ्रन्न-धन का दान मांगती है, 
तो आम्भीक जैसे अनेक कायरों का सुधार हो जाता हैं। 
जब स्वतन्त्रता का युद्ध छिड़ा हो तो प्रत्येक योग्य व्यक्ति का अपनी 
योग्यता को व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाओं के लिए लगाना स्वार्थी मनोवृत्ति 
का परिचय देता है। चाणक्य इसीलिए वररुचि से कह सका. है--“ मेरे 


चन्द्रगुप्त नादक का उद्देश्य [४१ 


पास पारिनी में सिर खपाने का समय नहीं ॥ भाषा. ठीक करने से पहले 
मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हुं” (पृ० ८४) 


देश भक्ति एक भावमूलक भावना है। अंग्रेज श्रथवा यूनानी के प्रति 
शंत्रता देश भक्ति का अभावमलक रूप है जो स्थाई नहीं हो सकता। प्रसादजी' 
ने देशभक्ति के भावमूलक स्वरूप की ओर विशेष ध्यान रखा है। 
चाराक्य आय साम्राज्य का निर्माण-कर्ता है किन्तु देश को प्रत्येक 
प्रकार से निरापद-स्वतन्त्र बनाने के पश्चात वह रंगमंच से हट जाता 
है। वह किन्हीं व्यक्तिगत स्वार्थों से प्रेरित होकर या" पद-लालसा की 
भावना से किसी प्रकार का पुरस्कार नहीं चाहता ।# मालविका का मृक 
बलिदान भी आदर्ों है। वस्तुत: प्रसाद ने सवंत्र यह प्रदर्शित किया है 
कि राष्ट्र व्यक्ति से उच्च है। द 


प्रसाद जी ने राजतन्त्र में भी आधुनिक प्रजातन्त्र का आभास दिया 
है। स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात्‌ भी स्वेछाचारी शासन कोई नहीं चाहता। 
स्वराज्य का भ्रर्थ केवल यही नहीं कि अ्रपना राज्य हो जाए। यदि समाज 
में शांति-व्यवस्था न हुई तो स्वराज्य भी अभिशाप हो जाता है। दूसरी 
ओर प्रजा भी अपना राज्य है” समकर उच्छे खल न हो जाए, यह भी. 
आवश्यक है । अतेव नन्‍द की समाप्ति के बाद जब चन्द्रगुप्त सम्राट 
बनता है तो चाणक्य राजा-प्रजा दोनों को चेतावनी देता है: “स्मरण 
रखना होगा कि ईइवर ने सब मनुष्यों को स्वतन्त्र उत्पन्न किया है; 
परन्तु व्यक्तिगत स्वतन्त्रता वहीं तक दी जा सकती है, जहां दूसरों की 
स्वतन्त्रता में बाधा न पड़े । यही राष्ट्रीय नियमों का मूल है। वत्स 
चन्द्रगुप्त ! स्वेच्छाचारी शासन का परिणाम तुमने स्वयं देख लिया है, 


#भारत को स्वाधीनता मिलने के पश्चात्‌ देश भक्ति का पुरस्कार 
चाहने वाले जो बन्दर-बाँट कर रहे हैं, वे इससे कुछ शिक्षा ले सकते. 
हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी देश भक्ति का आधार मअंग्रेज थे,. जो. 
उनके जाते ही समाप्त हो गई । 


४२ | परिचित प्रइन, नए उत्तर 


अब मन्त्रि परिषद्‌ की सम्मति से मगध और आ्यंवर्त के कल्याण में 
लगो ।” (पृ० १७३) 

प्रसाद जी नारी दुदंशा की ओर विशेष सजग रहे हैं। चन्द्रगुप्त 
नाटक में भी केवल एक ही स्थल पर, आप्रसंगिक रूप में, उन्होंने इसकी 
चर्चा की है । विवाहित नारी के पुरुष की उपभोग-वृत्ति का उपकरण 
मात्र होने के परवश तथा व्यक्तित्व हीत जीवन की स्थिति बताते हुए 
सुवासिनी कहती है--“धनियों के प्रमोद का कटा-छटा हुआ शोभावृक्ष । 
कोई डाली उल्लास से आगे बढ़ी, कृतर दी गईं । माली के मन के संबरे 
हुए गोल-मटोल खड़े रहो” 

अब हम राष्ट्र के तीसरे अंग 'संस्क्ृति' की व्याख्या करेंगे। प्रसादजी 
इतिहास को दर्शन का बहिविकास मानते हैं। अतेव वह चन्द्रगुप्त- 
सिकन्दर के युद्ध को दो संस्क्ृतियों के संघर्ष का नाम देते हैं। कार्नेलिया 
के शब्दों में-“यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का ही नहीं, 
इसमें दो बुद्धियां भी लड़ रहीं हैं। यह भ्ररस्तु और चाणक्य की चोट 
है । सिकन्दर और चन्द्रगुप्त उनके अस्त्र हैं।” (पृु० १४६) प्रसाद जी ने 
अरस्तु की नीति को विशेष स्पष्ट नहीं किया है। अवश्य ही उसके 
अंघकारमय मलिन पक्ष के कुछ संकेत मिलते हैं ।” किन्तु भारतीय बुद्धि 
को, संस्कृति को अवश्य स्पष्ट किया है | अतैव यह 'चोट' पूरी बन नहीं 
पायी । यदि अरस्तु और चाणक्य की चोट को राजनीति की चालों की 
चोट माना जाए तब भी बात बनती नहीं । 


सिकन्दर-सिल्यूकस तथा उसकी सेना के आच रण से, उनके द्वारा तथा 
उनके सम्बन्ध में कहे गए कुछ कथनों से यूनानी सभ्यता-संस्क्ृति का 
कूछ आभास मिलता है । 

यूनानियों की संस्क्रृति भौतिकवादी है जो संतुष्ट होना नहीं सिखा 
सकती ।सिकन्दर-सिल्यूकस विश्व-विजय की महत्वाकांक्षा से प्रेरित हो 
कर भारत पर आक्रमण करते हैं। कार्नेलिया क्योंकि भारतीय संस्कृति 
से प्रभावित है अतेव वह अपने पिता सिल्यूकस से कहती है---“विजय 


चन्द्रगुप्त नाटक का उद्देदय [४३ 


की प्रवच॑ना में अपने को न हारिए, महत्वाकांक्षा के दाव पर मनुष्यता 
सदेव हारी है।” सिल्यूकस इसका उत्तर देता है--“मुझे दाशनिकों से 
विरक्ति हो गई है । क्या ही अच्छा होता कि ग्रीस में दाशंनिक न 
उत्पन्न होकर, केवल योद्धा ही होते ।” (पृ० २००) सिकन्दर भी 
दाण्डयायन से' अपनी विजय का आर्शीवाद चाहता है । दा:हस्‍्वबन भी उसे 
सचेत करता है : “विजय-तृष्णा का अन्त पराभव में होता है” (प० ६८) 
प्रसाद जी ने सिकन्दर को भारत की दाशनिक तथा शांतिप्रिय मनोवृत्ति 
से प्रभावित किया है। सिकन्दर के शब्दों में--““विजय करने की इच्छा 
कलान्ति से मिलती जा रहे है । हम लोग इतने बड़े आक्रमण के 
समारम्भ में लगे हैं और यह देश सोया हुआ है, लड़ना जैसे इनके 
जीवन का उद्दवेगजनक अंश नहीं । अपने ध्यान में दा्शनिक के सहझश वे 
निमग्न हैं ।” (१० १०२-३) उक्त रेखांकित पंक्ति महत्वपूर्ण है। 
प्रसादजी ने सिकन्दर तथा एनीसाक्रीटीज के वार्तालाप से स्पष्ट किया 
है कि ऐसा नहीं कि आलस्य के कारण या वीरता की कमी के कारण 
भारतीय युद्ध. पसंद नहीं करते । सिकन्दर परवतेश्वर की वीरता पर 
ही मुग्ध होता है । सिल्यूकस के आक्रमण पर चन्द्रगुप्त की वीरता 
तनिक भी शिथिल नहीं होती किन्तु उसकी कामना यही थी कि वह 
सिल्यूकस का स्वागत युद्ध भूमि में न करके अतिथि के रूप में करता। 
(पृ० २१०) तात्पयं यही है कि लड़ना भारतीयों के जीवन का उद्द गजनक 


अंश नहीं है । 


विजय-लालसा की पैशाची छलना से प्रेरित होकर यवन आक्रमण- 
कारी एक खिलाड़ी की भावना से युद्ध नहीं करते । हत्या, ' 
रक्तपात, अग्निकाण्ड के वीभत्स-भयंकर उपकरण जुटाने में उन्हें 
आनन्द आता है। (१० १९६) जीवन-मरण से खेलते हुए, युद्ध के 
दायित्व का निर्वाह भारतीय कर सकते हैं और जिनकी रखण-नीति भी 
सभ्य-शिष्ट है । प्रसाद ने चन्द्रगुप्त के शब्दों में दोनों देशों की रणनीति 
का तुलनात्मक शअ्रध्ययन प्रस्तुत करते हुए कहा है--“यवन - लोग आरयों 


डंड] | परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


की रण-नीति से नहीं लड़ते । वे हमीं लोगों के युद्ध हैं, जिनमें रणभूमि 
के पास ही कृषक स्वछन्दता से हल चलाता है। यवत आतंक फैलाना 
जानते हैं और उसे अपनी रण-नीति का प्रधान अंग मानते हैं। निरीह 
साधारण प्रजा को लूटना, गांवों को जलाना, उनके भीषश परन्तु 

साधारण कार्य है” (प० १३१-१३२) तात्पयं॑ यह है कि भारतीय सच्चे 
वीर हैं जो योद्धा से लड़ सकते हैं किन्तु निरीह शांतिप्रिय जनता को 
आतंकित करना घृरित एवं कायरतापूर्ण समभते हैं। यहां भी यही 
स्पष्ट होता है कि युद्ध यूनानियों के लिए जीवन का उद्व गजनक अंश 
है । कार्नेलिया के अनुसार: “ग्रीक लोग केक्क्ष देशों को विजय कर के 
समभ लेते हैं कि लोगों के हृदय पर भी अधिकार कर लिया।” (पृ.१०१) 
इस कथन से भी यूनानियों की लूट-खसोट करने वाली मनोवृत्ति ही 
स्पष्ट होती है । 

प्रसाद जी ने व्यक्त किया है कि सिल्यूकस तक अकेली नारी को पा 

कर अपनी कुत्सित मनोवृत्ति का प्रदर्शन किए बिना नहीं रहता । (१०६२) 
अलेव अन्यत्र एक यवन के दुर्व्यवहार के अवसर पर सिहरण कहता है 
“यवन, क्या तुम्हारे देश की सभ्यता तुम्हें स्त्रियों का सम्मान करना 
नहीं सिखाती ? क्‍या सचमुच तुम बबर हो ?” (पृ० ७६) 
प्रसाद जी ने भारत के सांस्कृतिक गौरव को दिखाने के लिए ही 

भारतीय वीरों को विशेष संस्क्ृत दिखाया है । ये वीर, वीर का सम्मान 
करना जानते हैं, और किसी के उपकार का पुरस्कार देने में सदेव तत्पर 
रहते हैं। प्रसाद जी ने चन्द्रगुप्त तथा सिहरण से बार-बार यह कहलवाया 
. है कि: “राय कृतघ्त नहीं होते।” (पृ €४, २१०,'२१३) इसीलिए 
सिहरण सिकन्दर को और चद्द्रगुप्त सिल्यूकस को मृत्यु-मुख से बचा-लेते 
हैं । क्योंकि सिकन्दर के द्वारा भारतीय वीर पर्व॑तेश्वर तथा सिल्यूकस के 
हाथों चन्द्रयुप्त उपकृत हुए थे । 

भारत की सांस्कृतिक उदारता. का परिचय देने के लिए ही प्रसाद 

जीने चारएक्य- ढ्ारा सिकनदर को वीर कहलवाया है। चाणक्य ने 


चन्द्रगुप्त नाटक का उद्देश्य... [४५ 


वापस लौटते हुए सिकन्दर की जलयात्रो की मंगलकामना की है क्‍योंकि 
भारतीय युद्ध करना जानते हैं, किन्तु 'द्वेष नहीं । (पृ० १५०) 
चन्द्रगुप्त भी घायल सिल्यूकस को मुक्त ही नहीं करता, पुनः मित्रों के 
समान मिल सकने की कामना भी करता है। (पृ० २१३) सिल्यूक्‍्स 
और सिकन्दर ऐसे संस्कृत सुव्यवहांर से अ्रभिभूत होकर भारत की महत्ता 
_ को स्वीकार करते हैं। यदि सिल्यूकस अभिभूत होकर कहता है--- 
“इतनी महत्ता !” (पृ० २१३) तो सिकन्दर विस्मय-विम्ुग्ध होकर 
कहता है--मैं तलवार खींचे हुए भारत में आया, हृदय देकर जाता 
हूं ।..... जिनसे खड़ग परीक्षा हुई थी, युद्ध में जिनंसे तलवारें मिली 
थीं, उनसे हाथ मिला कर-मैत्री के हाथ मिलाकर, जाना चाहता 
हूं ।” (प० १४६९-५०) इस से पहले भी सिकन्दर ने भारत की दार्शनिक 
सांस्कृतिक महत्ता को स्वीकार करते हुए भारत का अभिनन्दन 'किया 
है। उसी के शब्दों में--“मैं ने भारत में हरक्यूलिस, एचिलिस की 
आत्माओं को भी देखा और देखा डिमास्थनीज को । संभवतः प्लेटो 
और भअरस्तू भी होंगे। मैं भारत का अभिनन्दन करता हूं ।” (पृ०१४६) 

यवन पात्रों में कार्नेंलिया को भारत की महिमा-मंडित संस्कृति 
पर सर्वाधिक मुग्ध दिखाया गया है। उसे तो इस देश से “जन्म भूमि के 
समान स्नेह' हो गया है। यहां की प्राकृतिक सुषमा में वह अपने को 
भूल गई है । उसका द्रवित भावावेश भारत की श्रपरिग्रह प्रधान संस्कृति 
की महिमा का बखान करते हुए कहता है--“यह स्वप्नों का देश, यह 
त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि---भारतभूमि क्‍या 
भुलाई जा सकती है ? कदापि नहीं । अन्य देश , मनुष्यों की जन्मभूमि 
हैं। यह भारत मानवता की जन्मभूमि है ।” (पृ० १४५) अन्यत्र भी 
वह भारत को “पवित्र भूमि तथा मिर्मल ज्योति का देश” कहती है। 
(पृ० १९६) प्रसाद जी का, कार्नेलिया के द्वारा गाया हुआ, अरुण 
यह मधुमय देह हमारा' गीत अभिषात्मक अ्रथ में भारत के प्राकृतिक 
वैभव को व्यक्त करता हैं किन्तु सांकेतिक श्रंथं में सांस्कृतिक गौरव को । 


४६] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


प्रसांद जी ने बताया है कि भारत की ज्ञान ज्योति से ही दूसरे देश 
प्रकाशित हो रहे हैं। 

दाण्ड्यायन तथा चाणक्य के द्वारा भारतवर्ष की आत्मवादी- 
अन्तमु खी संस्कृति का परिचय मिलता है । समष्टि-सोख्य की भावना 
अ्रथवा विद्व-मंगल की कामना सर्वत्र दिखाई देती है। जीवन पंयेंन्‍्त 
: प्रकृति को अपने ज्ञान का दान देकर स्वेच्छा से माया स्तूपों का ठुकराकर 
अन्तनिहित ब्राह्मणत्व की उपलब्धि करता हुआ चाणक्य यही कहता 
हैः “भगवान सविता, तुम्हारा आलोक, जगत का मंगल करे [” 
(१० २१७) 

सिकन्दर को दाण्ड्यायन ने यश-विजय आदि किसी प्रकार का 
आशीर्वाद न देकर गायत्री मन्त्र का सार-विचार दिया है--तुम्हें 
सुबुद्धि मिले । निस्सन्देह यही सबसे बड़ा आशीर्वाद हो सकता है । 

भारतवासी वीर हैं, वीरता का अ्रभिनन्दन करते हैं क्योंकि उनकी 
आत्मवादी-पुनर्जन्मवादी संस्कृति ने उन्हें निभय बना दिया है। भ्लका 
के गीत में भारतीय वीरों के उदबोधन क़े लिए इसी अमरता का 
स्वर है--- 

“अगमत्य वीर पुत्र हो, हढ़-प्रतिज्ञ सोच लो। 
प्रशस्त पुण्य पंथ है--बढ़े चलो, बढ़े चलो ॥” 

- (प० १६४) 

कहने की झ्ावश्यकता नहीं कि प्रसाद जी सांस्कृतिक पुनरुत्थान की 
भावना से भारतवासियों की हीनता ग्रन्थि को दूर करने का प्रयत्न 
कर रहे थे । 

अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को भी विक्वंत करने का प्रयास . किया 
है। प्रसाद जी ने जहां वतं॑मान के लिए आदर संगठित क़रने के लिए. 
स्वर्णिम अतीत का चित्रण किया वहां उनकी इतिहास के प्रति स्वतन्त्र 
रुचि भी थी । उनमें. ऐतिहासिक अनुसंधान वृत्ति थी । -इसका प्रमाण 
इस नाटक के प्रारम्भ में लिखी हुई प्रसाद जी की विस्तृत भूमिका है । 


चन्द्रगुप्त नाटक का उद्दृश्य [४७ 


इसी के अनुसार चन्द्रगुप्त नाटक का एक उद्देश्य चन्द्रगुप्त के व्यक्तित्व 
का निर्माण करना भी है। प्रसाद जी ने चन्द्रगुप्त के सम्बन्ध में फैली 
ई भ्रांति का उल्लेख चाणक्य द्वारा पर्वंतेश्वर की शंका के समाघान 
के रूप में किया है । जब चाणक्य चन्द्रगुप्त का परिचय मौर्य सेनानी' 
का पुत्र' कह कर देता है तो पर्व तेश्वर नन्‍द के सिंहासन को चदन्द्रगुप्त 
को देने पर इसलिए आपत्ति करता है कि वह भी नन्‍्द के समान वृषल' 
है । चाणक्य ने इसका खंडन करते हुए चन्द्रगुप्त को क्षत्रिय बताया है । 
(प१० ६०) 
चन्द्रगुप्त नाटक में कला की दृष्टि के श्रनेक श्रुटियां हैं ।#किन्तु 
राष्ट्र के स्वरूप-बोधन तथा राष्ट्रीय भावना के उदबोधन में यह प्रसाद 
के नाढकों में सर्वश्रेष्ठ है । 


# इस की व्याख्या अन्यत्र की गई है । 


'चन्द्रगप्तत का नायक 
« यद्यपि नाटक का नामकरण “चढर्द्रगुप्त' कर के नाटक के नायकत्व 
के सम्बन्ध में प्रसादजी ने स्वमत दे ही दिया है किन्तु चाणक्य के विराट' 
व्यक्तित्व ने इस प्रश्न को विवादास्पद बना दिया है । श्रजात शज्र्‌ नाटक 
में भी नायकत्व का प्रइन उलभा हुआ है । 
ग्रब हम नायक की विभिन्न कसौटियों पर चाणक्य-चन्द्रगुप्त 
परखेंगे । द । 

१. नायक शब्द संस्कृत 'की 'ती' धातु से निकला है जिसका भ्र्थ है 
वे जाना'। चाणक्य और चन्द्रग॒ुप्त प्रारम्भ से अन्त तक कथा को 
श्रागे ले जाने वाले हैं । दोनों आद्यांत नाटकीय कथा शंखला को जोड़ते 
रहे हैं । 

२. भारतीय परम्परा के अनुसार नायक सर्वगुणाः सम्पन्न होता है । 
उसे विनयशील, सुन्दर, त्याग्री, कार्ये-दक्ष, प्रियवादी, लोक प्रिय, पवित्र 
विचारों वाला, सुबक्ता, कुलीन, स्थिरचित्त, युवक, बुद्धिमान, उत्साही 
स्मृतियुक्त, प्रज्ञावान, कलावान, स्वाभिमानी, श्र, दृढ़, तेजस्वी, शास्त्रज्ञ 
तथा धामिक होना चाहिए । ऐसे सर्वंगुण सम्पन्न व्यक्ति के चरित्र के 
उद्घाटन से सामाजिकों के सन्‍्मुख एक महान आदर्श की स्थापना 
करना भारत की आदरश्शवादी परम्परा का प्रयत्न रहा है । 

चन्द्रगुप्त नाटक का ख्यातवृत्त होने से, चन्द्रगु्त और चाणक्य 
दोनों प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति कुल-शील में श्रेष्ठ हैं। विदेशियों ने 
चन्द्रगुप्त की कुलीनता के सम्बन्ध में जो प्रशइन चिन्ह लगा दिया था 
उसका' उत्तर प्रसाद ने चाणक्य द्वारा पव॑ तेश्वर की सभा में दिया है। 
भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण योग देने वाले इन दोनों व्यक्तियों .में 
सामान्यतः: सभी गुण हैं । फिर भी चाणक्य में त्याग-तेजस्विता' तथा 


हिंदी. 


"४६ | परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


बुद्धिविभव चन्द्रगुप्त से अधिक है। किन्तु चाणक्य विनीत-मधुर नहीं । 
'फिर भी चाणक्य की अविनीतता व्यक्तिगत नहीं, वह समाज-कल्याण 
की उपकरण मात्र है क्योंकि 'महत्त्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी 
में रहता है! । और चाणक्य की यह महत्त्वाकांक्षा चब्द्रगुप्त की हृष्टि 
से है। राजनीति की कुटिल-कऋर क्रीड़ा में राजनीतिज्ञ चाणक्य को क्रूर 
रूप घारण करने पड़ते हैं श्रन्यथा कहीं भी व्यक्तिगत लाभालाभ की 
दृष्टि से उस ने ऐसा कोई काय नहीं किया जो उसके चरित्र -पर 
'अनौचित्य' की मुहर लगा दे । ' 

हृढ़ता दोनों में है किन्तु चन्द्रगुप्त की हृढ़ता राष्ट्रीय क्षेत्र -में ही 
प्रशंसनीय है उसके व्यक्तिगत-शछ्ृंगारिक पक्ष में नहीं, जिसमें चारएक्‍्य 
इससे ऊंचा उठ जाता है श्रात्नार्य रामचंद्र शुक्ल ने चितामरणि में एक 
ही व्यक्ति में विरोधी ग्रुणों के सामझस्य-सोंदर्य की जो चर्चा की है 
.वह विशिष्टता चाणक्य में है किन्तु चन्द्रगुप्त में नहीं । अन्य नाटककारों 
ने चाणक्य का एकांगी 'कौटिल्य' रूप ही प्रस्तुत किया है किन्तु 
प्रसाद के कवि ने अपनी कल्पना से. इस बालुका-राशि-वत्‌ शुष्क 
हृदय में भी सुधा-ती लहर दोड़ा दी है, उसमें भी बाल्यकाल की 
'स्तिग्ध-मधुर स्मृतियां भाँवरियाँ लेने लगती हैं। सुवासिनी, के प्रति 
'उसकी स्तिग्ध मानवीय दुर्बलता ने उसके व्यक्तित्व को और भी. सबल 
बना दिया है --उसका व्यक्तित्व इसः आंतरिक संघर्ष से तेजवान हो 
गया है। कामनता-तदियों को पचाते हुए सीमा से बाहर न जाने वाला 
उसका व्यक्तित्व और भी खिल उठता है जब वह सुवासिनी को कहता 
है कि वह अभ्यास करके उससे उदासीन हो सकता है और वह 
अभ्यास कर के यौवन-काल के प्रेमी राक्षत की ओर.उन्‍्मुख हो सकती 
है ।चारक्य में कामनाओं के नूपुर की मंकार के श्रवण की सामथ्यं है 
किन्तु अपने महत्‌ विचारों को संकलित कर आगे बढ़ जाने की क्षमता 
भी; अ्न्तनिहित ब्राह्मगत्व की उपलब्धि की शक्ति भी। चाणक्य 
राजनीति के विषम प्रपंचों में बुरी तरह फंसता है, आयेसाम्राज्य का 


' चेद्धगुप्त को' नायक [२५० 


निर्माणंकर्त्ता होने का गौरव प्राप्त करता है, किन्तु अंत में उसका 
कर्मकूलाल चक्र निर्मित भाण्ड उतार कर धर सकता है। उसका व्यक्तित्व 
स्वेच्छो से माया स्तूपों को ठुकंरा कर अपने चेतना-सागर को निस्तरंगं 
तथा ज्ञान ज्योति.को निर्मल बना सका है। अपने ही प्रतिद्वन्द्दी 
रोक्षम को वह क्षमा ही नहीं करता, मन्त्रित्त के साथ हृदय- 
हार भी पहना देता है। वह राष्ट्र के लिए कुसुमबालिकाओं को 
मसलवा सकने की क्रूरता कर सकता' है किन्तु अपने हत्यारों को क्षमा 
करने की कोमलता;ओी उसमें है । नाटक की समाप्ति के साथ चाणक्य 
के विरोधी गुंश भी चरमोत्केर्ष पर पहुंच जाते हैं । स्लियूकस को हरवा 
कर, राक्षस को मंत्रित्व देकर, वह विरक्‍्त हो चुका है। यह भी कह 
चुका है कि उसका कर्म कुलाल चक्र निम्ित भांड उतार कर धर 
चुका हैं किन्तु चंद्रगुप्त को सदा के लिए मेघमुक्त चंद्र' देखने कीं 
प्रतिज्ञा से, दों बालुकापूर्ण कगारों के बीच निर्मल स्रोतस्विनी बहाने 
के लिए--सिल्यूकंतस को उंसंकी पृत्री चंद्रगुप्त को ब्याह देने की मंत्रणा 
देने के लिए---एक बार पुन: रंगमेंचें पर झ्रा जाता है। पर चंद्रगुप्त- 
कार्नेलिया की विवाह-सिद्धि के साथ ही वह मौय का हाथ पकड़कर 
वैराग्य-सांधन के लिए चलने की तत्परता प्रकट कर सका है । चारुक्‍्य 
के गुणों की उक्त विशेषतांञ्रों से उसकी महासत्व गम्भीर प्रकृति का 
पूर्ण परिचय मिलता है । चंद्रगुप्त में चाणक्य की गम्भीर प्रकृति के 
स्थान पर चंचल स्वभाव का परिचय मिलता है। दाण्ड्यायन के 
' आश्रम में चंद्रगुप्त के भारतवर्ष के भावी सम्राट बनने की गौरवमयी 
भविष्यवाणी पर सब चन्द्रगुप्त की ओर देखने लगते हैं किन्तु 
चन्द्रगुप्त क्रार्नेंलियां की ओर देखने लगता है। मालविका उसकी ताम्बूल 
वाहिनी नहीं, दासी नहीं, “मित्रता तथा विश्वास की प्रतिक्ृति है', किन्तु 
उसकी मृत्यु पर उसमें कितना अंतद्व॑न्द् चलता है ? बहुत थोड़ा | कल्याणी 
के अनेक बार प्रेम-प्रकटीकरणा करने पंर भी अंतिम समय जब वह 
उससे कहती है कि “उसने वरंणं 'किया था केवल .एक ही पुरुष 


५१] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


को, वह था चद्द्रगुप्त' तो वह झ्राश्वयं चकित अ्रनभिज्ञता का. आभास 

देता है। (प० १७६) कल्याणी की मृत्यु के बाद भी उसमें अपेक्षित 

अन्तद्व न दिखाई नहीं देता । मालविका ने चंद्रगुप्त की चंचल मनोवृज्ति.. 

के अनुकूल ही निम्न गीत गाया है --- द द 
मधुप कब एक कली का है।* 


हो मल्लिका, सरोजिनी या यूथी का .पुज। 
अलि को केवल चाहिए सुखमय क्रीड़ा*कछे 
यहाँ मल्लिका, सरोजिनती या. यूथी मानों माल मैकेंड का 

तथा कानेलिया हैं; मधुप चंद्रगुप्त है। गीत की समाप्ति के बाद 
चंद्रगुप्त मानो अपनी चंचल मनोवृत्ति को स्त्रीकार करता हुआ कहता 
हैं--मन मधुप से भी. चंचल और पवन से भी प्रगतिशील हैं, 
वेगवान हैं ।” (प० १८५) इसलिए श्रन्यत्र चाणक्य चन्द्रगुप्त से इतना 
भी कह सका है--छोकरियों से बातें करने का समय नहीं है मौर्य । 
(पृ० ११०) वस्तुतः चाणक्य को चन्द्रगुप्त की दुर्बल प्रकृति पर विश्वास 
नहीं। चन्द्रगुप्त के माता-पिता के चले जाने पर चाणक्य प्रसन्न होता 
है क्योंकि उनके 'स्नेहातिरेक से वह (चन्द्रगुप्त) कुछ-का-कुछ कर 
बेठता । (पृ० १८२) 

३. नायक को जानने की एक यह भी विधि हो सकती है कि 
नाटक के पान्न किस के साथ बंधे हुए हैं। नाटक के अन्य पात्रों 
पर वह कितना प्रभाव-विस्तार कर सका है। इस कसौटी पर 
चाराक्‍्य की महत्ता बहुत बढ़ जाती है। चाणक्य समग्र नाटक पर 
छाया हुआ है । सभी उससे अभिभूृत हैं या आतंकित हैं। इसका 
प्रमाण यही है कि जो सिहरण चन्द्रगुप्त के ही शब्दों में उसका 
“चिर सहचर' है, कंघे से कंधा भिड़ा कर सर्देव उसके साथ रहा है, 
कठिन अवसर पर चन्द्रगुप्त को छोड़कर चाणक्य -का साथ देता है। 
चाणक्य को ही प्रेरणा से मालवगणों के अ्धिपति के रूप में सिहरण 





चन्द्रगुप्त का नायक [५२ 


अपने सीमित राज्य को चन्द्रगुप्त के आधीन कर देता है। अलका, 
सुवासिनी, मालविका चाणक्य की प्रेरणा से बड़े से बड़ा खतरा मोल 
लेती हैं। अलका पर्वतेश्वर के पास जाकर प्रेमका स्वाँग भरती है और 
उसे सिकन्दर की सहायता करने से रोक देती है। सुवासिनी ग्रीक 
शिविर में बन्दिनी होती है और मालविका का तो बलिदान ही हो जाता 
है । कल्याणी उससे पूर्णतया आतंकित है, अतेव कहती है---“विचित्र 
ब्राह्मण है आमात्य ! मुझे तो इस को देखकर डर लगता है। 
(प० १३५) पर्वतेश्वर की राजनीति की गति-विधि भी बहुत कुछ 
चाणक्य द्वारा निर्धारित होती हैं। चाणक्य की चाल से ही वह 
चन्द्रगुप्त को नंद के विरुद्ध सहायता देता है। राक्षस शुंगारिक 
तथा राजनीति की दृष्टि से भी चाणक्य का प्रतिद्वन्द्दी है। बह 
चाणक्य की महत्ता को स्वीकार करता हैं और कहता है कि मुझे 
उससे ईर्ष्या हो रही हैं । युद्ध-समाप्ति के पश्चात सिल्यूकस भी उस 
बुद्धिसागर को देखने की “बड़ी अभिलाषा' करता है (पृ० २२१) जो 
आये-साम्राज्य का निर्माण-कर्ता' है। (चन्द्रगुप्त के शब्द पृ० २१६) 
कात्यायन भी वातिक लिखने की सहायता की हृष्टि से चाणक्य की 
महत्ता को स्वीकार करता है । स्वयं चन्द्रगुप्त भी बहुत-कुछ चाणक्य से 
बंधा हुआ है | नाठक के प्रथम हृश्य में हम' उस चन्द्रगुप्त॑ के सम्पर्क में . 
आते हैं जिस को राष्ट्रीय स्वरूप का ज्ञान नहीं और जो मालव और 
मागध के प्रांतीय भेदों की मनोवृत्ति रखता है । इस दृष्टि से सिहरण में 
राष्ट्रीय दृष्टिकोण अधिक है क्योंकि वह मालव और मागध किसी का 
ले होकर समग्र भारतवर्ष का है । चाणक्य को इसलिए चन्द्रगुप्त को 
समभाना पड़ता है कि उसे आत्मसम्मान तभी मिलेगा जब वह मालव-मागध 
के भेद को भूल कर आयंबते का नाम लेगा। चन्द्रगुप्त युद्ध करता- 
करता जैसे थक-सा जाता है। मानों स्वयंस्फूर्ति से इन जंजालों में 
न.उलभा हो । क्‍योंकि वह यही कहता हैं “गुरु देव क्‍या चाहते हैं । 
समभ में नहीं श्राता ।” (पृ० १८४) यही नहीं चन्द्रगुप्त के विवाह के 


#३ | परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


सम्पादन में चन्द्रगुप्त के प्रेम के साथ चाणक्य की नीति प्रमुख हैं । उसकी 
एक प्रेयसी का वह बलिदान कर सकता है, दूसरी के लिए “चर्द्रगुप्त तुम 
निष्क॑ंटक हुए! कह सकता है और तीसरी के साथ अपनी योजनानुसार 
विवाह करवा सकता है। 


४. नायक को जानने की एक शास्त्रीय विधि यह है कि फल का 
“भोक्‍ता कौन है ? चन्द्रगुप्त का उद्देश्य है विदेशियों के निष्कासन द्वारा 
सम्पूर्णा-प्रभ्ुत्व-सम्पन्न आर्य साम्राज्य की स्थापना। इस दृष्टि से 
विचार करने पर, उक्त लक्ष्य सिद्धि के लिए नंद, सिकंदर तथा 
सिल्यूकस के विरुद्ध संघर्ष में प्रत्यक्ष रूप से चन्द्रगुप्त ही सक्रिय रहता 
है । राज्य की प्राप्ति भी उसे होती है, वही फल का उपभोग करता 
हैं । वह संयुक्त आये साम्राज्य का सम्राट बनता हैं। फिर भी परोक्ष 
दृष्टि से उक्त तीनों ही संघर्षों में चाणक्य का पूरा हाथ है। मानों 
चंद्रगुप्त और चाणक्य एक दूसरे के पुरक है। अंत में स्वयं चंद्रगुप्त 
चाणक्य की महत्ता में आर्य साम्राज्य का निर्माणकर्त्ता ब्राह्मण 
कह कर चाणक्य को गौरव देता है। चाणक्य ब्राह्मण था ।उसका 
लक्ष्य स्वयं राजा बनना नहीं, राजाशों को बनाना था । चंद्रगृप्त को 
मेघ मुक्त चंद्र देखकर उसे रंगमंच से हट जाना था। स्वेच्छा से 
माया स्तूपों को ठ्ुकरा देना था । इस दृष्टि से दोनों अपने कतंव्यकर्म 
में पुरे सफल' हुए हैं । यहां शास्त्रीय दृष्टि से चाहे चंद्रगुप्त के नायक 
होने का पक्ष प्रबल हैं कितु महाभारत के समान यह प्रहइन उठे बिना 
नहीं रहता कि कृष्ण बड़े या अजुन ? आधुनिक दृष्टिकोण से यदि 
विचार किया जाए तो युद्ध-विजय में जो गौरव चचिल को मिला उस 
के सेनानायकों को नहीं । यह महत्वपूर्यं है कि आंशिक रूप से चाणक्य ने 
सेनापति का कार्य भी किया है। सेना का संचालन तो चबन्द्रगुप्त ही 
करता है किन्तु रण-तीति का निर्धारण-निर्देशन चाशवय द्वारा भी 
हुआ है । (प० २०६) 


चद्धगुप्त का नायक क्‍ [५४ 


५. नाटककार ने अपने दश्न को किस के द्वारा श्रभिव्यक्स 
किया है, नायक को जानने की एक यह भी विधि हो सकती है। 
साहित्य आत्माभिव्यक्ति हैं और नाटक. वस्तुगत होता हुझा भी 
नाठककार को अभिव्यक्त करता हैं। अवश्य ही नाटककार की यह 
प्रभिव्यकित परोक्ष रूप से होती हैं, उपन्यासादि की भांति प्रत्यक्ष रूप 
से नहीं । नाटककार प्राय: नायक से तादात्म्य करता है, उसीसे वह बहुत 
कुछ अभिव्यक्त करता हैं। प्रसाद जी इतिहास को दर्शन का बहुविकास 
मानते हैं। अतेव वह भौतिक घटनाओ्रों के मूल में -सन्निविष्ट सूक्ष्म 
ग्राध्यात्मिक-सांस्कतिक विचारधारा का स्पष्टीकरण ग्रवश्य करते हैं । 
यह सब चाणक्य के द्वारा हुआ है । प्रसाद जी के सांस्कृतिक सार-सूत्र 
चाणक्य के माध्यम से व्यक्त हुए हैं । प्रसाद जी इस ओर सजग थे 
ग्रतेव कार्नेलिया द्वारा इसका स्पष्टीकरण भी हुआ हैं--“यह युद्ध 
ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का ही नहीं, इसमें दो बुद्धियाँ भी लड़ 
रही हैं। यह अरस्तू और चाणक्य की चोट है, सिकन्दर और 
चन्द्रगुप्त उनके अस्त्र हैं।” (पृ० १४६) चन्द्रगुप्त की प्रेमिका--जिसने 
भारत का अध्ययन किया है---के द्वारा उक्त कथन साभिप्राय है । 

६. नाटक के मुख्य रस का आधार कौन है--यह भी नायक को 
परखने की एक महत्वपूर्ण कसौटी हो सकती है, क्योंकि वस्तु, नेता 
और रस नाटक के मूल तत्त्व माने गए हैं। “चन्द्रगुप्त' नाटक का मुख्य रस 
वीर रस है। नाठक के तीन प्रमुख संघर्षों का प्रत्यक्ष श्राश्रय चन्द्रगुप्त 
ही रहा है और भ्रालम्बन रहे हैं नंद, सिकन्‍्दर और सिल्यूकस । अतैव 
रस को दृष्टि से चन्द्रगुप्त ही नायक ठहरता है। कितु चाणक्य क्‍या 
वीर नहीं ? चद्धगुप्त के कथनों से कहीं अधिक स्थान-स्थान पर मिलने 
वाले उसके उत्साह पूर्ण कथनों की उपेक्षा नहीं हो सकती । आ० रामचन्द्र 
शुक्ल ने उत्साह पर लिखते हुए बुद्धिवीर के सम्बन्ध में सोचा-विचारा 
है। मुद्राराक्ष नाठक में चाणक्य और राक्षस में बुद्धि की--शस्त्र 
की नहीं--जो चोठें चलती हैं, वे उन्हें वीर कहने की प्रेरणा देता 


५५/] परिचित बहन, नए उत्तर 


शुक्ल, जी लिखते हैं कि ऐसे उत्साह वाले को कमंवीर कहना चाहिए या 
बुद्धिवीर ? (पृ० १०, चितामरि) चाणक्य को चाहे बुद्धिवीर कहा जाए 
चांहे कर्मवी र, वह वीर अवश्य है । उसकी तेजस्विता चन्द्रगुप्त से भी कहीं 
अधिक प्रभावित करती है। नाटक के वीरत्वपूर्ण वातावरण में उसने 
चन्द्रगुप्त से अधिक योग दिया है। अवश्य ही शास्त्रीय. हृष्टि से रस 
के सम्पूर्ण श्रवयवों के साथ--रस का विवेचन करने पर चद्द्रगुप्त 
ही वीर रस का मुख्य आधार है।.. 

प्रसाद के नाटकों में शांत रस, वीर और श्वंगार रसों को 
अतिरंजित होने से बचाता है और एक प्रकार का नियंत्रण-सा करता 
है । उस शांत रस का आश्रय चाणक्य है । 


७. अंत में हमें लेखक के स्वमत से भी परिचित होना आवश्यक 
है । प्रसाद जी ने चन्द्रगुप्त के उत्केष॑ के लिए, मानों मुद्राराक्षस के 
चन्द्रगुप्त की कठपुतली चाल को ध्यान में रखा है। प्रसाद जी ने 
चन्द्रगुप्त के महत्व को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रसंगों की विशेष 
योजना की है--- 


(क) कल्याणी को शेर से बचाना । 
(ख) फ़िलिप्स को द्वन्द् युद्ध में हराना । 
(म) चाणक्य को बन्दीगृह से मुक्त कराना । 
(घ) सफलता से दक्षिण भारत की विजय करना । 
(ड) ग्रीक शिविर में सिकन्दर के सामने दूसरों को घायल करते 
हुए निकल भागना । 
(च) दाण्ड्यायन के द्वारा उसके भारत के सम्राट होने की भविष्य- 
वाणी करवाना । 
(छ) चन्द्रगुप्त का एक न्याय प्रिय राजा के समान चाणक्य की 
हत्या करने के आरोप में भ्रपने पिता तक को क्षमा न करने 
की तत्परता दिखाना । 


' बन्द्रगुप्त का नायक (५६ 


(ज) एक स्थल पर चाणक्य-सिहरण की उपेक्षा दिखाकर उसके 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व का परिचय देना। मानों प्रसाद जी ने 
सिद्ध करने का प्रयास किया हैं कि वह "किसी के प्रयत्न के 
'फल का भोक्‍ता' कठपुतली मात्र नहीं, अपना क्षत्रिय भाग 
भी सुचारुरूप से जुटाने वाला है ।' 

(रे) प्रसाद जी ने चन्द्रगुत्त नाटक की भूमिका लिखकर तथा 
उसी के अनुसार नाटक में चाणक्य के द्वारा पर्वतेश्वर की 
राज्यसभा में चंद्रगुप्त के उच्च वंशीय होने की घोषणा 
की है । 

(ञअ) नाठक का नाम चंद्रगुप्त है । 

. उल्लिखित सभी तर्कों से यह निर्णय करना कठिन हो जाता हैं 
कि नाटक का नायक कौन है ? अवश्य ही शास्त्रीय दृष्टिकोण से 
विचार करने पर चंद्रगुप्त का पक्ष प्रबल ठहरता हैं, कितु प्रसाद जी 
के अंतमंन में चाणक्य की महत्ता इतनी स्वीकृत थी, ब्राह्म॒णात्व का तेज 
इतना प्रदीप्त था, कि वह चाणक्य के महाकाव्योचित विराट व्यक्तित्व 
के सामने चन्द्रगुप्त के नायकत्व का अनुभव कराने में असमर्थ रहे .हैं । 


केक के 
काका? +ककाकान 


ग. चन्द्रगुप्त' नाटक के कुछ दोष 

चन्द्रगुप्त नाटक के कुछ दोष उतने ही मुखर हैं जितने गुण । सभी 
दोषों में नाव्यकला को कण्ठित करने वाले चरित्र सम्बन्धी दोष अत्यन्त 
व्यक्त हैं। ग्रतेव पहले हम उन्हीं को लेंगे । 

पश्चिमी नाथ्यकला में संघर्ष को नाटक का प्राण माना गया है। 
भारतीय नाख्य शास्त्र में भी नायक की फल-सिद्धि. में बाधक प्रतिनायक 
के विशेष उल्लेख से संघर्ष अन्तभूत है। फिर भी . यहाँ आदर्शवादी 
वातावरण तथा रस निषपत्ति पर अधिक बल देने से पदिचम के 
समतुल्य संघर्ष पर बल नहीं दिया गया । पूर्व-पश्चिम के मत को एक 
ओर रंख कर, यदि मनोवैज्ञानिक धरातल पर भी सोचा जाए तो नाटक 
में संघ की योजना अनिवार्य ठहरती है । संघर्ष-विघर्ष से ही नायक 
के चरित्र में उत्कष॑ तथा तेजस्विता आ सकती है। नायक के कर्म का 
सौन्दर्य उतना' ही अधिक खिलता है, जितनी प्रबल अवरोधक शक्तियों 
पर वह विजय प्राप्त करता है। इस दृष्टि से विचार करने पर चन्द्रगुप्त 
नाटक में प्रसाद जी चन्द्रगुप्त तथा चाणक्य के विरुद्ध किसी शक्तिशाली 
प्रतिनायक का स्वरूप-निर्माण नहीं कर सके और नाटक में संघर्ष कम 
हो गया है। "नायक कोन. ? से भी अधिक, चन्द्रगुप्त में यह प्रश्न 
उठता है कि इसका प्रतिनायक कौन है ? नन्‍्द, सिकन्दर, सिल्यूकस तथा 
राक्षस मिलकर प्रतिनायंक का स्वरूप खड़ा करते हैं किन्तु एक तो 
प्रसाद ने इतिहास-प्रसिद्ध व्यक्तियों का चरित्र कुछ विक्ृत कर दिया 
है दूसरे चाणक्य -चन्द्रगुप्त की शक्तियों का अतिरंजितं॑ चित्रण हुआा * 
है। ये दोनों जिस विचार को निश्चित कर लेते हैं वह. हो कर हो 
रहता है। 


' जा 


भ८] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


इन दोनों की गति श्रप्रतिहत तथा स्वच्छुन्द है। विरोधी शक्तियों 
की दुर्बलता से बराबर की चोट का आकर्षण “चद्धगुप्त' में 
नहीं मिलता । ह 
चन्द्रगुप्त” का राक्षस मुद्राराक्षर का राक्षस नहीं--न इसकी 
स्वामि-भक्ति स्पष्ट होती है न नीति-निपुणता । भुद्राराक्षस' में चाणक्य 
और राक्षस की खरी चोट है किन्तु यहां इसका हतप्रभ आभास मात्र, 
है । ऐसा इसलिए हुआ है कि प्रसाद ने राक्षत को अनेक प्रकार से 
प्रपमानित किया है । प्रसाद के राक्षस में गुणों का' अभाव है--निर्गुणत्व 
है यही बात नहीं, अपितु यहाँ भ्रनेक दोष हैं । 'राक्षत सचमुच राक्षस 
होगा--ऐसा कहलवाकर राक्षस को रंगमंच पर सामने लाया जाता. 
है । (१०६३) उसे 'कला-कुशल विद्वान” के रूप में ही प्रस्तुत किया गया. 
है, एक नीति-कृशल राजनीतिज्ञ तथा स्वामिभक्त के रूप में नहीं | नंद 
भो उसके गान और मूक अभिनय पर मुग्ध होकर, उसे कुसुमपुर के रत्न 
के रूप में अपने आमात्यवर्ग में स्थान देता है। (पृ० ६५) दूसरे हृश्य के 
बाद उसकी कला-कुशलता का भी कहीं परिचय नहीं मिलता । उसे 
एक रूप-लुब्ध, इर्ष्यालु प्रतिनायक के रूप में चित्रित किया गया 
हैं। इस हृष्टि से भी अपने प्रतियोगी चाणक्य का कोई गुण उसमें नहीं--- 
वह दुबंल है और उसी के द्वारा या नेपथ्य से उसके लिए गाए गीतों 
की प्रथम पंक्ति उसके चरित्र को व्यक्त करती है--- 
निकल मत बाहर दुरबंल आह ! 
लगेगा तुझे हँसी का शीत, (पृ० ६५) 
तथा 
कसी कड़ी रूप की ज्वाला ! (पृ० १७६) 
वह नारी के इशारों पर नाचता है, उसमें अपना: व्यक्तित्व नहीं । 
सुवासिनी के कहने पर वह राजचक्र में बौद्धमत का समर्थन करते 
पर प्रस्तुत हो जाता है। (7० ६६ ) सुवासिनी उसके लिए एक 
लालसा है, एक प्यास है। वह अमृत है जिसके पाने के लिए वह सौ बार 


चन्द्रगुप्त नाटक के कुछ दोष [५९ 


मर सकने की कामना करता है। (१० ७०) वह उसके अंक' में सिर 
रखकर, विश्राम करते हुए ही मगध की भलाई के लिए सोच सकता 
है । अन्यथा वह विवश है। (नृ० १७८) राक्षस, चाणक्य का' 
राजनीतिक प्रतियोगी नहीं, शंगारिक प्रतिस्पर्धी है। पर प्रतिस्पर्धी 
भी उसे पुरा नहीं कहा जा सकता। वह ईर्ष्यालु है जिसे वह 
स्वयं स्वीकार करता है। ( पृ० १४१ ) शुक्ल जी ने चितामरि/ 
में लिखा है “ईर्ष्या वह लज्जावती वृत्ति है जो अपने धांरण कर्ता 
स्वामी के सामने भी मुह खोलकर नहीं आती --..ईर्ष्या कोई स्वीकार 
नहीं करता, किन्तु प्रसाद का राक्षस इसे भी स्वीकार करता है। राक्षस 
की स्वामी-भक्ति भी बहुत कुछ सुवासिनी-प्रेम का उपकरण मात्र है। 
जब वह यह समझ लेता है कि चाणक्य सुवासिनी को नहीं छोड़ सकता' 
तब वह चाणक्य से टदक्कूर लेने का ध्येय निश्चित करता है और 
इसीलिए आगे सोचता है कि चंद्रगुप्त सम्राट हो सकता है तो दूसरे भी 
कल्याणी आदि, इसके अधिकारी हो सकते हैं । (प०१७५) अतेव स्पष्ट 
है कि उसकी स्वामि भक्ति भी सुवासिनी भक्त है। अन्यत्र इसे वह स्वयं 
स्वीकार भी करता है: “मैं सुकसिनो के लिए मगध को बचाना चाहता 
था।” (पृ० १४०) राक्षस की जिस मुद्रा को लेने के लिए मुद्राराक्षस' में 
चाणक्य को अनेक चालें चलनी पड़ती हैं उसे यहां चाणक्य राक्षस को 
सुवासिनी-प्राप्ति का लालच देकर बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है ॥ 
(पृ० १४७) आगे चलकर सुवासिनी के कारण चाणक्य से व्यक्तिगत 
प्रतिशोध लेने के लिए विदेशियों से मिल जाता है और देश द्रोही 
बनता है। कार्नेलिया उसे समभाती है कि: “जिस देश ने तुम्हारा पालन 
पोषण करके पूर्व उपकारों का बोझ तुम्हारे ऊपर डाला है, उसे विस्मृत 
करके क्या' तुम कुतध्न नहीं हो रहे हो ?” किन्तु वह अपने प्रतिशोध को 
देश से भी ऊपर समभता है। (पृ० १९६) कार्नेलिया उसे दिशद्रोही' 
ही नहीं कहती यह भी कहती है कि “उसके देश ने उसका नाम कुछ 
समभकर ही रक्‍्खा है--राोक्षस !” (पृ० २००) 


६७० | . परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


राक्षस की निर्जीवता तथा व्यक्तित्व हीनता वहाँ और भी स्पष्ट 
होती है जहाँ वह चाणक्य की चाल देखकर कहता है--क्या तुमने 
सबको मूर्ख समझ लिया है.?” चाणक्य का उत्तर है--“जो होंगे वह 
अवश्य समभे जाएंगे ।” (प०१३३) चाणक्य ने राक्षस को मूर्ख कह दिया 
किन्तु राक्षस मानों इसे स्वीकार कर लेता है और चाणक्य को ऐसा 
ही उत्तर नहीं दे पाता । अ्न्यत्र राक्षस मेरी मूर्खता' कह कर इसे 
स्वीकार भी करता है । (प० १५१) ऐसे दुरबंल व्यक्ति में केवल एक ही 
गुण हो सकता है कि वह शत्रु की प्रशंसा करता रहे और वह चाणक्य 
की करता भी रहता है। सारतः मभुद्राराक्षस' के या इतिहास प्रसिद्ध 
राक्षस के चरित्र को गिरा कर इतिहास सम्बन्धी त्रुटि ही नहीं की गई, 
नाटकीय संघर्ष भी कम हो गया है । इसलिए चाराकक्‍्य का 'कौटिल्य' रूप 
भी उत्क्ष को प्राप्त नहीं हो सका । अ्रंत में चाणक्य राक्षस को चन्द्रगुप्त 
का मन्‍्त्री बनाकर रंगमंच से हट जाता है । इसमें किसी प्रकार की बौद्धिक 
संगति नहीं । राक्षस में ऐसा कोई गुण नहीं कि उसे मन्‍्त्री बताया जाए । 
इस से तो चाणक्य की समभदारी पर शंका होने लगती है। वस्तुतः 
मुद्राराक्षस के राक्षस को मनन्‍्त्री बनाया जा सकता है किन्तु चन्द्रगुप्त के 
राक्षस को कदापि नहीं । यहीं दो प्रश्न सामने आते हैं। पहला, ऐतिहासिक 
नाटककार इतिहास के साथ कल्पना का उपयोग किस सीमा तक करे ? 
ऐसा दिखाई देता है कि प्रसाद ने सीमा से अधिक कल्पना से काम 
लिया है। राक्षस के चरित्र की अन्तिम परिशति इतिहास के 
आधार पर है और शेष में कल्पना के अतिक्रमण से असंगति का आा 
जाना स्वाभाविक था । दूसरा प्रइन यह उठता है कि नाटककार किसी 
चरित्र की अवतारणा निरुद्देश्य नहीं करता । किन्तु यहां राक्षस के इस 
भाँति दूषित चरित्र-चित्रण॒ से चरित्र-सार्थकता.पर भी प्रश्नचिन्ह लग 
जात: है । 

विश्व-प्रसिद्ध सिकन्‍्दर को भी प्रसाद जी ने भ्रपमानित किया है। 
ग्रीक शिविर में सभी ग्रीक योद्ाओं तथा सिकन्दर के मध्य से जंसे 


| 


चन्द्रगुप्त नाटक के कुछ दोष [६१ 


अकेला चन्द्रगुप्त तलवार घरुमाता हुए निकल जाता है, वह उपहासास्पद 
भी है और सिकन्दर का अपमान भी। क्या चन्द्रगुप्त के वीरत्व को इतनी 
सस्ती रीति से दिखाना आवश्यक था ? चन्द्रगुप्त के तलवार चलाकर 
भागने पर उसे पकड़ने के लिए किसी को प्रयत्न करते नहीं दिखाया 
गया क्योंकि प्रसाद जी ऐसा चाहते नहीं थे। सिकन्दर केवल 
सिल्यूकस से आइचर्य प्रकट कर रह जाता है--यह क्‍या ?” 
इस प्रइन पर सिल्यूकस के निम्न उत्तर में प्रसाद जी का पक्षपात 


: स्पष्ट दिखाई देता है--- आप का अविवेक । चन्द्रगुप्त एक वीर युवक है, 


यह आचरण उसकी भावी श्री और पूर्ण मनुष्यता का द्योतक है सम्राट ! 
हम लोग जिस काम से आए हैं, उसे करना चाहिए ...।” (पृ०१०६) 
यहाँ चन्द्रगुप्त के कार्य को पूर्ण मनुष्यता का द्योतक” बताया गया है 
ओर सिकन्दर को अविवेकी | यहां एक नाटककार की निरपेक्षता का 
वांछतीय गुण कुण्ठित हुआ है। चद्धगुप्त के इस प्रकार निकल जाने 
से क्‍्या' उसके वीरत्व की व्यंजना' नहीं हो सकती थी ? पर प्रसाद जी 
को स्यात्‌ पाठकों पर विश्वास नहीं था । अतेव चन्द्रगुप्त. के वीरत्व 
के सम्बन्ध में कहलवाकर ही वह तृप्त हो सके-जो अनुचित हस्तक्षेप 


'जान पड़ता है । 


प्रतिपक्षियों को दुबंल दिखाने से नाटक में चन्द्रगुप्त-चाणक्य की 
सफलता सर्वत्र निश्चित दिखाई देती है और कथा के पूर्वनिदिष्ठ मार्ग 
पर चलने से कौतृहल की कमी हो जाती है। सामाजिक साँस रोक कर 
कभी इस स्थिति में नहीं पहुँचता कि आगे क्‍या होगा ? संघर्ष की प्रबलता 
तथा उत्थान-पतन जन्य श्रोत्सुक्य के कारण ही स्कनन्‍्दगुप्त नाटक चन्द्रगुप्त 
से श्रेष्ठ है । नंद दुलारे वाजपेयी के मतानुसार---.. .“सकनन्‍्दगुप्त में 


घटनाओं के बीच में संघर्ष की भावना अधिक प्रबल हैं और ऐसी स्थितियों 


की योजना की गई है जो अधिक नाटकीय हैं; ...घटनाओं का' भी उसमें 
पर्याप्त उत्थान-पतन दिखाया गया है । विरोध का तत्त्व स्कन्दणुप्त में 


अधिक प्रमुख रूप से चित्रित हुआ है । 


६२] : परिचित प्रहन, नए उत्तर 


“इसके विपरीत चन्द्रगुप्त नाटक में, चाणक्य के महाकाव्योचित 
व्यक्तित्व के कारण विरोध पक्ष बहुत दुबंल हो गया है। नाटक तथा 
महाकाव्य में स्वाभाविक अन्तर होता है । नाटक में उत्थान-पतन को 
अधिक स्थान मिलता है । तभी उसकी नाटकीयता प्रस्फुटित होती है । 
इस दृष्टि से चन्द्रगुप्त में महाकाव्य का औदात्य श्रधिक है, नाटक का 
संघर्ष कम । उसके नायक चाणक्य तथा चन्द्रगुप्त परिस्थितियों से ऊपर 
उठे हुए हैं जिससे संघर्ष का पूरा विकास नहीं हो पाया है। अलक्षेन्द्र 
की रणनीति और वीरता भी इस नाठक में पूर्ण रूप से प्रस्फुटित 
नहीं हो पाई है ।” (आधुनिक साहित्य” पृ० २४६-४७) 

नायक, प्रतिनायक के साथ चन्द्रगुप्त में नायिका का प्रइन भी 
उलभा हुआ है । वाजपेयी जी ने इस सम्बन्ध में लिखा है: “कार्नेलिया 
नाटक के आरम्भ में आकर अन्त में बस एक बार अपने दर्शन देती है । 
नायिका को नाठक में जो प्रमुखता मिलनी चाहिए वह उसे नहीं मिल 
_पाईं। चन्द्रगुप्त में प्रमुखता अलका की है। नायिका की जो क्रमानुगत 

परिभाषा है, उसके अनुसार कार्नेलिया को नायिका मानना पड़ेगा । 
कल्याणी समस्त नाटक में पर्याप्त दूरी तक नाटक की सम्भावित 
नायिका बनने का उपक्रम करती हुई दिखाई देती है, किन्तु न जाने 
क्यों वह सहसा आत्महत्या कर लेती है। कल्याणी के चरित्र के 
आधार पर उसकी आत्म-हत्या अस्वाभाविक सी प्रतीत होती है। ऐसा 
ज्ञात होता है कि यह केवल कार्नेलिया के नायिका पद को स्थापित 
करने का प्रयास है ।” (प० २४७-४८ आधुनिक साहित्य) 

नायिका तथा कल्याणी के सम्बन्ध में उक्त मत की परीक्षा अपेक्षित 
है। कार्नेंलिया प्रथम अंक के बिल्कुल अन्त में मात्र चन्द्रगुप्त को दर्शन 
देती है । (7० ६६) और द्वितीय श्रंक के आरम्भ में ही उसका वास्तविक 
आगमन होता है। तीसरे अंक के तीसरे हृश्य तक ही वह रह पाती है तदुपरांत 
उसुका आगमन सिल्यूकंस की चढ़ाई के साथ चतुर्थ अ्रंक के सातवें दृश्य में 
होता है। चतुर्थ श्रंक के चौदह ह॒र्श्यों- में भी वह आधे हृश्यों में ही स्थान- 


चन्द्रगुप्त नाटक के कुछ दोष [६३ 


स्थान पर सामने आती है। ऐसी अवस्था मे उसे नायिकोचित महत्व 
मिलना कठिन था । फिर भी प्रसाद जी ने अपनी कल्पना से सिकनन्‍्दर के 
समय ही कार्नेलिया का चन्द्रगुप्त से परिचय-प्रेम तथो भारत-प्रेम दिखाकर 
अन्त मे चन्द्रगुप्त से उसके विवाह को सगति प्रदान करने का प्रयास 
किया है। क्‍या इस प्रयास को प्रसाद का कार्नेलिया को नायिका बनाने 
का प्रयास कहा जा सकता है ” उत्तर कुछ भी हो यह प्रदन अवश्य 
उठता है कि कल्याणी को नायिका न बनाने, उसकी आत्महत्या करवा 
देने का क्या उद्देश्य है ” यह प्रशत और भी जिज्ञासोन्मुख करता है 
क्योकि--- 

१ कल्याणी की आत्महत्या इतिहास-विरुद्ध है तथा उसका 
चन्द्रगुप्त से विवाह इतिहास-सिद्ध है । 

२ प्रसाद जी “चद्धगुप्त' से पहले 'कल्याणी-परिण॒य” नाटक लिख 
चुके थे जिसमे कल्याणी का चन्द्रगुप्त से परिणय होता है। 

३ प्रथम अ्रक के चतुर्थ हृदय मे ही कल्याणी-चन्द्रगुप्त का परस्पर 
किशोर-प्रेम का परिचय मिल जाता है । 

४ प्रन्यत्न भी वह चन्द्रगुप्त की सहायता के लिए प्रयत्नशील 
दिखाई गई है । 

५ चन्द्रगुप्त द्वारा शेर से रक्षित होने से वह उसकी उपकृत 
भी है। 

६ मगध से चन्द्रगुप्त के निर्वासन के भीतरी कारणों में से वह 
भी एंक है। (१० ११३) 

७ वह अपने और चन्द्रगुप्त के मार्ग मे बाधक परबंतेश्वर को भी 
समाप्त कर चुकी है । 

८. अपने पिता की श्रन्याय पूर्ण नीति से' वह अ्रसतुष्ट रही है। 
इन सब बातों के कारण उसे उपयुक्त अवसर पर चद्रगुप्त से विवाह 
करना चाहिए था, आत्महत्या नहीं | स्थात्‌ इसी से आलोचक कहते 
हैं कि उसके चरित्र के आधार पर उसक्ी मृत्यु श्रसगत है । किन्तु प्रसाद 


६४] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


'जी ने किन कारणों से आत्महत्या' करवाई, वे भी सोचे जा सकते हैं 
वे हैं-. 
१. प्रसाद जी इस युग की नारी-भावना से विशेष प्रभावित रहे 
हैं, ॥| वह एक ही व्यक्ति का दो नारियों से विवाह नहीं करवा सकते 
थे। और वह भी चन्द्रगुप्त जेसे महत्वपूर्णा व्यवित से । डी० एल० राय 
ने दो नदियों के सागर में समा जाने का तर्क देकर परोक्ष रूप से 
बहुपत्नीत्व का,समर्थंन कर दिया । कितु प्रसाद जी इतिहास से वर्तमान 
' के लिए आदशे संगठित करने का हृष्टिकोण लेकर चले थे, अतेव ऐसा 
समाधान वह न दे सके । 

२. अब उन्हें कल्याणी या कार्नेलिया में से नायिका के लिए 
चुनाव करना था । उन्होंने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुकूल, भारतीय 
' गौरव की दृष्टि से कांनेंलिया से चन्द्रगुप्त का विवाह करवाया।. चंद्रगुप्त 
नाटक उह श्य-प्रधान है, कला-प्रधान नहीं । 

.. ३. कल्याणी की मृत्यु की व्याख्या प्रसाद जी. के भ्रन्यः नाटकों 
तथा कहानियों में चित्रित पात्रों के आधार पर भी की जा सकती है। 
' आदश नारी भावना के चित्रण में प्रसाद के ये दो दृष्टिकोण सर्वत्र 
मिलेगें--(क) नारी में मर्यादा पूर्ण आत्म-सम्मान की भावना ।# (ख) प्रेम 
' तथा क॒तंव्य का समतुल्य निर्वाह--न प्रसांद जी प्रेम को भ्रुकने देते हैं, 
न कर्तव्य को। आकाशदीप' तथा पुरस्कार कहानियां इस मत के प्रमाण- 
' स्वरूप प्रस्तुत की जा सकती हैं। आकाशदीप' में नारी अ्रपने पिता हैं के 
हत्यारे से प्रतिशोध इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि वह उसका प्रेमी 
भी है। कितु पिता का हत्यारा होने से वह उस से विवाह भी नहीं 
करती । पुरस्कार' में सिंहमित्र की कन्या अपने देश तथा अपने प्रेमी 
के प्रति समान निष्ठा का अदुभरुत निर्वाह करती है, और मृत्युदण्ड का 
' पुरस्कार चाहती है । स्कन्दगुप्त नाटक में: देवसेना स्कन्दगुप्त को- इस 

# इसका उल्लेख डा० जगन्नाथ शर्मा ने प्रसाद के नाटकों का 

शास्त्रीय अध्ययन' में किया है। . 


चन्द्रगुप्त नाटक के कुछ दोष [६५ 


जीवन के देवता तथा उस जीवन की प्राप्य कहती हुई भी इसलिए 
विवाह नहीं करती क्योंकि इससे उसके भाई की देशभक्ति का गौरव नहीं 
. रहता । चब्द्रगुप्त नांठक की कार्नेलिया चन्द्रगुप्त से प्यार करतीं है किन्तु 
प्रेम और करतेव्य के समतुल्य धरातल पर वह श्रन्त में चन्द्रगुप्त का 
नाम लेने में कोई अपराध नहीं समझती और ग्रीस का आत्मसम्मान 
जिए' कह कर आत्महत्या के लिए तत्पर हो जाती है। प्रसाद की नारी 
विषयेक इस सामान्य भावना के अनुरूष कल्याणी की आत्महत्या को 
भी समझा जा सकता है । उप्तके अडिग आत्मसम्मानी स्वभाव से, तथा 
अपनी स्थिति के इस विश्लेषण से आत्महत्या के औचित्य को समक्ा 
जा सकता है--'मेरे जीवन के दो स्वप्न थे--डुदिन के बाद आकाश के 
नक्षत्र-विलास-सी चन्द्रगु्त की छवि, और पर्वतेश्वर से प्रतिशोध; 
कितु मगध की राजकुमारी आज अपने ही उपवन में बन्दिती है। मैं 
वही तो हूँ जिसके संकेत पर मगध का साम्राज्य चल सकता था। वही 
शरीर है, वही रूप है, वही हृदय पर छिन गया अधिकार और मनुष्य 
का मानदण्ड ऐश्वर्य । अब तुलना में सब से छोटी हूँ | जीवन, लज्जा 
की रंगभूमि बन रहा है। (सिर भुका लेती है) तो जब नंदवंश का _ 
कोई न रहा, तब एक राजकुमारी बच कर क्या करेगी ?” (पृ० १७४) 
इस स्वकथन से स्पष्ट है कि वह मनुष्य का सान-दण्ड अधिकार-ऐश्वर्य 
को समभती है । इसलिए वह नगर अवरोध' करते समय ही बन्दिनी हो 
सकी । उसका जो जीवन हमारे सामने आया है, उसमें वह अपने 
आत्मसम्मान की रक्षार्थ पर्वतेश्वर से प्रतिशोध लेने में ही तत्पर दीखती 
है । पर्वतेश्वर की हत्या करने के उपरांत उस का आत्मसम्मान यह 
इजाजत नहीं देता कि वह अपने पिता के हत्यारे चन्द्रगुप्त से विवाह 
करे। एक मात्र उसी को वरण करने के कारण, वह अपने भावी 
जीवन में किसी और से प्यार नहीं कर सकती थी। अधिकार-ऐश्वर्य 
लुट गया, पव॑तेश्वर से प्रतिशोध भी ले लिया गया और अपने अभीष्ट 
पात्र से वह विवाह नहीं कर सकती--ऐसी अवस्था में उसका यह 


६६] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 
कहते हुए भ्रब मेरे लिए कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहा (पृ० १७६) 
आत्महत्या. करना खटकता नहीं। प्रताद जी ने उसकी आत्महत्या के लिश्‌ 
विशेष मनोवैज्ञानिक स्थिति की छष्टि की है। यह उल्लेखनीय है कि 
अपनी आत्महत्या के बिल्कुल पहले उसने आवेश में पर्वतेश्वर की हत्या 
की थी। वह आवेश्मश्री मनः स्थिति में थी कि चन्द्रमुप्त सामने आा 
गया । ऐसे हताश आवेश में अचानक छुरी मारना असंगत नहीं । 
प्रसाद जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह समरस स्थिति को कभी 
प्राप्त नहीं कर सकी--उसका जीवन सुख-दुःख में असंतुलित रहा । 
कल्याणी इसे स्त्रीकार करती है---मैं अ्रव सुख नहीं चाहती । सुख 
अच्छा है या दुःख---मैं स्थिर न कर सकी ।” (पृ० १७६) प्रसाद जी 
ने राक्षस के द्वारा, कल्याणी की दृष्टि से, नंदराज्य को पुत्र: प्रस्थापित 
करने के प्रयत्न तथा चाणक्य के द्वारा कल्याणी की मृत्यु पर यह 
कहलवाने कि चन्द्रगुप्त आज तुम निष्कन्टक हुए, से कल्याणी की 
मृत्यु को राजनतिक संगति भी प्रदान. करने का प्रयास है। फिर भी 
कक्ष्याणी की मृत्यु की संगति, नाटक की नायिका के प्रशइन को नहीं 
सुलभा सकती है। वस्तुतः चनरद्वगुप्त नाटक में परष ने कोमल को बाँध 
रखा हं--यह पुरुष प्रधान नाटक है । राज्यश्री, मल्लिका, अनन्तदेवी 
ध्र्‌ वस्वामिनी की नारी प्रबलता इसमें नहीं । पुरुष प्रधान में भी यह 
वाणक्य प्रधान है जिसने किसी नर-तारी पात्र को उभरने का अवसर 
नहीं दिया | अतेव ऐसा दिखाई देता है कि प्रसाद ने नायिका-निर्माण 
का कोई प्रयत्न नहीं किया । चन्द्रगुप्त नाठक की प्रकृति को देखते 
हुए, नाथिका-शून्यता से हमें प्रसाद की नाख्यकला में किसी प्रकार का 
दोष नहीं दिखाई देता है । यह आवश्यक नहीं है कि सदेव शास्त्रीय 
हृष्टिकोश से ही काम लिया जाय । 

चन्द्रयुप्त नाटक में बाह्य विरोध की ही कमी नहीं, पात्रों के 
भीतर भी विरोधी वृत्तियों के अपेक्षित इन्द्र का अभाव है। अवश्य ही 
चाणक्य की बाह्य क्रियाशीलता, सुवासिनी के प्रति उसका प्रेम तथा 


चन्द्रगुप्त नाटक के कुछ दोष [६७ 


भीतर की अनासक्ति, वे राग्य तथा राष्ट्र-चितन के दन्द् में. आकर्षण है 
कितु चत्धगुप्तकी परिस्थिति निरपेक्ष वीरता में, आंतरिक दस 
के अ्रभाव से आकर्षण-शुन्यता है। स्कन्‍्दगुप्त भी वीर है, 
कितु अधिकार सुख मादक और हीन है” की अश्रन्तविरक्ति 
उसे सजीव बना देती है। इस दृष्टि से स्कन्दगुप्त की तुलना चाणक्य 
से ही हो सकती है चन्दगुप्त से नहीं । चदच्धगुप्त के लिए सर्वेस्व लुठाने 
वाली कल्याणी और मालविका की मृत्यु के बाद भी वह मात्र क्रमश: 
इतना ही कह पाता है गुरुदेव ! इतनी क्रूरता ? तथा आह, वह स्वर्गीय 
कुसुम” । कल्याणी की आत्महत्या के बाद तनिक भी इन्द्र नहीं चलता 
झ्औौर मालविका के बलिदान का समाचार सुनकर स्थूल दवन्द्र का 
परिचय मात्र मिलता है । सिहरण दुखद समाचार की सूचना 'गद्गदू कंठः 
से देता है कितु चन्द्रगुप्त स्थिति का विश्लेषण करते हुए, कोरे कठ से 
आह ! मालविका ! कहता है। आह ! मालविका' कहने के बाद वह 
अन्य चर्चा करता रहता है। अवश्य ही अन्त में वह सिहरण तथा 
चाणक्य के चले जाने के दुख से भी मालविका को अधिक गौरव देता 
है कितु वह भी कोरे कंठ से । प्रसाद जी अनेक स्थलों पर सात्विक 
अनुभावों, दीर्घे निश्वास, गद्गद्‌ कंठ आदि का उल्लेख करते हैं किन्तु अपनी 
प्रेयसी की मृत्यु पर चन्द्रगुप्त एक दीर्घ निश्वास नहीं लेता, एक आस नहीं 
गिराता । यही नहीं 'गदू-गद्‌ कंठ' से बोलता भी नहीं । मात्र कोरे कथन 
से मालविका के लिए दुख की अभिव्यक्ति, निर्जीव अ्रभिव्यक्ति है। पता 
नहीं वाजपेयी जी इससे कैसे प्रभावित हो गए । # शेक्सपीयर के नाठकों 
में यदि किसी पात्र के सम्बन्ध में ऐसी परिस्थिति आती तो उसके 
अन्त्ृन्द्रमय उद्गार हृदय निकालकर रख देते। किन्तु यहाँ 
चन्द्रगुप्त संतुलित अवस्था में मालविका से इतर चर्चा करता रहता है 
और अंत में उसका स्मरण करके मात्र चिंतित भाव से प्रस्थान करता 
' है। मालविका के: गौरवमय बलिदान का यह कितना फीका पुरस्कार है। 


# देखिए नया साहित्य: नए प्रइन' में मालविका पर लेख । 


६८] परिचित प्रइन, नए उत्तर 


सारे नाठक में उसने मालविका की पुनः चर्चा कभी नहीं की । बस एक 
बार कुछ कह देने से उसका घाव सदेव के लिए भर जाता है। नहीं 
घाव' शब्द लिखना भी गलती है--उसने तो मानों भार उतार दिया । 
इस प्रसंग में स्कन्दगुप्त के प्रेम का स्मरण हो आता है। वाजपेयी 
जी ने आधुनिक साहित्य में चद्धगुप्त को कोरा वीर कहा था, 
कितु ऐसा दिखाई देता है नई पुस्तक में मालविका के प्रसंग में 
उन्होंने अपनी धारणा परिवर्तित कर ली है। हमें यह उचित प्रतीत 
नहीं होता । 'चद्धगुप्त' नाटक का सर्वोत्कृष्ट पात्र चाणक्य है जो दूसरे 
लेखकों के 'चारणाक्य' से भी बहुत आकर्षक है । 

चंद्रगुप्त नाटक में शुंगार के दो में से एक पक्ष में संवेदनात्मक 
भावों से झुंगाररस का परिपाक भी पूरा नहीं हो सका। कल्याणी 
और मालविका की मृत्यु के बाद करुण रसात्मक वातावरण के निर्माण 
में भी नाटककार भ्रसफल रहा है । 

कानलिया के भारत-प्रेम के प्रदर्शन में भी अतिरंजना से काम 
लिया गया है । फ 

प्रसाद जी के नाटकों का व्यक्तित्व उनकी कवित्व प्रधानता में है । 
उनके नाटक उनके कवित्व के कारण जीवित रहेंगे। चाणक्य, सुवासिनी, 
कार्नेलिया, मालविका तथा दाण्ड्यायन के प्रसादपूर्ण, सारगर्भित 
तथा कवित्व-कलित कथन चिर स्मरणीय रहेंगे। कितु कहीं-कहीं प्रसाद 
जी कवित्व-मोह में पड़कर अत्यन्त दोषपुर्ण कथन कह गए हैं। यदि 
चन्द्रगुप्त के निम्न वार्तालाप को प्रसाद जी का कवित्व-मोह कहकर 
टाल न दिया जाए तो मालविका के चरित्र की सारी गम्भीर मार्मिकता 
समाप्त हो जाती है और चन्द्रगुप्त के चरित्र की चांचल्य वृत्ति उभर 
कर सामने आ जाती है । देखिए--- 

माल०--आप महापुरुष हैं; साधारण जन-सुलभ दुर्बलता न होनी 
चाहिए आप में । देव बहुत दिनों पर मैं ने एक माला बनाई है-- 

(माला पहनाती है) 


चन्द्रगुप्ट नाटक के कुछ दोष [६६ 


छा से प्रियवम को जो माला पहनाई गई उसे चन्द्रगुप्त यह 
कहकर स्वीकार करता है---“मालविका, इन फूलों का रस तो भरे ले 
चुके हैं।' 
जो मालविका गभ्भीर है, चन्द्रगुप्त को संयम 'का उपदेश देती है, 
उसका उत्तर और भी कमाल है--नितांत गिरा हुआ--“निरीह कुंसुमों 
पर दोषारोपण क्‍यों ? उनका काम है सौरभ बिखेरनां, यह उनका मुक्त 
दान है। उसे चाहे भ्रमर ले या पवन ।” यदि मधुप और: पुष्प का 
प्रतीकात्मक अर्थ न लिया जाए तो झ्रागे का, मालविका को यह गाता 
निरुद्देश्य हो जाता है-- 
मधुप कब एंक कली का है! 


हो मल्लिका, सरोजिनी या यूथी का पुझ्ञ ।. 
अलि को केवल चाहिए सुखमय' क्रीडा-कुझ्ज ॥ 
इस पर चन्द्रगुप्त का कहना है---/मालविका, मन मधुप' से भी 
चंचल और पवन से भी प्रगतिशील है, वेगवान है । जब गीत में मेधुप 
की अनेकमुखी वृत्ति का संकेत है, तब चन्द्रगुप्त का उक्त कथन कि 'मन' 
मधुप से भी चंचल है' कितना सस्ता और भोंडा लगता है ।. 
प्रसाद जी के नाठकों में दोषों की ' चर्चा करते हुए 
डा० नगेन्द्र लिखते हैं--“वस्तु विधान में कहीं-कहीं बड़े भद्दे जोड़ 
लगे हुए हैं। अनेक स्थानों पर नाटककार को घटनाओं की गतिविधि 
संभालना कठिन हो गया है और ऐसा करने के लिए या तो वांछित . 
व्यक्ति को उसी समय भूमि फाड़कर उपस्थित कर देना पड़ा है अ्थंवा 
किसी का जबरदस्ती गला घोंटना पड़ा है। यह बड़े नाठकों में सर्वत्र 
हुआ है |” चन्द्रगुप्त नाटक उनमें से एक है । पहले हम उक्त कथन के 
भूमि फाड़केर उपस्थित होने वाले. व्यक्तियों को लेंगें। ऐसा दिखाई देता हैं 
कि प्रसाद जी के कुछ पात्र ऐसे दिव्य व देवीशक्ति सम्पन्न हैं. कि जब- 
जहाँ उन की आवश्यकता होती हैं वह सहसा सामने आ जाते हैं। 


७० ] परेचित प्रदन, नए उत्तर 


कथानक में जहाँ-कहीं कोई व्रिरोध-अवरोब खड़ा हो जाता है या किसी 
रक्षणीय पात्र के सामने असंभाव्य तथा विकट संकट उपस्थित हों 
जाता: है ये पात्र स्थान-समय की सीमाओं का अतिक्रमण कर सहसा 
प्रश्तुत हो जाते हैं । इस नाठक में चन्द्रगुप्त यदि अधिक नहीं तो केवल 
ग्यारह बार, चाणक्य पाँच बार और सिहरण दो बार उपस्थित हो 
जाते हैं । कथानक की स्वाभाविकता! पर यह घोर आघात है। वाठक 
में यदि कुछ ही स्थलों पर कार्य की सहसा सम्पन्नता प्रस्तुत की जाए 
तो एक चमत्कार उपस्थित हो सकता है किन्तु सीमोल्लंघन से सहसा 
प्रवेश अस्वाभाविक एवं हास्याॉस्पद हो जाता है। सामाजिक वांछित 
व्येक्ति के आगमन का पूर्व-अनुमान कर लेते हैं । 

अब हम यक्ति के दूसरे पक्ष पर विचार करते हैं जिसमें कहा गया 
है कि प्रसाद जी जबरदस्ती पात्रों का गला घोंद देते हैं । कल्याणी की 
आध्महत्या :हमें असंगत नहीं दिखाई देती किन्तु मालविका का 
मूक बलिंदात अवश्य ही खटकता है । कहा जा सकता है, और जैसा 
कि नन्‍्ददुलारे वाजपेथी का मत भी है, कि असाद ने “मालविका के 
चरित्र को जारी सुलभ त्याग का आदर्श बनाने की चेष्टा की है ।?# 

परन्तु वाजपेयी जी ने मालविका तथा प्रसाद की योजना की 
अड्रांसा 'करते हुये इस बात पर विचार नहीं किया कि क्‍या इस 
बलिदान के बिता चन्द्रगुप्त की रक्षा नहीं हो सकती थी ? 
अंया प्रसाद जी का उस को मरवाना आवश्यक थ्रा' ? नसर-नारी की 
समता विष्वयक धारणशाओं को एक ओर रख कर, चन्द्रगुप्त की मालविका 
के गीत-शब्दों में, मधुपर वृत्ति की उपेक्षा कर के हमें मालविका 
का बलिदान संग्रत नहीं जान पड़ता । पता नहीं वाजपेयी जी को 
इसमें चारंगक्य का कौशल कैसे प्रतीत होता है।यह ठीक है कि 
चन्द्रगुप्त की शैया पर सोने के लिए किसी विश्वास पात्र की आवश्यकता 
थी और वह मालविका ही हो सकती थी । यह भी ठीक है कि चर्द्रगुप्त 
कया साहित्य: नये प्रश्न (प० १६१) 


चन्द्रमुप्त नाटक के कुछ दोष [७१ 


की हत्या का षड्यन्त्र जिस गुप्त रूप से किया गया, उसका प्रतिकार 
भी उतने ही गुप्त रूप से किया जाना था । किल्तु यहाँ यह प्रदन उठता 
है, क्या मालविका के स्थान पर कोई वैसी ही वस्तु रख कर ग्रावृत 
नहीं की जा सकती थी । जब हत्या करने वालों ने सरत देखनी ही 
नहीं थी, चन्द्रगुप्त की शैया पर ही वार करना था, तो चारकक्‍्य-नीति 
की कुशलता ऐसी ही योजना में होती । यहाँ यह प्रश्त किया जा सकता 
है कि यह योजना गुप्त न रहती । शत्रु के सुप्तवर इसे जान लेते । 
उत्तर दिया जा सकता है कि गुप्तचर यह भी तो जान सकते थे कि 
चन्द्रगुप्त रात्रि को प्राचीत राज मन्दिर से सोने के लिए कहीं और ले 
जाया जा रहा है। क्‍या विद्रोहियों और घड्यंत्र कारियों को शयनंग्रह 
तक पहुंचने के मार्ग पर ही नहीं पकड़ा जा सकता था ? जो चद्धभ्ुप्त 
अकेले ही, सिकन्दर और उसके सैनिकों के होते हुए लड़कर भाग 
सकता है, शत्रुओं को गिराकर चाणक्य को बन्‍्दींग्ृह से मुक्त करा 
सकता है, वह सम्पूर्ण शक्ति हाथ में होते हुए विद्रोहियों का प्रतिरोध 
भी कर सकता था । पर प्रसाद जी को मालविका को मरवाना इसलिए 
अभीष्ट था क्‍योंकि कार्नेलिया के लिए स्थान बनाना था। मालविका 
का वलिदान आदर्श है, मामिक है किन्तु उसे बेसा बुद्धि संगत आधार 
नहीं दिया जा सका जैसा कल्याणी की आत्महत्या को दियां गया ! 

हमें मालविका के संस्कारों के आधार पर, उस को सौंपे गए 
अननुकूल कार्यों का सम्पादन भी खटकता है। वह उस सिन्ध देश की 
रहने वाली हैं जहाँ युद्ध-विग्रह नहीं, न्यायालयों की आवश्यकता नहीं, 
और प्रचुर स्वर्ण के रहते भी वहाँ भ्र्थ मूलक विवाद नहीं उठते। वह देश 
मनुष्य के प्राकृतिक जीवन का सुन्दर पालना है। (पृ० १२०) तात्पर्य 
यह कि मालविका सरल-निरछल तथा शांतिप्रिय प्राणी है। हिंसा को. 
वह॒ कितना बुरा समझती है यह उसके स्वकथन से स्पप्ट हैं---मैं 
डरती हूँ, घृणा करती हूँ | रक्त की प्यासी छुर अलग करो अलका | 
- (पृ० १३६) श्री सुभिन्नानन्दन पंत से एक पंक्ति उधार लेकर मालविका 


७२ | परिचित प्रइन, नए उत्तर . 


के चरित्र को व्यक्त किया जा सकता है--- सरलपन ही था उसका 
मन” । चन्द्रगुप्त भी उसकी सरलता पर मुग्ध है। (पृ० १२०) ऐसी 
सरला बालिका से प्रसाद जी ने गुप्तचर का--वाजपेयी जी के शब्दों 
में अत्यन्त विश्वसनीय गुप्तचर का--कार्य लिया है। क्या ऐप्ाा कार्य 
“उसकी प्रकृति के अनुकूल हो सकता है ? 
चन्द्रगुप्त के वस्तु-विन्यास पर शास्त्रीय दृष्टिकोण से अनेक आलोचकों 
ने ्ाक्षेप किए हैं। शास्त्रीय हृष्टि से नाटक के श्रंक उत्तरोत्तर छोटे 
होने चाहिएँ किन्तु चन्द्रगुप्त के चार अंकों में क्रमशः: दृश्य संख्या 
बढ़ती गई है--ग्यारह, ग्यारह, नौ और सोलह । यहाँ नौ के बाद ह॒हय 
संख्या कम होनी चाहिए थी जो कि बढ़ कर सोलह हो गई है । यह सुझाव 
भी दिया जाता है--कदाचित प्रसाद के मन में भी पहले ऐसी योजना 
थी. जो अपूर्ण रही---कि' यह नाटक पाँच अंकों में समाप्त होता। 
सिल्यूकस अभियान की घटना से पाँचवाँ अंक प्रारम्भ होता तो अन्तिम 
अंक में हृद्य संख्या के बढ़ जाने का दोष दूर हो जाता है। 
' शास्त्रीय हृष्टि कोण से यह दोष भी लगाया गया है कि “चन्द्रगुप्त' 
' के प्रत्येक श्रंक में नया वस्तु-विन्यास है और घटनाएं उस समगति से 
अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़तीं जेसे 'स्कन्दगुप्त' में । “चन्द्रगुप्त” की 
अपेक्षा स्कब्द्गुप्त' में वस्तु का समुचित विभाग और संधियों की योजना 
अधिक स्पष्ट रूप में हुई है ।# छ् 
. कुछ आलोचकों का मत है कि तीसरे अ्रंक की समाप्ति के साथ 
नाटक भी पूर्ण हो जाना चाहिए था। चन्द्रगुप्त का सिंहासनारूढ़ 
होना इतना महत्वपूर्ण है कि कथा एक बार समाप्त होकर चतुर्थ 
अंक में पुनः प्रारम्भ की गई है। हम समभते हैं कि तीन अंक 
अपने आ॥राप में पूर्ण नहीं हैं। चन्द्रगुष्त नाटक के प्रथम हृश्य में जिन 
उद्देश्यों की ओर संकेत मिलता है वह चतुर्थ अ्रंक में ही जा कर पूर्ण 
होते हैं, जेसे आम्भीक सहश देश द्रोही का उद्धार, प्रांतीय भेदों का 
# देखिए आधुनिक साहित्य' पृ० २४७ । 


चन्द्रगुप्त नाटक के कुछ दोष [७३ 


निराकरण आदि । साराश मे प्रसाद जी के राष्ट्रीय दृष्टिकोण का प्रति- 
फलन चतुथथ झ्क की समाप्ति के साथ ही होता है। चन्द्रगुप्त नाटक के 
उद्देश्य को ध्यान मे न रखने से ही उक्त आ्राक्षेप हुआ है । 

अवश्य ही प्रसाद जी द्वारा उनकी विभिन्न रुचियो के अनुकूल' अनेक 
पात्रों का सृजन करने से, पात्रों का बाहुल्य हो गया है और उनके लिए 
अनेक हृदयो की योजना होने से कथा-विस्तार भी खटकता है। अनेक 
हृह्य सूच्य हो सकते थे । 

ऐतिहासिक हृष्टि से पच्चीस वर्षो की दीर्घ अवधि की घटनाओं के 
सकलन से चन्द्रगुप्त नाटक में काल-सकलन के अ्रभाव का दोष बताया 
जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आलोचको की दृष्टि चन्द्रगुप्त 
नाटक पर न रह कर इतिहास पर रहती है। चन्द्रगुप्त नाटक के पढने 
से यह कही आभास नही होता कि प्रसाद जी पच्चीस वर्षों की घटनाओं 
को सकलित कर रहे है। नीचे हम दो उद्धरण देते है जिनसे पता 
चलता हैं कि प्रसाद जी ने इस दोष के निराकरण का प्रयास किया है । 
सिकन्दर की पराजय के अवसर पर चन्द्रगुप्त सिल्यूक्स से कहता है-- 
“४ जाओ सेनापति | सिकन्दर का जीवन बच जाय, तो फिर आक्रमण 
करता । (प० १३८०) चाणक्य कात्यायन से कहता है-- अलक्षेन्द्र 
कितने विकट परिश्रम से भारतवर्ष से बाहर किया गया--यह तुम 
भूल गए ? अभी है कितने दिनो की बात । अब इस सिल्यूकस को 
क्या हुआ, जो चलाआया  (प० १६१) नाटककार का सत्य सर्देव 
इतिहास का सत्य नही रहता । दूसरे चन्द्रगुप्त नाटक में चाहे विरोध 
का स्व॒र॒कम है कितु लक्ष्य-सिद्धि के लिए उद्योग की तत्परता 
पर्याप्त है--यहाँ आरोह-अभ्रवरोह, या उत्थान-पतन का सौन्दर्य चाहे न हो 
कितु सतत-सवेग आरोहण का झौदात्य अवश्य है। साथ ही प्रसाद का 
कवित्व-कलन भी है। अतेव साधारणीकरण से चन्द्रगुप्त का काल 
सकलन या इतिहास-सत्य का सस्कार हमे उत्क्रात नही करता, मात्र 
खटक के रह जाता है । 


७४] परिचित प्रशइत, तए उत्तर 


प्रसाद के नाटकों मे रमसच विषयक अनेक दोष ढुृढे जाते है। 
वे इस प्रकार है-- 
१ लम्बे कथानक्त 
घटनाओं का घटाटोप 
कथानको का विस्तुत काय-द्षेत्र 
थ्रुद्धों के विराट प्रदर्शन 
प्राचीन अरम्परा के अनुसार हत्या आादि के वा पित दृश्य 
हृ्य विधान की अपनुकूल योजना । 
लम्बे-लम्बे स्वगंत कथस 
गीसो का वाहुल्य 
क्लिप्ट-कवित्वयूण भाषा 
१० रग्मवीय सकेतों का अभाव 
प्रसाद जी के साहित्यिक नाटक जिन गम्भीर उदवेशयो को लेकर 
लिखे गए हैं, उनके लिए एक विशेष प्रकार के रग्मच की आवश्यकता 
है | प्रसाद जी जब माठक-क्षेत्र मे भ्राए० तब उन्‍हें उस पारसी रमन 
का सामता करना था जहाँ जनता की रुचि को ध्यान मे रखकर, सस्ते 
नाटक अभिनीत होते थे । नाटकों के लिए वे दिन अन्धकारपूर्ण थे जब 
सामाजिक नाठकीय नियमों का निर्माण करते थे। क्योकि कलाकार 
युग भोक्ता' ही नही, यूग निर्माता भी होता है । वह जनता की रुखि का 
विनोदन हो नहीं परिमार्जन भी करता है। प्रसाद जी को यही अभीष्ट 
था, अतेव उन्होने अपने गम्भीर उद्देश्य के अनुरूप सस्ते रगमच की 
परम्परा का त्याग किया । हिन्दी के लाठक साहित्य मे इस' त्याग का 
ऐतिहासिक महत्व हैं। यह किसी अयोग्य-असफल व्यक्ति का उद्घोष 
नही था कि “रगमच के सम्बंध में यह भारी भ्रम है कि नाटक रगमच 
के लिए लिखे जायेँ। प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि नाठक के लिए 
रगेमच हो ।# आलोचको की सहानुभूति के अभाव मे उन्हे रगमच 
#(पृ० ११० काव्य कला तथा अन्य निबंध, तृतीय सस्करण) 


श्ए » शा 


77 9 छू ४७ #छ ०८ 


चन्द्रगुप्त नाटक के कुछ दोष [७४५ 


विषयक नृतन धारणाश्रों के निर्माण के लिए, स्वयं वकालत करती पड़ी । 
उन्होंने अपने नाटकों के अभिनय के लिए उपयुक्त रंगमंच, पर्याप्त द्रव्य, 
कुशल अभिनेता वर्ग तथा शिक्षित-विकसित जनता की मांग की । पश्चिम 
के विकसित रंगमंच पर शेक्सपीयर के हैमलेट तथा “किंग लीयर' 
का सफल अभिनय हो सकता है तो प्रसाद के नाटकों का भी, अवश्य 
कुछ सुधार-परिष्कार के साथ, निश्चित ही प्रभावपूर्ण अभिनय हो सकता 
है। रंगमंच के विधेष जानकार नाटककार श्री जगदीशचन्द्र माथुर 
ने दिल्‍ली विश्वविद्यालय में प्रसाद जयन्ती के अवसर पर भाषण 
* करते हुए उन आलोचनाओं का खंडन किया जो प्रसाद के नाटकों को 
रंगमंच के अननुकूल बताती हैं । 

प्रसाद के स्वगत कथनों के विषय में एक बात कहनी आवश्यक है । 
प्रसाद के इन स्वगत कथनों का विशेष महत्व है। यदि शेक्सपीयर के 
नाठकों से उनके स्वगत कथनों को उड़ा दिया जाए तो उत का सूल्य 
बहुत कम हो जाएगा । प्रसाद के ऐसे कथनों में मनोविश्लेषणात्मक 
प्रन्थियाँ तो नहीं कितु ये पर्याप्त सारपूर्ण तंथा प्रभावपूर्ण हैं। सफल 
अभिनेताओं के मुख से और भी अधिक खिल सकते हैं । 


इलाचन्द्र जोशी के उपन्यास 


क. आधारभृत सिद्धान्त 


ख. 'सन्यासी' का उद्देश्य-तथा 'सुक्तिपर्था 


(पृष्ठ संदर्भ आदि सनन्‍्यासी" के दसवें और 'विवेचना* तथा- 'साहित्य-चितन' 
के प्रथम संस्करणों पर आधारित हैं) 


क, इलाचन्द्र जोशी के आधारभूत सिद्धान्त 
जोशी जी के उपन्यासों के स्वरूप-स्पष्टीकरण तथा उद्देश्यों की 
व्याख्या-विश्लेषण के लिए उन दृष्टिकोशों से अवगति आवश्यक है 
जिनके आधार पर उन्होंने सन्‍्यासी' तथा अपने अन्य उपन्यासों का 
निर्माण किया है। प्रारम्भ में, उन के उपन्यासों पर सहानुभूतिपूर्ण 
आलोचनाओं के ग्रभाव में, # उन्हें अपने उपन्यासों के मूल आधारों 
का स्वयं स्पष्टीकरण करना पड़ा' | दूसरे आलोचकों की आलोचनाश्ों 
का प्रत्युत्तर भी वह देते रहे हैं । कारयित्री के साथ वह भावयित्री प्रतिभा 
भी उनमें है--कलाकार के साथ वह आलोचक भी हैं। अन्य लेखकों . 
पर भी उन्होंने आलोचनाएं की हैं। भ्रतएव उनके दृष्टिकोण को 
उपन्यासेतर साहित्य--विवेचना', 'साहित्य-चितन” आदि आलोचनात्मक 
पुस्तकों--से भी समझा जा सकता है। वे हष्टिकोण इस प्रकार हैं-- 


#जोशी जी को तीन प्रकार के आलोचकों पर विशेष आपत्ति 
है---एक उन परम्परावादियों पर जो अपने सीमित-संकुचित हृष्टि- 
कोण के कारण नए उपन्यासों के गम्भीर महत्व को समभने में “निपट 
असमर्थ' हैं। लेखक के अनुसार इतिवृत्तात्मक उपन्यास की परम्परा 
में पले हुए अपने बचकाने ढड़ के आलोचनात्मक मानों द्वारा वे नयी 
प्रवृत्ति की गहराई की माप-जोख करने में असमर्थ रहे हैं। अधिक-से- 
अधिक वे उसे “पाश्चात्य धारा से प्रभावित गंदा ओर अरलील साहित्य” 
कह॒ कर आत्मसंतोष कर लेते हैं । (० ४५ साहित्य-चितन) 
दूसरे, जोशी जी को उन नये आलोचकों' पर भी आपत्ति है जो 
पाश्चात्य उपन्यासों के नए-नए, छिटपुट (कितु स्थायी महत्व से 
एक दम रहित) प्रयोगों की ओर आकर्षित होकर उनके, तथा उन 


( ७७ ) 


परिक्तित प्रश्न, नए उत्तर [छ८ 


१, जोशी जी 'कला कला के लिए' बाले सिद्धांत पर विश्वास 
नहीं करते । वह कलात्मक सौष्ठव के कायल होते हुए भी उपन्यास में 
चित्रित जीवन को अधिक महत्ता देते हैं ।## पग्रतेव वह मनोविश्लेषश 
को साध्य नहीं साधन मानते हैं। विश्लेषण विश्लेषण के लिए नहीं 
संश्लेषण के लिए है--विश्लेषण की परिणित संश्लेषण में होती 
आवश्यक है। (पृ० ५८, साहित्य चितन) उपर्यक्त दृष्टिकोण के अनुकूल 
जोशी जी ने अपने उपन्यासों में जीवन गत मूल्यों को महत्ता दी है। 

२. मनोविश्लेषण में विश्वास । इस विश्वास के स्वरूप तथा 
सीमाओझों का विश्लेषण निम्न प्रकार से किया जा सकता है-- 
जैसे अन्य उपन्यासकारों को बाइ पास या कतरा' कर निकल गए हैं । 
(वही पृ० ४६) खतरे का पुरा अनुभव करते हुए भी जोशी जी का दृढ़ 
मत है कि “प्रेमचन्दोत्त र-कालीन हिन्दी-उपन्यास विव्व-उन्धास-प्राहित्य 
के एक बहुत महत्वपूर्ण और युग-विवतंक नए मोड़ की सूचना है । 

तीसरे, लेखक को उन कट्टरपंथी प्रगत्तिवादी आलोचकों से भी 
गिला है जो कहते हैं “साहित्यक विचार-धाराशं के रूप में प्रतिक्रियावाद 
मनोविश्लेषणवाद और प्रयोगवाद का रूप रखकर आता है। इनको 
भी जन-विरोधीं सिद्धान्तों के रूप में देखना चाहिए ॥ (वही पृ० ५६) 
इस सम्बन्ध में जोशी जी का उचित उत्तर है कि “मनोविदलेपझ॒बाद 
अंतर्गत के क्षेत्र में उसी हद तक प्रगतिशील है जिस हद तक 
माक्सेवाद बहिजंगत में ।” (वही प्ृ० ५८) 

. ## कोई उपन्यास चाहे घटतापर्ण हो, चाहे झान्त और गम्भीर 
विवेचना से युक्त; चाहे उसमें मामिक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया 


गया हो, चाहे उसे उपाख्यात का रूप दिया गया हो, इन सब बातों से . 


कुछ आता-जाता नहीं । देखना यह होगा कि लेखक की रचना ठोस 
जीवन के केन्द्र पर स्थित है या नहीं, जीवन के मर्म को छूती है या 
नहीं ओर कठोर वास्तविक जीवन संघर्ष के माध्यम से ही रुप्ण, जीवन 
का उपचार सुभाने में समर्थ है या नहीं ।” (प० &८, विवेचना) .. 


७९ | इलाचन्द्र जोशी के आधारभूत सिद्धान्त 


[क| वेयक्तिक तथा सामहिक मानव के श्राच रखों तथा बाह्य क्रिया- 
कलापों आदि को समसने के लिए अ्रन्तरजीवन--बल्कि अच्तरतर 
और अंतरतम जीवन---के दृच्द-चक्र का वेश्लेषिक चित्रण आवश्यक है ।# 
इसी आधार पर उनके उपन्यासों में पात्रों का मनोविश्लेषरपत्मः 
अध्ययन मिलता है । 


[ख]| उदात्तीकरण में विश्वास--जोशी जी इत आदिम प्रवृत्तियों 
के वशवर्ती बनाकर मानव को भाग्य-भरोसे या निस्सहाय रूप में 
जीवन व्यतीत करने की ग्रेरणा नहीं देता चाहते | वरन इन को समझ 
कर--दबाकर नदीं-- सुदिक्षोन्मुसख़ करते की, मानवीय संस्कृति के विकास 
के सुन्दर से सुन्दरतर स्तरों की ओर शप्रेरित-परिचालित करने की 
सत्परेरणा देते हैं ।## इस स्वस्थ दृष्टिकोण के कारण लेखक मानवीय 
स्वभाव को मूलतया अपरिवतेनीय नहीं मानता । इनके अनेक पात्रों की 
पशु प्रवृत्तियों का विध्वंसक विस्फोट हुआ है कितु जोशी जी ने इन वृत्तियों 
के निर्माणात्मक नियमित प्रस्फुटन की सम्भावनाओं के संकेत भी दिये हैं । 


#इस सम्बन्ध में उनका विचार है--'मानवत्ता के लिए सबसे 
कल्याणकर उपाय यह है कि वह अपनी उस शअ्ज्ञात चेतना के गहरे स्तरों 
में प्रवेश कर के उसके भीतर जड़ जमाने वाली आदिकालीन पज्ञु प्रवृत्तियों 
की छान-बीन झौर विश्लेषण करे, और उस पातालपुरी की नारकीय 
अंध-कारा में बद्ध उन संस्कारों की यथार्थता स्वीकार करके ऐसी 
तरकीब निकालने का प्रयत्न करे जिससे गलत रास्ते से होकर उन बद्ध 
प्रवृत्तियों का विध्वंसक विस्फोट न हो ।” (पृ० १७१, विवेचना) 


#%“उन सामूहिक प्रवृत्तियों को दबाने से काम चलेगा, न उन्हें ' 
ग्रस्वीकार करने से और न अज्ञात रूप से उतका आकस्मिक विस्फोट 
होने देने से ।” “गलत रास्तों से होकर बद्ध प्रवृत्तियों का विध्वंसक 
विस्फोट न हो। बल्कि उचित मार्गों से उनका नियमित प्रस्फुटन 
हो ।” (पृ० १७१, विवेचना, प्रेत और छाया' की भूमिका) 


८०] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


[ग] व्यक्ति को भूलकर समाज कौ' समस्याओं पर विचार 
नहीं किया जा सकता । समाज की समस्याश्रों को सुलभाने के लिए 
उसके मूलाधार व्यक्ति की समस्याओं को समझना आवश्यक हो 
जाता है और यही यथार्थ प्रगति है । # 

इनके उपन्यासों में व्यक्ति की समस्याओ्रों में सामाजिक-राजनीतिक 
समस्याओं के बीज देखे गए हैं । अनेक स्थलों पर इस रूप में विकास 
भी हुआ है । 

[घ| अंतरजीवन की प्रगति के साथ बाह्य जीवन की प्रगति भी 
महत्वपूर्ण स्थान रखती है । इसी आधार पर मूल रूप से विषम होते हुए 
भी मनोविश्लेषणवाद तथा मारक्सवाद परस्पर पूरक हैं । ##स्पष्ट है कि 
जोशी जी मनोविश्लेषणवाद की सीमाओं को भी स्वीकार करते हैं । 

उनके उपन्यासों में बाह्य आवेष्टन की, उनन्‍्मन समाज के दूख 
दारिद्र य, रोग-शोक तथा पीड़न-शोषण की उपेक्षा' नहीं हुई है। यही 
नहीं, यथार्थ-आदशे, विवेचना-भावुकता, कर्म-विश्वाम, व्यक्ति-समाज 
आदि का समन्वय भी है । ऐसा करने में जोशी जी दुर्बल समभोतावादी 
नहीं, समझदार समन्वयवादी हैं । 

# आप यह निश्चित रूप से समझ रखें कि “व्यक्तिगत जीवन 
की समस्याएं ही संसार के महान राजनीतिक, आथिक और सामाजिक 
चुक्रों के बीज-रूप--बल्कि मूलगत प्रतीक और आधारभूत सिद्धांत--हैं । 
जब तक आप इन व्यक्तिगत समस्याओं के भीतर निहित रूपकों 
में विश्व के विराठ बाह्य-जीवन-चक्र की समस्याओं को देखने की दृष्टि 
नहीं रखेंगे तब तक आप न तो यथार्थ प्रगति के रूप से परिचित हो 
सकते हैं, न स्ाहित्य-कला के मूल ग्राणों का विकास आपके आगे 
भासित हो सकता है।” (पृ० १७२, विवेचना, प्रेत और छाया 
की भूमिका) 

#क# बाहरी जीवन की प्रगति (जिसमें माक्सियन सिद्धांतों के 
अनुसार होने वाली प्रगति भी शामिल है ) अपने आप में महत्वपूर्ण है, 


इलाचन्द्र जोशी के आधारभूत सिद्धान्त [८९ 


[8] उनके उपन्यासों में यत्र-तत्र फ्रायड, एडलर, युग का प्रभाव 
है। कितु इस प्रभाव को प्रभाव के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए ॥ 
इन में से किसी एक को, उनकी सम्पूर्ण धारणाओं सहित अपना कर 
वादी' (फ्रायडवादी आदि) बनने का प्रयास जोशी जी ने नहीं किया । 
लेखक ने इन तीनों के अस्त्र, मनोविश्लेषण से काम लिया है, क्योंकि 
अन्तर्जंगत के स्तर-स्तर को खोलने में यह यथार्थपरकः उपाय विशेष 
सहायक है ।%%##% 


यह मैं मानता हूँ, केवल मानता ही नहीं हूँ, बल्कि अंडरलाइन' 
करके यह बात कहना चाहता हूँ । पर अंतर्जीवन की प्रगति के साथ 
सामंजस्य स्थापित हुए बिना यह बाझ्य प्रगति शून्य में स्थायित किए 
गए हवाई किलों की तरह ही निष्फल सिद्ध होगी-जैसा कि आज 
तक होती आई है ।” (प० १७३,विवेचना', प्रेत और छाया' की भूमिका) 


“*सनोविश्लेषणवाद और माक्संवाद में मूल गत वैषम्य है ।... 
पर इस- बात को लोग क्‍यों भूल जाते हैं कि मूलगत वैषम्य के बावजूद 
दो धाराएं ऐसी हो सकती हैं जो एक दूसरे की विरोधी न हो कर 
परस्पर पूरक सिद्ध हो सकती हैं ? 'मनोविश्लेषणवाद' अन्तर्जगत के 
क्षेत्र में उसी हद तक प्रगतिशील है जिस हद तक माक्सवाद बहिजंगत 
में ।” (पृ० ५5, साहित्य-चितन', प्रगति की नयी दिशा) 


#4#% सें फ्रायडवाद का समर्थक नहीं हूँ....... फ्रायड का 
मनोविश्लेषण अवचेतना के बहुत ऊपरी स्तर को छू कर रह जाता हैं 
और गहरे स्तरों के सम्बन्ध में बड़ा भ्रम उत्पन्न करता है। उसका लक्ष्य 
ध्वंस की ओर अधिक है । निर्माण की ओर नहीं ।....... -. फ्रायडवादी 
होना एक बात है और फ़ायडवाद के अस्त्र से लाभ उठाना बिल्कुल 
दूसरी बात । प्रमतिवादी आलोचकों को चाहिए कि इस बहुत बड़े भेद 
को ठीक से समझें... ... . . ” (पु० ५८-५९, साहित्य-चिंतन) 


| परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


चि| इनके उपन्यासों में मनोविश्लेषण का' प्रयोग किसी वाद 
शा हृष्टिकोण' के रूप में नहीं, एक शैली के रूप में, एक ऐसे अस्चत्र 
के रूप में हुआ है जो अन्तर्मम की बुजुबा मनोवृत्ति को चीर कर 
जआाड-खंड करने का सफल साधन है ।# 

(छ) मनोविश्लेषण को साधन रूप में अपना कर जोशी जी ने जिस 
ऊहूष्टिकोश से काम लिया है अब हम उसका विश्लेषण करेंगे। 
' खपनन्‍यास साहित्य की आलोचना करते हुए जोशी जी ने उपन्यासकारों 
के चरित्र-विश्लेषण करने वाले तीन वर्गों का विशेष उल्लेख 
किया है । 

(एक) जेम्स जायस और डी० एच० लारेंस का दृष्टिकोण जोशी जी 
को विशेष हानिप्रद जान पड़ा है। लेखक के अनुसार इन लेखकों ने 
अनोविश्लेषण द्वारा नर-नारी के मिधुन-संबन्ध के ऊपर से बूर्जुबा 
हुष्टिकोश के झूठे और ढोंग-भरे परविन्नाचार का सफेद आवरण 
अवदय हटा दिया, कितु मानवीय पशु पवुत्तियों के उद्ात्तीकरण का 
आशास न करके उन्हीं को लक्ष्य मान' लिया--मानवता की अझनावृत 
खच्छू खल स्थिति को लक्ष्य बनाकर मिथ्ुनाचार की प्रवृत्ति को 
आवश्यकता से इतना अधिक महत्व देना आरंभ किया कि उल्टे 
सशुष्य के दैनिक जीवन की छोटी से छोटी क्रिया में--थूकने, खाँसने 
छंकने, उठते. .....में मूल नियोजिका शक्ति. केवल मिश्ुनाचार ही 
जान पड़ी । जैसे नैतिक आतंक हानिकारक है---जो मानव की मूल 
खुत्तियों का दमन करने की प्रेरणा देकर नाना प्रकार के विषैले फोड़ों 
को जन्म देता है--उसी प्रकार उपर्यकत उपन्यासकारों की वह 
आऋतिक्रियात्मक स्थिति जों मानव को पशु बनाने पर तुली हुई है, भी 
खतनी ही बुरी है। (देखिए १४४-४६, विवेचन ) 

. #सनोविश्लेषण अपने आप में कोई विशेष वाद नहीं है, बल्कि एक 
आली है । इस शैली का उपयोग विभिन्न लेखक विभिन्न दृष्टिकोणों और 
अविभिन्न उद्देश्यों को लेकर करते हैं । (पृु० ५६, साहित्य चितन) 


इलाचनद जोशी के आधारभूत सिद्धान्त | छ३े 


(दो) जोशी जी ने शरत, डास्टोइवस्की आदि उपन्यासकारों के 
दृष्टिकोश को भी अस्वस्थ बताया है जो मानवीय दुर्बलताओं को 
महिमान्वित कर के चित्रित करते तथा उच्छु खल, आलसी, विकारग्रस्त 
चरित्र हीन' नायकों के प्रति सहानुभूति उभारते हैं। लेखक ने शरत 
के प्रायः: सभी प्रमुख उपन्यासों तथा डास्टोइबस्की के पाप और दण्ड 
की आलोचना द्वारा इन लेखकों के सदोष दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है। 
दशरत के उपन्यासों की नायिकाएं भी परम्परागत थोथे आदशेवाद की 
लकीर पीटने वाली हैं । वह पुरुष-समाज द्वारा' पीड़ित-शोषित हो कर 
भी उनकी अनुगत हैं, आहत होकर भी आराधक हैं । जोशी के विचार 
में शरत की नारियां किसी भी रूप में प्रगतिशील नहीं--वह “इस हद 
लक भी अपने विद्रोह को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है कि अत्यन्त 
ओऔचित्यपुर्ण परिस्थिति में भी विधवा-विवाह को स्वीकार करें।” 
(पृ० १४४, विवेचना) | 

(तीन) उपन्यासकारों का तीसरा वर्ग वह है--जिस में जोशी जी 
भी हैं--जो मनोवैश्लेषिक एक्स-किरणों से मानव मन की दुर्बलताओं 
को अनावृत करते हैं कितु न तो उनको महिमान्वित करते हैं, न (पहले 
वर्ग के उपन्यासकारों के समान) उसमें रस लेते हैं। नपु सक रोमांटिक 
भावुकता या अश्वु-आविल भावुकता के फेर में पड़ कर ये पापी के 
प्रति करुणा' की दुह्ाई नहीं देते | अवश्य ही जोशी जी ने भी दुर्बल 
अहम्न्य-अःत्मलीद नायकों को लिया है कितु इसलिए नहीं कि पापी 
के प्रति करुणा के नाम पर, उनको रोमांटिक पाप-प्रवृत्तियों का 
भूठा काव्यात्मक रूप भड़कीले रंगों में चित्रित कर उनकी समाज- 
घात्ी मनोवुत्ति को छूत की बीमारी की तरह फेलाने में सहायता दें। 
इन का चित्रण यथार्थ आदर्शवादी कलाकार ऐसे निरपेक्ष रूप में 
करता है [7 पाठक इनके ढोंग भरे झादर्श की पोल से भली भाँति 
परिचित हो जाएं । (देखिए पृ० ११० विवेचना) जोशी जी ने अपने 
सभी उपन्यासों के सामान्य प्रधान उद्देश्य का स्पष्टीकरण करते हुए 


८४] परिचित प्रइन, नए उत्तर 


ग्रपनी नारी-भावना का भी स्पष्टीकरण किया है । उनके 
अतुसार--- मेरे सभी उपन्‍्यासों का प्रधान उद्देश्य व्यक्ति के श्रहंभाव 
की ऐकांतिकता पर तिर्भय प्रहार करने का रहा है--दघुशामयी , 
पंन्यासी, पे की रानी, प्रेत और छाया, “निर्वासिता इन पाँचों 
उपन्यासों में मैं ने इसी हष्टिकोण को अपनाया है। आधुनिक समाज 
में पुरष की बौठ्धिकता ज्यों-ज्यों बढ़ती चली जा रही है, त्यौ-त्यों 
उसका अहंभाव तीजन्र से तीव्रतर और व्यापक से व्यापकतर रूप ग्रहण 
करता चला जाता है। अपने इस अहंभाव की शअ्रस्वाभाविक पूर्ति की 
चेष्टा में जब उसे पग-पग पर स्वाभाविक असफलता मिलती है, तो 
वह बौखला उठता है और उस बोखलाहट की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 
वह भ्रात्मविनाश की योजना में जुट जाता है। उसकी इस विनाश्ञात्मक 
क्रिया का सबसे पहला और सबसे घातक शिकार बनना पड़ता है तारी 
को । युगों से णीडहित और शोदिश वर्ग हैं यह नारी। उसे और भी भ्रधिक 
प्रपीड़ित और अधिक छ्योषित करने की चेष्टा में आज का अश्रहुंवादी 
पुरुष बुद्धिवादी भी है, इसलिए अपनी मनोवृत्ति की यथार्थता से बहुत 
कुछ परिचित भी रहता है और इसी कारण उस के भीतर विस्फोटक 
संघर्ष मचते रहते हैं। साथ ही यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि 
उसी विस्फोट के उपादान वर्तमाव युग की वुद्धिवादिनी नारी की 
शोषित अंतरात्मा में भी प्रलयंकर रूप से जुटते चले जा रहे हैं--कितु 
विपरीत दिशा में । अर्थात्‌ भारतीय नारी के भीतर निकट भविष्य 
में जो विस्फोट होगा वह उसकी युग-युग से पीड़ित आत्मा के प्रचण्ड 
विद्रोह की सामूहिक घोषणा करेगा।” (पृ० १२४) जोशी जी के 
नायकों की अहंमनन्‍्यता तथा अ्रमुख नारी पात्रों की पुरुष-विद्रोहिणी 
प्रवृत्तियों को उक्त दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। इसलिए इन 
के उपन्यास दुखांत बने हैं। इनकी नारियाँ पुरुष के प्रति समर्पण में 
ही अपने जीवन का सार-सर्वस्व नहीं समझती और लेखक के 
अनुसार स्वस्थ विद्रोह करती हैं । 


इलाचन्द्र जोशी के आधारभूत सिद्धान्त [घर 


प्रायः नारियों को अत्यन्त करुणाशील प्रदर्शित किया जाता है। 
जोंशी जी की नारियाँ भी करुणाशील हैं परन्तु वह उतनी ही कठोर 
भी हैं। क्योंकि लेखंक के अंनुसार “जो करुणा हृदय को तत्काल गलाकर 
पीड़ित को केवल आँसुओं का उपहार देकर ही अपना कत्तंव्य पूरा 
समभती हैं, वह कभी जीवनोपयोगी नहीं हो सकती । वह न रोगी 
का रोग हरण करने में समर्थ हो सकती है, न निर्जीव और पुरुषार्थ 
हीन व्यक्तियों को स्वास्थ्य और बल प्रदान कर सकती हैं / (प० ११३ 
विवेचना) वास्तविक करुणा वह है, जो एक सुयोग्य अस्त्रर्नवकित्सक 
दरीर के भीतर स्थित घातक ब्रश की चीर-फाड़ कर के रोगी के प्राण 
बचाकर प्रदर्शित करता है। यह क्रिया ऊपरी दृष्टिकोण से अत्यन्त 
निर्मम और निष्करुण जान पड़ती है......... पर सुयोग्य अस्त्र- 
चिकित्सक जानता है कि इस प्रकार की 'नुशंसता” चरम परिणति को 
प्राप्त हुई सच्ची और संजीवनी करुणा का हीं कठोर रूपांतर है । 
(पृ० ११२-११३ विवेचना) जोशी जी ने नारियों को कठोर दिखाकर, 
पुरुषों को अपने काले कारनामों के कारण जो दुख उठाते दिखाया हैं, 
उसको उक्त झालोक में समभा जा सकता है । 

हमने ऊपर जोशी जी के हृष्टिकोण की व्याख्या के लिए उन्हीं की 
उक्तियों का आश्रय लिया है, अपना मत कहीं-कहीं--और वह भी व्याख्या 
में, निर्शाय में नहीं--प्रयोग किया है। शरत तथा डास्टोइवस्की की 
ओर से भी हम ने कोई तक उपस्थित नहीं किए, क्योंकि यहाँ हमारा 
उद्देश्य मात्र जोशी जी के आधारभूत सिद्धांतों का स्पष्टीकरण 
रहा है | इसी स्पष्टीकरण के हेतु शरत के चरित्र हीन” से हम दो उद्धरण 
देते हैं जो जोशी जी के दृष्टिकोण के साथ ही कुछ-कुछ शंरंत के दृष्टिकोरा 
को भी स्पष्ट करेंगे.। किरणमयी कहती हैं--यंदि अंधा गड़ढें में. गिरतां 
है, ती लोग दौड़ कर उसे उठाते हैं। उस के लिए दुखी होंते' हैं, यर्थों- 
शक्ति मनुष्य उसकी भलाई की चेष्टा' करता हैं, कितु. प्रेम से अ्रधा 
होकर जब मनुंष्ये गड़ढें में लुढ़क पड़ता हैं, तब उसे उठाने के लिंए 





८९६] द परिचित प्रइन, नए उत्तर 


कोई नहीं दौड़ता; बल्कि और भी हाथ-पाँव तोड़-तोड़ कर उसे गडढ़े 
में ही गाड़ देना चाहता है। मनुष्य स्वयं जिस सत्य का प्रचार करता 
है, जरूरत पड़ने पर उसकी मर्यादा नहीं रखता ।” वस्तुत: शरत इस की 
मर्यादा अवश्य रखते हैं । किरणमयी के निम्न दूसरे कथन में इन 
दोनों उपन्यासकारों के दृष्टिकोश का स्पष्टीकरण भली भाँति हो 
जाएगा । किरणमयी दिवाकर से कहती है--“खून के अपराध में 
जब जज साहब किसी अभागे को फाँसी की सजा देते हैं तब वे विचारक 
हैं, कितु अपराधी के हृदय की दुर्बलता का अनुभव कर जिस समय 
वे हल्की सजा देते हैं, उस समय वे कवि बन जाते हैं। इसी प्रकार 
संसार के सामझस्य की रक्षा होती है। इसी प्रकार संसार की भूलें- 
आंतियाँ और अपराध असह्य नहीं होने पाते । कवि केवल सृष्टि ही 
करता हो, यह बात नहीं है, वहु सृष्टि की रक्षा भी करता है।जो 
स्वभावत: सुन्दर है उसको और भी सुन्दर बनाकर प्रकंट करना 
उसका काम है; जो सुन्दर नहीं, उसको असुन्दर के हाथों से बचाना 
उसका काम है ।” मानो जोशी जी कंवि होते हुए भी कवि कम हैं, 
विचारक अधिक । और शरत कवि न होते हुए भी कवि हैं । जोशी जी 
एक जज के समान न्याय करते हैं, श्रपराधी को दण्ड देते हैं--और हम 
समभते हैं कि संसार में इसकी भी उतनी ही आवश्यकता है, नहीं तो 
संसार में उच्छु खलता फेल जाए---औशऔर शरत कवि की भाव॒ुकता से उसका 
उद्धार करते हैं। एक में अपेक्षाकत मस्तिष्क प्रबल है दूसरे में हृदय । 
अन्त में हम जोशी जी के एक ऐसे सामान्य साधन का उल्लेख करेंगे 
जिसे वह अपने उद्देश्य को प्रभावपूर्ण बनाने में काम में लाते हैं। 
वह अपने उपन्यासों में आतंक तथा मामिक करुणा का वातावरण उत्पन्न 
कर के श्रस्तू के विरेचन सिद्धान्त को अपना कर चलते हैं। 'विवेचना' 
में वह लिखते हैं--“उपन्यास कला में मनोवैज्ञानिकता का एक और उद्देश्य . 
माना जा सकता है--जो प्राचीन ग्रीक पंडित अरस्तू का भी मत रहा 
है। वह उद्देश्य यह है कि कलाकार अपनी रचना में प्रचंड श्रातंक 


इलाचन्द्र जोशी के आधारभूत सिद्धान्त [ ८७० 


औ्रौर मामिक करुणा का वातावरण उत्पन्न करके अपने पात्रों के 
मनोविकारों के क्षालन (और स्वभावतः उदात्तीकरण ) के साथ ही 
पाठकों के मन पर भी वही प्रभाव डालता है--अश्र्थातु उनके भी. 
अपने मनोविकारों के क्षालन और उदात्तीकरण से सहायता पहुँचाता 
है ।” (पु० १२२) उन के उपच्यासों में मृत्यु तथा आत्महत्यात्रों के ' 
यथार्थ-विस्तृत तथा जुग॒प्धाव्यज्ञक वर्णन उक्त हृष्टिकोश का परिणाम हैं ।. . 


_अकापवाकताप- रथ ५५ १८००००)+++मपनफ्ा पड ऑमिप)उअनककी का + छा ।5$ 


७ [.क 
ख. संन्यासी' का उददृश्य 

पीछे हम ने जोशी जी के उपन्यासों के जिन आधारभूत सिद्धांतों की 
व्याख्या की है उन का सर्वप्रथम सफल प्रयोग सन्यासी में हुआ | यद्यपि 
जोशी जी की यह दूसरी क्ृत्ति है तथायि उनकी विचारधारा का 
प्रतिनिधित्व जिस सफलता से इस क्षत्ति में हुआ है वह सुक्तिपर्था 
तक और किसी क्ृत्ति में इतनी सफलता से नहीं हो सका। अतेव 
जोशी जी के सिद्धांतों के प्रमाण स्वरूप हमने सन्‍्यासी को ही 
चुना है । 

मनोविश्लेषण द्वारा व्यक्ति की अ्रहम्मन्य आत्मघाती तथा समाज 
विनाशी मनोवृत्ति का अनावरण तथा उस पर निर्भय प्रहार, सनन्‍्यासी 
का मुख्य उद्देश्य है । 

अवश्य ही जोशी जी ने मनोविश्लेषण, मनोविश्लेषण के लिए 
नहीं किया, व्यक्ति की अहंवादी एकांतिकता के उद्घाटन के साधन 
रूप में इसका मुख्य प्रयोजन है कितु अपने आप में भी वह इस अर्थ 
में उद्देश्य अवश्य है कि वह अन्तर्गत का अनुभव कराता है। लेखक 
को यह श्रभीष्ट है कि वह अन्तर्जंगत के उस सत्य का श्रनुभव करा 
सके जिस का बाह्य जीवन की परिचालना तथा बाह्य जगत की 
व्यवस्था में बहुत कुछ हाथ है । जोशी जी इसी मनोवैश्लेषिक उपाय से 
मानव-मन के स्तर-प्रति-स्तर को दिखाकर, गाँठ-प्रति-गाँठ को खोल' कर 
यह सिद्ध करते हैं कि व्यक्ति जैसे ऊपर है, भीतर वैसा नहीं है । व्यक्ति 
की वास्तविकता को बाह्य स्तर पर समभने का प्रयास श्रांतिपूर्ण है। 
नन्‍्दकिशोर देश-सेवक तथा सनन्‍्यासी दोनों बनता है कितु वह इस आझ्रादर्शमय 
मायावरण के भीतर कुछऔर ही है। इसलिए नंदकिशोर ठीक कहता है--- 


(८८) 


सन्‍्यासी का उद्देश्य [८६ 


“में ने सन्‍्यासी का वेश धारण किया है, सन्देह नही । पर सन्‍्यासी मैं न 
कभी था और न हूँ ।/ (पृ० ७) इसी से भीतर की उपेक्षा कर के, 
मूल मानव-प्रकृति को समभे बिना, मानव के रोगो के जो उपचार 
सुझाए जाते है, नैतिकता के जो नियम बनाए जाते है वह निर्थक 
सिद्ध होते है । सन्‍्यासी और शाति दोनो ने मूल मानव प्रकृति की महत्ता 
को स्वीकार किया है । शाति सनन्‍्यासी से अपने भाई की. प्रेम कहानी 
का विश्लेषण करते हुए कहती है--“भैया के सदाचार पर मेरा पूर्ण 
विश्वास है और मैं जानती हूँ कि उनका घोर हाजु भी उन पर यह 
दोषारोपण करने का साहस नहीं कर सकता कि कीति के साथ उनका 
किसी प्रकार का अनुचित सम्बन्ध कभी रहा। पर दो हृदयो के 
प्रकृतिगत आकषंण का निवारण करने की शक्ति इस विश्व मे कही 
भी है, इस बात पर मैं कदापि विश्वास नही कर सकती । यह आकर्षण 
सदाचार और दुराचार से परे है । इस का अनुभव मै अपने मर्म के अरा- 
परमाणु से कर रही हूँ । इसलिए किस साहस से भैया को इस बात 
के लिए दोष दे सकती हूँ कि कीति के आकर्षण के मोह से वे श्रपते 
को बचा न सके । ” (प० १४७ सन्या सी) यहाँ सन्‍्यासीकार ने व्यक्त 
किया है कि वही नेतिकता वैज्ञानिक हो सकती है जो मानव की मूल 
प्रकृति की उपेक्षा नही करती' । इसी' तथ्य की उपेक्षा से मॉ-बाप ने दो 
मूल्यवान व्यक्तियों को मृत्यु-मुख मे' फोक दिया। मानव प्रकृति की 
सापेक्षता मे ही हमे किसी व्यक्ति को सदाचारी या कदाचारी' कहने का 
होसला करना चाहिए । 

नन्‍्दकिशोर ने भी शाति के प्रति अपने प्रेम का विश्लेषण करते 
हुए उन साहित्यकारों की खिल्‍ली उडाई है जो स्वर्गीय प्रेम” या 
'सग-रहित निर्लिंप्त प्रेम! की ऐसी मन-गढन्त आदर्श कल्पनाए करते है 
जो “जीवन की' वास्तविक जडो को स्पर्श न कर शून्यलोक के उद्भ्रात 
स्वप्नमय ससार में अपने अवास्तविक आद्शों का जाल बुन कर 
“पाठकों को ऐसे भयकर धोखे मे डाल देती है, जिससे उनकी जीवन- 


8०] परिचित प्रदन, नए उत्तर 


मरण की समस्या हल न होकर अन्त तक विश्लांति के चक्कर में गोते 
खाती फिरती है ।” (पृ० १३६ सन्‍्यासी ) 


श्रन्तजंगत के महत्व के साथ यह बात भी स्वतः स्पष्ट हो जाती 
है कि जोशी जी व्यक्ति की महत्ता व्यक्त कर रहे हैं । व्यक्ति को भूल 
कर, उस के राग-विराग की उपेक्षा कर समाज की समस्याओं पर 
विचार नहीं किया जा सकता । जोशी जी व्यक्ति से समाज तक बढ़ते 
हैं। बलदेव की कथा का प्रारम्भ-अन्त उपयुक्त तथ्य की सिद्धि के 
लिए हुश्रा हैं । 


बलदेव एक कठोर साम्यवादी है। विवेचना को यथाथेता तथा 
मस्तिष्क की वौद्धिकता की उसमें प्रधानता है। शांति गाँधीवादी है 
और उसमें भावुक करुणा तथा हार्दिकता का प्राजुर्य है। बलदेव शांति 
के सम्पर्क में आता है तो उसकी कठोरता पिघलने लगती है। उस के 
कम्यूनिस्ट संस्कारों में एक दवन्द्र प्रारम्भ हो जाता है। यहीं से बलदेव 
की अन्तर्कथा प्रारम्भ होती है | शांति के प्रभावस्वरूप अपनी इन्द्रमयी 
स्थिति का विश्लेषण करते हुए बलदेव नन्‍्दकिशोर से कहता है-- आपकी 
श्रीमती जी (शांति) ने......आज गाँधी जी के बारे में जो बातें सुनाई 
वे ऐसी मार्मिक थीं कि आज अपने जीवन में प्रथम बार मैं गाँधी जी 
को एक दूसरे ही हृष्टिकोश से समभने के लिए उत्सुक हुतश्रा हूँ। मैं 
जानता हूँ कि उनकी बातों में भावुकता की प्रधानता थी और विवेचना' 
का लेश भी नहीं था। पर आज मैं सोचने लगा हूँ कि संसार में 
विवेचना ही क्‍या सब कुछ है ? भावुकता क्‍या कोरी भावुकता < हैं ? 
उसमें क्या कोई सार नहीं ? मेरी विवेचना मुभसे अभी तक कानों में 
कह रही है कि भावुकता में कोई सार नहीं होता****** पर मेरा हृदय 
कह रहा है कि नहीं, भावुकता' ही मनुष्य को जीवन के ऊंचे आद्शों 
की शोर खींच सकती है, जीवन के सच्चे मर्म को समभाने में भावुकता 
ही सहायता पहुँचा सकती है, विवेक तो पग-पग पर मनुष्य के विचारों 


सन्‍्यासी का उद्देश्य द [६१ 


की सच्ची प्रगति में अपने यथार्थवाद से विध्न डाले रहने के सिवाय 
उसके और किसी काम में-नहीं ग्रा सकता । मुझ में जो दो विभिन्न 
व्यक्तित्व वर्तमान हैं............ /” (पृ० १९१, सन्‍्यासी) साम्यवादी 
अतिवादिता के कारण बलदेव का व्यक्तित्व एकांगी था और अब 
विभिन्न विरोधी व्यक्तित्वों में दन्द्र के कारण, समन्वय-संतुलन के अभाव 
में वह अशांत है । न श्रतिवाद अच्छा, न दन्द्रमय स्थिति। इसलिए 
जोशी जी ने बलदेव की कथा को वहाँ समाप्त किया है जहाँ उसमें 
अतिवादिता-ए कांगिता समाप्त हो जाती है । यह बात उल्लेखनीय है कि' 
जोशी जी बलदेव के अच्तर्मंत का विश्लेषण कर के ही नहीं रह गए, 
उनका विश्लेषण भी मनोवृत्तियों के संश्लेषण य। संयोजन के लिए है । 
जोशी जी ने उत्त मनोवैज्ञानिक साहित्यकारों से विरोध प्रकट किया है 
जो मात्र विश्लेषण करके ही रह जाते हैं। विश्लेषण संश्लेषण के लिए 
है--इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए तथा श्रन्य कुछ मनोवैज्ञानिक 
साहित्यकारों के सदोष दृष्टिकोण को प्रकट करने के लिए जोशी जी ने 
एक विशेष वार्तालाप की योजना की है। जब नंदकिशो र शांति से कहता है 
कि वह मनोव॑ज्ञानिक दृष्टि के अभाव में बलदेव में उन्‍्माद के लक्षणों 
को नहीं देख सकी तब शांति उत्तर देती है--“मनोवैज्ञानिक हृष्ठि ! 
कक मैं जानती हूँ तुम मनोविज्ञान के बड़े पंडित हो, तुम्हारा 
विभिन्न विषयों का अ्रध्ययन भी खूब बढ़ा-चढ़ा है । इस अध्ययन के बल 
पर तुम जिस को चाहो पागल या सूर्ख सिद्ध कर सकते हो, यह तुम्हारे 
समान मनोवज्ञानिकों के बाएं हाथ का खेल' है । पर एक बात मैं कहे 
देती हँ--तुम जैसे पण्डितों ने मनुष्य की मनोवृत्तियों को खण्ड-खण्ड 
करके विभाजित करना ही सीखा है, इस बात पर ध्यान देना नहीं 
सीखा कि विभाजन से नहीं, बल्कि विभिन्न विरोधी प्रवृत्तियों के संयोजन' 
से ही मानव स्वभाव की महत्ता प्रतिष्ठित हुई है। अगर मनोवृत्तियों 
के विश्लेषण से ही मनुष्य का यथार्थ स्वभाव जाना जा सकता है, तो 
इस कसौटी पर तुम भी पागल सिद्ध किए जा सकते हो,... (पृ० २२८) 


६२] परिचित प्रहन, नए उत्तर 


अब हम बलदेव के मन की उस संश्लिष्ट स्थिति को लेंगे जहाँ 
संतुलन पाकर बलदेव उपन्यास के रंगमंच से हट जाता है। 
अन्तिम बार ननन्‍्दकिशोर शान्ति के बारे में पूछने के लिए बलदेव से 
मिलता है। तब बलदेव शांति को भूरि-भूरि प्रशस्ति देता 
हुआ अपनी उस दन्द्रमयी शअ्रन्तकंथा की समाप्ति की घोषणा 
करता है जो पहले शांति के सम्पर्क में आने पर प्रारम्भ हुई थी । 
वह कहता है--( शांति से प्रभावित होकर ) मेरे भावुकता 
रहित हृदय में प्रथम बार एक ऐसी टीस उठी जिसने विश्वनारी के 
प्रति एक अवरशनतीय श्रद्धा की हिलोर से मुझे प्लावित कर दिया। में 
' कृतार्थ हो गया, मेरे जीवन के सब श्रभावों की पूति हो गई। मेरा' 
अविश्वासी नास्तिक मन नारी की अनन्तव्यापी महिमा का जयगान गा 
उठा । मेरा कठोर पौरुष पिघलकर उस विश्वजयी महिमा के प्रति 
अविरल धारा से पुलक-अंजलि प्रदान करने लगा। यही कारण है, 
मित्र, कि आज पूर्ण रूप से प्रगतिशील” बनने में मुझे हिमालय पवेत 
की तरह अटल और अविचल बाधा का सामना करना पड़ रहा है। 
में क्या था, क्या होना चाहता था और क्या हो गया । कठोर माक्सवादी 
होने पर भी में झ्राज प्रगति-पंथियों का साथ ठीक तरह से नहीं दे पाता' 
हूँ । भावुकता का एक उद्देल प्रवाह मेरे शुप्क हृदय में एक बाढ़ सी 
पाकर मुझे बहाए लिये जाता हैं। में इतना दुबंल हो गया हूँ कि उस 
बाढ़ के बेग का प्रतिरोध नहीं कर पाता । पर इस दुबंलता में कितनी: 
भ्रधिक सबलता, कैसी स्वास्थ्यप्रद अनुभूति छिपी है, यह मैं संसार 


को कंसे समभाऊँ । (पृ० ४२८, सन्‍्यासी) बलदेव के इस कथन में 
जोशी जी का भ्रपना दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है । जोशी जी ने “माक्सेवाद' 
या प्रगतिशीलता” का तिरस्कार तहीं किया, परिष्कार किया है, उसके 
एकांगीपन को पूर्ण किया है। और इस समन्वित स्थिति का विश्लेषण 
: निम्न प्रकार से हो सकता है-- 0 


सन्‍्यासी का उद्देश्य [९३ 


बलदेव की समन्वित स्थिति ८ 
बलदेव की पूर्व स्थिति -+-शांति के प्रभाव-तत्त्व 


१. बहिमु खता + अन्तमु खता 
२. कठोरता -+ . कोमलता 
३. विवेचना न भावुकता 
४. यथार्थ -+- आदर्श 

५. मस्तिष्क + हृदय 

६. माक्सवाद -+- गाँधीवाद 


७. रेडिकलिज्म + कल्चर 

बलदेव एक ऐसे मतवाद का प्रवार करना चाहता है जो आदर्श 
होकर भी वास्तविकता से सम्बन्धित हो, 'रेडिकलिज्म” का पोषक होने 
पर भी सदियों के अनुभव से विकास-प्राप्त कल्चर को युगीन 
आवश्यकतानुसार संशोधित कर के, अपना कर चले । (देखिए पृ० ४२०) 

ये परस्पर विरोधी मत संयुक्त रूप में नहीं चल सकते--जोशी जी 
इस शंका को समभते थे जो नन्‍्दकिशोर द्वारा प्रकट भी हुई हैं--- 

“दुइ न होहि इक संग भुआलू, हँसब ठठाइ फूलाउब गालू” 

बलदेव प्‌ जीवादी सभ्यता द्वारा पुष्ठ सदियों से प्राप्त आचार-विचार 
को जड़ से उखाड़ फैंकने से सहमत नहीं, और ननन्‍्दकिशोर को अपने 
मत का स्पष्टीकरण करता है---मैं 'रैडिकलिज्म' का अर्थ समभता हूँ 
ट्रेन्सवेल्यूएडइन आफ आल वेल्यूज--सदियों के शअ्रनुशीलन से कल्चर 
के जो तत्व संसार में प्रतिष्ठित हो पाए हैं, उन सब को परिवतित 
और  परिसंस्कृत रूप में जन-साधारण के आगे रखता, ताकि व्तेमान 
युग की साधारश जनता की मनोवृत्तियों का जो नवीन विकास शीघ्र 
गति से भविष्य की ओर अग्रसर होता जाता है उसके साथ उन 
तत्वों का एक ऐसा रासायनिक सम्मिश्रण हो जाय जो युगों के प्राचीन 
संस्कृति-तत्वों के बीजों की रक्षा पूरी तरह से करता हुआ. नवीनता के 
साथ उनका चिर-सम्बन्ध स्थापित कर दें ।” जोक्ी जी पर अपने 


९४ | परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


पहले लेख में हम स्पष्ट कर छुके हैं कि उन का विचार है कि 
“मलगत वैषम्य के बावजूद दो धाराएं ऐसी हो सकती हैं जो एक दूसरे 
की विरोधी न हो कर परस्पर पूरक सिद्ध हो सकती हैं। मनोविश्लेषण 
प्रन्तर्जंगत के क्षेत्र में उसी हद तक प्रगतिशील है जिस ह॒द तक माक्सवाद 
बहिजंगित में ।” (पृ० ५८, साहित्य चिंतन) सारतः जोशी जी 
समन्वयवादी हैं तथा अन्तर्वाह्य विकास के समर्थक हैं । वह प्रगतिवाद 
या माक्स वाद को भी देश की संचित संस्कृति तथा मौलिकता के भीतर 
समाहित करके स्वागत कर सके हैं । 

जोशी जी के 'मुक्तिपथ' में उक्त उद्देश्य को चरम परिणति मिली है । 
वह लिखा ही इसी उद्देश्य से गया है । मुक्तिपर्थ से 'सन्‍्यासी' उपन्यास 
की शांति की उस भाव॒ुकता का भी स्पष्टीकरण होता है जिससे बलदेव 
विशेष प्रभावित हुआ है। 'मुक्तिपथ' में 'सन्‍्यासी' का बलदेव क्रांतिकारी 
साम्यवादी राजीव है और सुनन्‍्दा मानो शांति का ही प्रतिरूप । अब हम 
भुक्तिपर्थ के आधार पर सन्यासी' को समझाने का प्रयास करेंगे । 

दोनों उपन्यासों में जोशी जी ने विश्व की विडम्बना पूर्ण खोखली 
स्थिति का उल्लेख किया है ।# व्यक्ति और समाज दोतों में विरोधी बृत्तियों 
का संघर्ष है । स्वेत्र अशाँति का प्रसार है। क्रांतिकारी राजीव ने संसार 
के लिए मुक्तिपर्था का संधान किया है| उस के श्रनुसार “श्रम ! केवल 
श्रम ! जीवन के रुद्ध ख्ोतों को प्रवाह और गति दे सकता है।* 
(प० ४११, मुक्तिपथ) राजीव नितांत बाह्य जगत का प्राणी है और 
फावड़ों और हृथोड़ों के संगठित श्रम से वह प्रगति करना चाहता है। 
वह भाव-जगत में मग्न होना निष्कर्मेण्यता समझता है | राजीव ने जिस 
सुनंदा का उद्धार किया था, अ्रब वही उसका विरोध करती है। सुनंदा 
के अनेक कथनों की कुछ-सारपूर्ण पंक्तियाँ इस प्रकार हैं--- 

# केसे विचित्र युग में हम लोगों ने जन्म लिया है भाई साहब ! 
कम दलितों की दीनता और निर्धनों की पराधीनता के विरुद्ध 
जेसी जबर्दस्त आवाज इस युग में उठाई जा रही है, वैसी श्यायद ही 








सनन्‍्यासी का उद्देश्य [९४ 


. १. “भ्रन्तजंगत के सुख-दुख, स्नेह-प्रेम, राग-विराग, हास और 
रुदन, संवेदन और अनुभावना की प्रवृत्तियों की नितांत उपेक्षा करके 
केवल बाहरी योजनाओ्रों की सफलता और बाहरी व्यवस्था के ध्येय की 
पूर्ति के उद्देश्य से ही मानवीय जीवन का अ्रस्तित्त मान कर चलना 
जाग्रत जीवन-चेतना से फड़कते हुए मनुष्यों का काम नहीं है। यह 
केवल यंत्र-परिचालित मनुष्यों का काम है...” (पृ० ४०७, मुक्तिपथ) 
बलदेव, शांति की जिस भावुकता से अभिभूत है उसका स्पष्टीकरण 
-सुनंदा की उपयु कक्‍त पंक्तियों में है । 

२. “क्या ऐसा रास्ता नहीं निकाला जा सकता कि मनुष्य, 
मनुष्य की तरह ही---बल्कि उससे भी उन्नत और सुसंस्कृत--अन्तर्जगत 
को अपनाने के साथ ही समानान्‍्तर रूप से उस महान योजना की 
सफलता की ओर बढ़ता चला जाय ? यदि ऐसा सम्भव नहीं तो उसकी 
सारी बाह्य प्रगति का मूल्य ही क्या रह जाएगा । यंत्रचालित कठ-पुतलों 
के प्रयत्नों से जो महाव्यवस्था कायम होगी उससे मानवीय संस्कृति 





पहले किसी युग में उठाई गई हो । साथ ही धन के वैभव के प्रति 
मस्तक नत करने की दास-प्रवृत्ति जिस हुद तक इस युग के बने हुए 
नेताओं के भीतर पाई जाती है वह अतुलनीय है......... इस युग में 
एक और साम्यवाद का आदर्श चरम सीमा तक पहुँचते जा रहा है, 
और दूसरी ओर उसके पास ही फासिज्म उम्रतम रूप धारण करके 
अपने कराल जबड़ों को दिखाता है । एक ओर संसार में सर्वत्र शांति 
की पुकार मची हुई सुनाई देती है, दूसरी ओर युद्ध की पेशाचिक 
777॥ 0 सभ्यता और संस्क्ृति का जैसा दर्प इस युग के विश्व 
नेताओं की बातों से प्रकट होता है वह किसी से छिपा नहीं, पर साथ ही 
नग्न बर्बरता को इस युग के लोगों ने जिस हृद तक अपनाया है, वह 
भी अभूतपूर्व है। ...सारे वातावरण में परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का 
घोर संघर्ष जारी है।” (प० १६२-६३, 'सन्‍्यासी बलदेव के शब्द'' 


8६] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


के महान्‌ विकास की आशा करने के बरोबर मू्खंता दूसरी क्‍या हो 
सकती है यह मैं नहीं जानती ।” (पृ० ४०८) 

३. अन्तरराष्ट्रीय आथिक-राजनीतिक व्यवस्थाओं के असंतुलन 
से जिस व्यापक विनाश की सम्भावना हो रही है उसका ध्यान दिलाते 
हुए सुनंदा राजीव से कहती है ---आप यदि कोई ऐसी विश्व योजना 
चाहते हैं जो सम-श्रम द्वारा सच्चे अ्र्थों में सम-कल्याण और स्थायी 
शांति की स्थापना करने में सफल हो तो बाहर के पाथथिव जीवन के 
विकास के साथ भीतर के भाव-जीवन के विकास की ओर भी उतना 
ही सचेष्ट रहें ।” (पृ० ४१२) 

४. आप श्रम-केवल श्रम, और उसके द्वारा मुक्ति---केवल 
मुक्ति चाहते हैं | मैं जीवन में क्षम भी चाहती हूँ और विश्वाम' भी, 
मुक्ति भी चाहती हूँ और बंधन भी । उस श्रम का क्या महत्व जिसके 
सुख का अनुभव विश्वाम के एकांत क्षणों मेंने किया जा सके। उस 
मुक्ति का क्‍या मूल्य जो सहस्त्रों बंधनों के बीच में अपना आभास न 
दे सके ।” (पृ० ४१४, मुक्तिपथ) 

अतेव सन्‍यासी और मुक्तिपर्था में क्रमशः बलदेव-शांति तथा 
राजीव-सुनंदा की कथा-परिणुति से एक ही बात ध्वनित होती है कि 
अन्तर्वाद्य विकास के बिना संसार का कल्याण अ्सम्भव है---जब तक 
राजनीति और संस्कृति, विज्ञान तथा कला, मस्तिष्क तथा हृदय, 
विवेचना तथा भावुकता का समान विकास नहीं होगा तब तक सच्ची 
प्रगति सम्भव नहीं । 

हम यह पहले लिख चुके हैं कि सनन्‍्यासी उपन्यास का मूल उद्देश्य 
एक अहंवादी व्यक्ति को सामने लाकर उसके घातक परिणामों से 
समाज को सचेत करना है । प्रारम्भ से ही नंदकिशोर में ऐसे संस्कारों 
का उल्लेख किया गया है जो उसके अहं के पोषण में सहायक होते हैं । 
वह प्रारम्भ में ही 'अप्राकृतिक-अव्यावहारिक आ्रानंदमय संसार में विचरता 
रहा । (प० ६) उसने वह दूख तनिक भी न सहा जो सहानुभूति तथा 


सनन्‍्यासी का उद्देश्य [६७ 


समता की भांवनाओं का पोषण करता है। नंदकिशोर अपने स्वभाव 
का परिचय देता हुआ कहता है--असल बात यह थी कि सारी 
यूनिवर्सिटी के किसी भी छात्र अथवा अध्यापक के साथ मेरी प्रकृति का 
झान्तरिक संयोग कभी नहीं रहा। मैं ने आज तक कैसा एकांकी 
जीवन बिताया था, यह सोचकर मैं स्वयं स्तम्भित रह गया और मेरी 
रीढ़ से होकर एक आतंक की ठंडी लहर दौड़ गई। अपने बाह्य रूप 
में बहतों से मिला रहता था, पर परी शन्तःप्रकृति बिल्कुल संगीहीन 
विजनबासी और भतिपटठ अक्केली थी” (पृ० ८३-८४) यही कारण है कि 
वह स्त्रीकार करता है बह किसी को भी मित्र न बना सका, उमायति 
को भी परम शिय संगी सम फने का दिखावा था। (प्ृ० 5३) आगे नंदकिशोर 
की अहंवति का परिचय आगरा में जयंती के घर में मिलता है। 
नंदकिशोर आगरा से चलते समय अपनी बड़ाई दिखाने के लिए बच्चों 
को एक-दो नहीं, पच्चीस रुपए देता है । ये रुपए जब लोटा दिए जाते 
हैं तो अपमान की वेदना उसके सारे सिर में भनभना उठती है, और 
बह इन नोटों को फाड़कर ही अपने आहत सम्मान को तृप्त करता है । 
शांति के सम्पर्क में आने के बाद बलदेव प्रेम का त्रिकोण-सा उपस्थित 
कर देता है । वस्तुतः अपनों अहंबृत्ति के कारण नंदकिशोर को बलदेव- 
शांति के आच रणों से शंका होने लगती है। शांति के लघ्ु-सरल 
व्यवहारों में भी वह कुटिलता का आभास पाने लगता है। उस समय 
अपनी मानसिक स्थिति का विश्लेषण करते हुए वह कहता है-- शांति 
ने यदि कुछ प्रसन्न चित्त से बलदेव की चर्चा चलाई, तो इस बात से 
मुभे बुरा लगने का कारण क्‍या था ? मैं बलदेव को पहुँचाकर वापस 
आया, और शांति ने यदि पूछा कि मैं उसे कहाँ तक पहुँचा आया, 
तो इस में कौन सी ऐसी बात थी कि मैं खिन्नच हो गया ? हाँ, उसने यह 
भी कहा कि वह बुरा आदमी नहीं मालूम होता और मेरी बात से उसे 
बलदेव के सम्बन्ध में श्रम हो गया था । तो इससे कया हुआ ? इससे 
यह सिद्ध हुआ कि वह बलदेव के व्यक्तित्व से: आकर्षित हुई है। 


सन्यासी का उद्देश्य [६९ 


“इस अहंभाव की तृप्ति के लिए आप चाहते हैं कि जिस स्त्री से आप 
का सम्बन्ध हो वह पूर्ण रूप से आपकी हो कर रहे, उसका कुछ "भी 
स्वतन्त्र रूप से अपना रहने को न रहे; उसका शरीर, उसका मन 
उसकी प्रत्येक वासना, प्रत्येक कामना, आपकी इच्छा की बलि हो 
जाए; उसके भीतर छिपी हुई कोई गुप्त से गुप्त प्रवृत्ति उसकी अपनी 
हो कर न रहे; वह सब कुछ बिना किसी असमझ्ञस के आपके पैरों तले 
समपित कर दे । सीता के युग में पौराशिक काल में, यह प्रकृति- 
विरुद्ध बात भले ही सम्भव रही हो, पर किसी भी वास्तविक युग में 
यह सम्भव नहीं हो सकती ।” (पु० ३८१) 

नंदकिशोर की श्रहंवृत्ति जिस सामाजिक समस्या--तारी समस्या 
--को जन्म देती है, वह भी सनन्‍्यासी उपन्यास का एक प्रमुख उद्दश्य 
है । इसलिए युगीन नारी की विद्रोहिणी प्रकृति का परिचय जयंती के 
उक्त कथन से मिल जाता है । जोशी जी मानों कहना चाहते हैं कि 
वह युग और था जब नारी पुरुष के अह को सहन कर सकती थी। 
नारी के उद्बुद्ध आत्मसम्मान तथा पुरुष के उद्धत अश्रह की परम्परा 
जयंती ने राम-सीता के युग तक खोजी है । और आज के युग. में उस 
परम्परा का उम्रतम रूप दृष्टि में आ रहा है । जयंती कहती है--'सीता 
का आदर्श चरित्र वास्तविक रहा हो चाहे न रहा हो, पर नारी जाति 
ने एक वास्तविक बात की शिक्षा उससे अवश्य पाई है। वह यह कि 
चाहे वह अपना मन और प्राण पूर्ण रूप से पुरुष को समर्पित कर दे, 
तो भी पुरुष के अ्रह॑ भाव को सन्तुष्ट करने में वह समर्थ नहीं हो सकती । 
पुरुष इसके बाद कुछ ओऔर' चाहता है, और अगर इस कुछ और' 
को भी वह किसी अ्सम्भव और अ्रलौकिक उपाय से प्राप्त कर ले, 
तो वह फिर कुछ झौर' चाहेगा । सीता को अपनी भूल बाद में मालूम 
हुई थी । और जब मालूम हुई, तो उसके नारीत्व का आत्मसम्मान 
जाग पड़ा, और तब उसने राम को आत्म-समर्पित करने की श्रपेक्षा 
पृथ्वी के विवर में समा जाना अधिक उचित समझा । आप में भी 


१०० ] परिचित प्रश्न, वए उत्तर 


सनातन पुरुष के सभी उच्च कोटि के दोष वतंमान हैं। और इन 
दोषों में सब से बढ़ कर वही है जो मैं पहले वबतला चुकी हँ--अ्रहंभाव 
की ज्वाला बुझाने के लिए प्रकृति के सब तत्वों को (जिसमें स्त्री भी 
एक है) पूर्ण रूप से होम करने की प्रवल आकांक्षा । पर इस श्रप्राकतिक 
आकांक्षा की तृप्ति कभी सम्भव नहीं है, इसलिए आपके मन में अशांति 
और असंतोष के भाव सदा बने रहेंगे, और जिस-जिस के संसर्ग में 
आप रहेंगे उत्तके जीवन में भी आ्ाप की वेचेनी के वीज चले जावेंगे | 
(पू० ३८१) सनन्‍्यासीकार ने नन्‍्दकिशेर के अहं का सामान्यीकरण कर 
दिया है और पुरुष के अहंजन्य नारी-इर्दशा का व्यापक परिचय दिया 
है। अन्त में जयंती को भी आत्महत्या करनी पड़ती है। इसका कारण 
भी अमग्रती-कंज्ताश में पारस्यरिक्त प्रेम का, अनुचित व्यवहार का 
नंदकिशोर की ओर से सन्देह किया जाना था। जोशी जी ने जयंती 
की आत्महत्या का भी सामान्यीकरण किया है। परुप के अह जनन्‍्य 
दुर्व्यवहार से तंग आकर अनेक स्त्रियाँ आत्महत्या कर लेती हैं । 
त्रिपाठी जी की बहू जयंती से बताती है कि किस तरह उसका तथा अन्य 
अनेक स्त्रियों के पति अहं जन्य सन्देह बृत्ति के कारण घर के बाहर 
ताला लगाकर काम-धन्चे को जाते हैं। एक मास्टर की नवविवाहिता 
पत्नी की आत्महत्या का झ्रातंककारी वर्शान भी उसने किया जिस से 
जयंती को फिट आ जाता है ।# (पृ० ३७४-७५) 

# जयंती और इस मास्टर की पत्नी की आत्महत्याश्रों का यथार्थ 
जुगुप्सा' व्यज्जक वीभत्स वर्णन किया गया है । किस प्रकार अपने शरीर 
पर तेल छिड़क कर, आग लगा कर उनका अ्रंग प्रत्यंग जलता है, का 
आंतककारी वशुन हुआ है। भारतीय काव्य-श्ास्त्र में ऐसे अप्रिय 
प्रसंगों के ब्योरेवार वर्णोनों को ठीक नहीं समझा जांता | कितु जोशी 
जी अरस्तू के विरेचन सिद्धांत से प्रभावित हैं--“रचना में प्रचण्ड 
आतंक और मामिक करुणा का वातावरण उत्पन्न करके अपने पात्रों 
के मनोविकारों के क्षालन (और स्वभावतः उदात्तीकरण) के साथ ही 


सन्‍्यासी का उद्देश्य [१०१ 


इस प्रकार पुरुष के अहं के वज् विध्वंसकारी परिणामों को दिखा 
कर जोशी जी ने पाठकों के मन में अ्रभीष्ट संवेदनाएं जगाने का' सफल 
प्रयास किया है। 


यहाँ यह लिख देना आवश्यक है कि जोशी जी मानव स्वभाव को 
अपरिवर्तनीय नहीं मानते । उनका उदात्तीकरण में, मूल वृत्तियों के 
उन्नैयन में, विश्वास है । वह चाहते हैं कि ये वृत्तियाँ हमें परिचालित 
न करें, हम इन्हें परिचालित करें। अवश्य ही इन बृत्ति यों का दमन--- 
जो और भी घातक है---नहीं हो सकता, कितु उन्नयन हो सकता है; तिरस्कार 
नहीं, परिष्कार हो सकता है । इन का पयु त्यान, या उन्नत मार्गों की 
ओर नियोजन सम्भव है । अतेव अरहू॑ जो ए क प्रबल शक्ति है--से विनाश 
ही नहीं निर्माण भी हो सकता है। ननन्‍्दकिशोर यही लक्षित कर के. 
स्वीकार करता है-- यदि मेरे भीतर की दानवी शक्ति उचित मार्ग 
पर चलती, तो मैं या तो पुरातत्व अ्रथवा इतिहास के क्षेत्र में क्रांति 
मचाता, या समाज-सुधा रक अ्रथवा देशोद्धारक बनकर एक मान्य नेता 
के पद का प्रयासी होता । ऐसा होने से--मेरे भीतर के धुएँ की और 
आग की ज्वालाओं को बाहुर निकलने का रास्ता मिल जाने से-- 
मेरे जीवन में स्थिरता आ जाती । पर उस आग और थुएं के बद्ध 
रहने से मैं केवल अपनी अन्तरात्मा को जलाने और धु धलके से ढकने 
में समर्थ हुआ; ज्वालाकण मेरे ही भीतर बिखर कर रह गये | फल 
यह हुआ कि मेरी दस्ध आत्मा जहाँ-जहाँ भी अपना हाथ डालती , 
थी, वहीं विध्वंस की सम्भावना मुझे दिखाई देती थी ।” (प० ३५४) 


पाठकों के मन पर भी वही प्रभाव डालता है--श्रर्थात उनके भी अपने 
मनोविकारों के क्षालव और उन्नतिकरण में सहायता पहुँचाता है।” 
(पूृ० १२१-२२, विवेचना) जोशी जी के अनुसार उपन्यासकला में 
मनोवैज्ञानिकता का एक उक्त उद्देश्य भी माना जा सकता है। 
(पृ० १२१, विवेचना ) द 


१०२] परिचित प्रइन, नए उत्तर 


लेखक ने सन्यासी उपन्यास को सुखांत नहीं बनाया । नंदकिशोर 
शांति से पुनर्मिलन चाहता है कितु शांति उसको तथा अपने पृत्र को 
छोड़कर किसी अज्ञात दिशा में चल देती है। उपन्यास के अंत में 
नंदकिशोर को प्रायश्चित की श्रग्नि में जलते प्रदर्शित किया गया हैं 
और वह स्वीकार करता है--- मैं उन दोनों (पृत्र-पत्नी) के अभाव का 
अनुभव कर रहा हूँ और सम्भवतः: जीवन भर करता रहँगा।” (प० ४६१) 
'इस उपन्यास को दुखांत बनाने का कारण है जोशी जी की क्रांतिकारी 
'नारी-भावना । लेखक शांति को कामायनी की श्रद्धा नहीं बनने देता 
'जो अहंवादी मनु को क्षमा कर उसका उद्धार कर देती है। जोशी जी 
'तंदकिशोर जैसे घोर व्यक्तिवादी और समाजघाती चरित्रों--जोशी जी 
'के शब्दों में सामाजिक धुमकेतुओं--को शिक्षा देना चाहते हैं । जोशी जी 
के विचार में ऐसे खतरनाक जीवों के प्रति करुणा प्रदर्शित कर, उनके 
कुकृत्यों और कुप्रवृत्तियों की सफाई देकर या यह संकेत कर कि अपने 
चघचुरिएत पतन में भी वे महान हैं, एक श्रत्यन्त संकीर््श तथा असामाजिक 
दृष्टिकोण है । अतंव अ्रहंवादी व्यक्तियों पर निर्भय प्रहरण के हृष्टिकोश 
ने नंदकिशोर को चिर दुखी प्रदर्शित किया है | शांति के रूप में जोशी जी 
नारी के विद्रोह को व्यंजित कर रहे हैं और यही वह सभी नारियों 
से चाहते हैं। उन्होंने नारी को नारी के दृष्टिकोण से देखा है, 
पुरुष के दृष्टिकोण से नहीं । शांति के चरित्र गठन में जोशी जी का 
यह विश्वास काम कर रहा है कि “वास्तविक भ्रर्थ में नारी की आत्मा की 
'पूर्णा स्वतन्त्रता का आंदोलन भारत में जैसा भीषण रूप धारण करेगा, 
वैसा संसार ने आज तक किसी युग में कहीं न देखा होगा ।” (पृ० १०५, 
विवेचना) इसका कारण यह है कि यहाँ सदियों से पुरुष समाज ने 
दारुण श्रत्याचार किए हैं ओर भ्रब उस की प्रतिक्रिया भी उतनी ही 
विद्रोहपूर्ण होगी । लेखक ने नारी में--जो शांति में भी है--त्याग- 
करुणा के मूल गुणों की रक्षा करते हुए भी, उसे नृतन नैतिक मूल्यों की 
ओर जागरुक करने का आद्श रखा है। 


सन्‍्यासी का उद्देश्य [१०३ 


सारतः सन्‍्यासी उपन्यास के मुख्य उद्देश्य हैं--- 
१. अहं भावना पर प्रहार करना 
२. श्रन्तमेन के सत्य को महत्व देना 
३. मनोविश्लेषणात्मक साहित्यकारों के लिए मनोविश्लेषण के 
आदर्श प्रस्तुत करना । (विश्लेषण, संश्लेषण के लिए है आदि) 
४. मानव-समाज की श्रन्तर्बाह्य प्रगति के लिए विरोधों के 
समन्वय में विश्वास प्रकट करना' 
५. नारी दुदंशा को सामने लाना 
६. परम्परामुक्त नारी भावना का निर्माण करना 
अ्रब हम इस उपन्यास के कतिपय गौण उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। 
ये गौण उद्देश्य प्रसंगवश झा गए हैं । उपन्यास के पात्र समाज तथा 
किन्‍्हीं परिस्थिति विशेष में रहते हैं | अ्रतैव पात्रों की प्रतिक्रियाओं के 
माध्यम से भी उहदं श्य व्यक्त हुआ है । ये गोण उद्देश्य हैं-- 
१. विवाह समस्या 
धामिक संकीर्ता को दिखाना 
छुप्नाछत पर व्यंग्य 
जाति-पाँति समस्या की ओर इंगित करना 
तथाकथित सभ्यता पर व्यंग्य 
शिक्षा' प्रशाली के दोष दिखाना 
बेकारी की भीषणता दिखाना 
तथाकथित नेताओं का पर्दाफाश करना 
जुआ खेलने की बुराई दिखाना 
दांति ने अपने भाई की प्रेमकथा के करुण अन्त का जो मामिक 
वरशंन किया है, उससे विवाह समस्या की ओर संकेत मिलता है । लड़के 
लड़की की इच्छा के विरुद्ध, उनके परस्पर प्रेम की उपेक्षा करके, जब 
लड़की का विवाह अनिच्छित पात्र से कर दिया जाता है, तो दो मुल्यवान 
जीवों की हत्या हो जाती है--लड़की आत्महत्या कर लेती है और 


(2 ही छे दूट रद छ& कण दण 


१०४ ] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


लड़का रोग-ग्रस्त होकर मर जाता है। इसका कारण यह था कि सनातनी 
होने की धार्मिक कट्टरता के कारण लड़की का पिता अपनी लड़की का 
श्रार्यसमाजी पात्र से विवाह कर देने का इच्छुक नहीं था । 


नन्‍्दकिशोर का भाई जाति-पाँति की दुहाई देकर समभाता है कि 
यदि उसने विजातीय शांति का साथ न छोड़ा तो उसकी लड़कियों 
का विवाह न हो सकेगा और वे जाति-बहिष्कृत कर दिए जाएंगे--- 
उतकी सारी सामाजिक स्थिति नष्ट हो जाएगी। (प० २७१) 

नन्‍्दकिशोर तथा उमापति आदि की स्पृश्यास्पृश की धारणराश्रों 
पर लेखक ने शांति के द्वारा व्यंग्य किए हैं। (देखिए पृ० ६८-६९) 

सनन्‍्यासीकार ने तथाकथित कल्चर्ड नवयुवक रमाशंकर का वर्शान 
किया है जो अपनी यूनिवर्सिटी का स्टेण्डर्ड' मेन्टेन करने के लिए . 
रेस्टोराँ में इतना खाया करता है कि वह अपना उधार चुकाने में 
भी असमर्थ रहता है । ऐसा सब वह कल्चर' के नाम पर करता है। 
उसका विचार है “जहाँ कल्चर का ध्यान रखना होता हैं वहाँ रुपए-पैसे 
का ख्याल नहीं किया जाता” (पृ० १५७) उसके अनुसार कल्चर है--- 
“अप-टु-डेट फैशन से रहना, सभा-सोसाइटियों में “मिक्स” करता, अच्छी 
सोसाइटी के 'एटीकेट' से वाकिफ रहना, किस समय किस तरह की 
सूट पहनना चाहिए, इस बात की जानकारी रखना, धड़ल्ले से शानदार 
अँगरेजी बोलना--यही और क्या !...... ” (प० १५७) यही रमाशंकर 
शांति को घुर-घुर कर देखने के लिए हत्या करके बेठ जाता है और 
अपनी शोभन सभ्यता का परिचय देता' रहता है । 


यही रमाशंकर ननन्‍्दकिशोर को जुआ खेलने की प्रेरणा देता है 
और नन्दकिशोर अपने सारे रुपए गँवा बैठता है। परोक्ष रूप में लेखक 
ने इससे बचने की व्यक्ञना की है। इस सभ्य रमाशंकर की सभ्यता 
अपने उत्कर्ष पर पहुँच जाती है जब वह अपने मित्र की पत्नी के साथ 
प्रेम करता है और बाद में भाग निकलता हैं। (पू० २४६) 


सन्‍्यासी का उद्देश्य... [१०४ 


प्राधुनिक शिक्षा-प्रणाली भी वास्तविक चरित्र निर्माण के लक्ष्य 
को लेकर नहीं चल सकी । वह दास-मनोवृत्ति का पोषण करती है, 
आत्मनिर्भर नहीं बनाती। यूनिवर्सिटी की शिक्षा-पद्धति “छात्र को 
जीवन के संसर्ग में न लाकर उसे किसी एक काल्पनिक और 
सैद्धांतिक जगत में छोड़ देती है। फल यह होता है कि वह यदि 
यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद कवि होकर निकलता है तो बिना' कुछ 
अनुभव किए अनन्त का राग अलापने लगता है, कथाकार होता है तो 
सिनेमा-राज्य' की अवास्तविक और ऐन्द्रजालिक दुनिया के किस्से लिखने 
लगता है, राजनीति की ओर झ्कुकता है तो कोरा सिद्धांतादी बन 
बैठता है।” (पृ० १८८ बलदेव के शब्द) सारतः यह शिक्षा अव्यावहारिक 
तथा बौद्धिक है । इससे मनुष्य को संघर्ष-विघर्ष में जूकने की शक्ति 
नहीं मिलती । 

तथाकथित नेताश्रों पर भी व्यंग्य किए गए हैं जो मात्र प्लैटफार्मों की 
शोभा हैं--जिन की जिह्दा की गति दीन कितु कार्य पंगु हो गया हैं । उनकी 
कथनी और करनी में अतुल अन्तर मिलता है। अकबर इलाहाबादी के 
शब्दों में उनकी मनोव॒त्ति का परिचय' इस प्रकार दिया जा सकता है--- 

कोम के ग़म में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ । 
रंज लीडर को बहुत है मगर झाराम के साथ । 

जोशी जी अन्तमंन के संसार से निकल कर शहर की बदबुदार 
तंग गलियों में भी गए हैं जहाँ दरिद्रता के दमघोट वातावरण में साँस 
लेना भी भारी है--बलदेव की बहिन अपनी बढ़ती हुई उमर को 
जमाने की बदनजरों से बचाने के लिए मौत का बुर्का श्रोढ़ लेती है । 


कला. 
सन्यासी' के उद्देश्य की व्याख्या कर लेने के पश्चात श्रब हम' 


इस बात की आलोचना करेंगे कि सन्यासीकार अपने उद्देश्य की 
अभिव्यक्ति में कहाँ तक सफल' हुए हैं । 


१०६] पारेचित प्रइन, नए उत्तर 


वास्तविक उद्देश्य वह नहीं होता जो कृत्ति में कर्त्ता समाविष्ट 
करता है, अपितु वह होता है जो पाठकों को प्राप्त होता है । लेखक अपने 
अभीष्ट को पाठकों के मानस खंड पर मुद्रित कर सका है या नहीं, 
यह प्रश्न उद्देश्य के स्वरूप से नहीं, उद्देश्य की कुशल अभिव्यक्ति से 
सम्बंधित है। अतैव उद्देश्य-अभिव्यक्ति की सफलता पाठकों# पर 
पड़े प्रभाव के द्वारा जानी जा सकती है । 

जोशी जी को सर्वाधिक सफलता मूल उद्देश्य की अभिव्यक्ति में 
हुई है श्रतैेव वह सफल कहे जा सकते हैं। उपन्यास पढ़ लेने के 
पश्चात पाठकों में पुरुष की अहम्मन्य' प्रकृति के प्रति संवेदनात्मक 
प्रतिक्रिया जागृत हो जाती है। कोई भी नन्दकिशोर जैसा अहंवादी 
न बने--ये सभी अ्रतुभव करते हैं । मनोविश्लेषणात्मक सत्य के महत्व 
हृदयज्भूम कराने में भी लेखक को पर्याप्त सफलता मिली है--अन्तमंन 
की क्रियाशीलता तथा सामाजिक समस्याओ्रों में व्यक्ति के महत्व को 
हम सम लेते हैं। कितु बलदेव और शांति के द्वारा जिन उद्देश्यों 
की व्यझ्ञना हुई है, वह प्रभावपूर्ण नहीं । आत्मकथात्मक प्रणाली होने के 
कारण नंदकिशोर का चरित्र तो पूर्ण स्पष्ट हुआ है, क्योंकि कथा- 
वक्ता होने के कारण वह सदेव सामने रहा है--कितु शांति के चरित्र का 
स्पष्टीकरण और अपेक्षित था । शांति का चरित्र बाह्याकार स्वरूप नहीं 
धारण कर सका---उसकी महत्ता उसके कार्यों से इतनी अनुभुत नहीं 
होती जितनी दूसरे पात्रों द्वारा कथित है । बलदेव शांति की जिस 
भावुकता से प्रभावित होता है उसका स्पष्टीकरण अपेक्षित था । यही 
नहीं बलदेव पर जो प्रभाव पड़ता है, उसकी अनुभूति पाठकों 
को भी होती । बलदेव का कठोर साम्यवादी रूप अधिक प्रभावपूर्ण 
तथा उसकी पारिवारिक परिस्थितियों के अनुकूल है | शांति की बलदेव 
के प्रति ५ द्धा भी, बलदेव की अनुभूति मूलक बातों से होती है । कितु 
बलदेव के परिवर्तत की संगति के लिए कुछ और दब्द अपेक्षित थे । 

#हमारा तात्पर्य साहित्यिक सदासदविवेक-सम्पन्न पाठकों से है । 


सन्‍्यासी का उद्देश्य [१०७: 


इसलिए हमें कल्याणी 'भावुकता' तथा बलदेव की उक्ति--पूर्ण[रूप से 
प्रगतिशील होने पर भी उनका साथ नहीं दे पाता--को स्पष्ट करने 
के लिए 'मुक्तिपर्थ का आश्रय लेना पड़ा । शांति के चरित्र-चित्रण में 
भी कुछ रेखाएँ और अपेक्षित थीं । इन के अभाव में नारी (शांति) की 
विद्रोह भावना अपेक्षित प्रभावपूर्ण नहीं हो सकी । 


गोदान 


१. नामकररश 


२. वस्तुसंगठन 


(पृष्ठ संदर्भ आदि गोदान के ग्यारहवें संस्करण पर आधारित हैं) 


गोदान--नामकरण 


गोदान (लिख) कर प्रेमचन्द चले गए--साहित्य की घटना जीवन 
की घटना बन गई । प्रेमचन्द के जीवन और साहित्य साधना की एकता 
की घोषणा में गोदान नाम की संयोगवश सार्थकता अद्भुत है। होरी 
के समान निरंतर कर्मरत लेखक को भी काल ने सुला दिया किंतु 
सोते-सोते भी वे दूसरों को जगा गए---और अधिक सोना मृत्यु का 
लक्षण है' की चेतावनी के साथ निरंतर गति-संघर्ष की बेचेनी' दे 
गए ।# भारत को मंगल सूत्र बाँधने का भार भावी पर छोड़ गए। 
कुछ ले नहीं गए, कफ़नत--मप्ृत्यु के पीछे--तक की व्यवस्था भी 
कर गए 

व्यक्तियों के नाम, पंचांग पत्रों से, या मीठे शब्दों के मोह में रख 
दिए जाते हैं। फिर भी यथा नाम विपरीत गुण वाले व्यक्ति समाज 
की इस लोकोक्ति आँख के अंधे नाम नयनसुख' झ्रादि, से बच नहीं 
सकते । इसी दृष्टि से किसी साहित्यिक रचना के शीर्षक-चयन के महत्त्व 
को समझा जा सकता है । 

उपन्यास की अपेक्षा कहानी की शीषक-योजना अधिक सरल है। 
एक-ध्येयता तथा एक तत्त्व की प्रधानता कहानी का शीर्षक सुलभ 
बना देते हैं कितु उपन्यास की अनेकमुखी जटिल विशालता के लिए 
यह अपेक्षाकृत कठिन है। प्रेमचन्दर के उपन्यासों- की. क्षेत्र-व्यापकता 
इस कठिनाई का और भी वद्धंव करती है। 





#१९३६ में प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ-अ्रधिवेशन में सभापति 
के आसन से दिए हुए भाषण के अंतिम शब्द | देखिए कुछ विचार 
(चतुर्थ संस्करण) ए० २१ 


(१०६) 


११० | परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


कुछ साहित्यकार मोहक-श्राकर्ष क शीर्षक से पाठकों को प्रभावित 
करते हैं कितु प्रेमचन्द की ऐसी प्रकृति नहीं थी । प्रेमचन्द का उपन्यासों 
में व्यावहारिक दृष्टिकोश रहा है और शीर्षक-चयन में भी यही लक्षित 
होता है । शीषंक विषयक किसी सिद्धांत का निर्माण चाहे न हो सके 
' फिर भी प्रेमचन्द के उपन्यासों के शीर्षक प्रायः किसी-न-किसी रूप से 
मूल प्रतिपाद्य से सम्बन्धित हैं। यह सम्बन्ध चरित्र (निर्मेला), घटना 
(ग़बन), इतिवृत्त (कायाकल्प), समाधान (सेवासदन, प्रेमाश्रम) या 
उद्देश्य--जिसमें समस्याएं तथा जीवनदर्शन आ जाता है--(प्रतिज्ना, 
वरदान, रंगभूमि, कम भूमि, गोदान) के आधार पर है । 

जैसे-जैसे हिन्दी में उपन्यास-कला का विकास हुआ वैसे ही शीर्षक 
>योजना की कला में भी। जैसे आज के शीर्षकों में अभिधात्मक 
स्थूलता नहीं, प्रतीकात्मक प्रर्थ-गर्भेत्व या व्यज्ञक सुक्ष्मता रहती है। 
इस दृष्टि से चन्द्रकांता सन्‍्तति, मेम की लाश, निस्सहाय हिन्दू, सौ 
अजान एक सुजान या ठेठ हिन्दी का ठाठ से रंगभूमि, कमंभूमि तथा 
गोदान तक के शीषकों में विकास को देखा जा सकता है। कंकाल 
शोदान” आदि ध्वन्यात्मक शीर्षक तत्कालीन शीषंकों से भिन्न प्रकार के 
हैं। स्वयं प्रेमचन्द के उपन्यासों में भी, शीर्षक की दृष्टि से, गोदान 
अलग प्रकार का है-- सदन-आ्राश्रम/ अथवा “भूमि” वाले शीर्षकों से 
इस की प्रकृति भिन्न प्रकार की है। सिवासदन-प्रेमाश्रम” प्रेमचन्द के 
सुधा रात्मक स्थूल दृष्टिकोण के द्योतक हैं तथा “रंगभूमि-कर्मभूमि' में 
कृवित्व ही अधिक है । कम भूमि के बाद गोदान' आया मानो इस संघर्ष 
भूमि पर पहुँच कर लेखेक अधिक यथार्थ-व्यावह्ारिक हो गया और 
तदानकूल शीर्षक भी चुना गया । यह बात महत्वपूर्ण है कि प्रेमचन्द के 
विचार-विकास का क्रम कुछ शीषंकों से भी स्पष्ट हो रहा है । 

गोदान' प्रेमचन्द का अ्रंतिम उपन्यास है--उन के विशिष्ट 
व्यक्तित्व तथा अनुभूत सत्यों का अंतिम निष्कर्ष-आदरश । उन के पुत्र 
श्रीपतराय ने इस बात की ओर संकेत किया है कि होरी के चरित्र 


गोदान नामकरण [१११ 


में उनके जीवन के निजी तत्त्व विद्यमान हैं--इस हृष्टि से गोदान 
प्रेमचन्द के जीवन का होरी के माध्यम से गोदान है । निसस्‍्संदेह प्रेमचन्द 
की अनुभृति-आस्थाओं का, उनके समाज के विवेचन-विश्लेषण का 
अंतिम सार-विचार, उपन्यास के अंत में, होरी-सम्बन्धित इन दो 
गवतरणों से मिल जाता है --- 


१. जब पर्चाताप-पुत हीरा वापस लौट कर होरी की कृतज्ञता- 
स्वीकृति में कहता है-- तुम से जीते जी उरित न हूँगा' दादा ! तो 
प्रेमचन्द की नैतिक भावुकता फुट कर इन शब्दों में होरी को पुरस्कृत 
करती है-- होरी प्रसन्न था । जीवन के सारे संकट, निराशाएँ मानो 
उसके चरणों पर लोट रही थीं। कौन कहता है, जीवन संग्राम में 
वह (होरी) हारा है । यह उल्लास, यह गव॑, यह पुलक क्‍या हार के 
लक्षण हैं । इन्हीं हारों में उसकी विजय है। उसके टूटे फूटे अस्त्र उस 
की विजय पताकाएं हैं । उसकी छाती फूल उठी है, मुख पर तेज आरा 
गया । हीरा की कृतज्ञता में उस के जीवन की भारी सफलता मसूर्तिमान 
हो गई है । उसके बखार में सौ-दो-सौ मत अनाज भरा होता, उसकी 
हाँड़ी में हजार-पाँच सो गड़े होते, पर उससे यह स्वर्ग का सुख क्‍या 
मिल सकता था ? 

२. (हीरा ने उसे सिर से पाँव तक देख कर कहा--तुमः भी तो 
बहुत दुबले हो गए दादा !) होरी ने हँस कर कहा--“'तो क्‍या यह 
मेरे मोटे होने के दिन हैं ? मोटे वह होते हैं जिन्हे न रिन की सोच 
होती है, न इज्जत की । इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है । सौ को 
दुबला करके तब एक मोठा होता है। ऐसे मोटेपन में क्‍या सुख । 
सुख तो जब है, कि सभी मोटे हों ।” (प० ३६२, गोदान) 


उक्त दोनों निष्कर्षों के सम्मिलन से प्रेमचन्द ने जिस वैज्ञानिक 
नैतिकता या परिष्कृत आर्थिक दृष्टिकोण का या व्यक्ति को महत्ता देते 
हुए समाज की सुव्यवस्था का आदर्श रखा है उसी का व्याख्यान गोदान 


११२ | परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


है और यही प्रेमचन्द का मानवता को अ्रन्तिम दान (गोदान) है--जीवन 
भर की अनुभूतियों का निचोड़ । 

जैसे सम्पूर्ण विचारों का निष्कर्ष प्रस्तुत करने में, तथा लेखक की मृत्यु 
के साथ गोदान नाम की संयोगवश साथकता है उसी प्रकार अपने अन्य 
उपन्यासों के नामों के साथ भी इस की सार्थकता है। “रंगशूमि' और 
कर्मशूमि' के बाद गोदान' कितना स्वाभाविक है--इस कर्मशूमि में 
अत्तिम कार्य गोदान ही है। 'रंगभूमि' में कर्म का स्वरूप, उपन्यास के 
नामानुकूल, कवित्व लिए हुए है--जीवन एक खेल है, सच्चे खिलाड़ी 
की भावना (स्पोर्ट्समैत स्पिरिट) से खेलना--हार-जीत निरपेक्ष कितु 
सत्य नीति सापेक्ष । कर्मभूमि का जीवन-हृष्टिकोश कर्मठ थोद्धा' का है 
जिसकी चरम परिणति 'गोदान' के कर्मपथ पर तत्पर होरी में हुई है। 
निरन्तर कर्म-निरत होरी के पग थके कितु रुके नहीं; जीवन संघर्ष में 
सदेव हार हुई। पर कभी हिम्मत नहीं हारी। सम्बल है वही 
नीतिं-मर्यादा। 

वैसे तो गोदान' में गाँव से नगर तक फैले समग्र पुजीवादी आ्राथिक 
 ढाँचे को स्पष्ट किया गया है और इस दृष्टि से गोदान का उद्देश्य 
ग्राम तक सीमित नहीं रहता--समग्र समाज उसका उद्देश्य, है--फिर 
भी लेखक जिस पात्र के द्वारा सर्वाधिक संवेदना जाशृुत करने में 
समर्थ हुआ है, जो उपन्यास का प्रमुखतम पात्र है वह ग्रामीण है और 
प्रेमचन्द हैं ग्राम-चित्रण के कुशल चित्रकार। भारत माता ग्राम वासिनी' 
. है और प्रेमचन्द हैं इस मूक ग्राम की मुखर पुकार । गाय और ग्राम का 
सहज सम्बन्ध है । अतैव एक किसान को गोस्वामी होने की स्वाभाविक 
लालसा रहती हैं । होरी की भ्रगाध साध यही है कि एक पछाई (पश्चिम 
प्रदेश की) गाय' उस के द्वार की शोभा बढ़ाएं। गोधन किसान का मान 
है। हाँ होरी को. मान के अतिरिक्त पय-पान एवं खेत-खलियान का ध्यान 
भी हैं । एक हिन्दू के लिए गाय से धर्म का वास्ता भी है । फिर भी उक्त 
तीनों उद्देश्यों में होरी की सम्मानेषणा प्रमुख है । होरी को यो. उधार 


गोदान--नामकरशण [११३ 


मिली किंतु झ्राथिक दुरवस्था जन्य सहोदर की ईर्ष्या ने उसे समाप्त कर 
दिया । तत्नर्वात होरी का समग्र जीवन मानों गो-प्राप्ति के लिए 
विशुद्ध युद्ध है । महाजनी सेना ने उसकी एक न चलने दी और उसके 
माष-जेठ के प्रखर शीत-ताप की उपेक्षामय कर्मण्यता भी सिर घुनकर रह 
गई । अवश्य हूं! अन्त में गो आई कितु कितने दिनों से अधभूखे 
लू-लुण्ठित होरी की विक्षिप्तावस्था में, अ्रतृप्त इच्छाप्रों की तड़पन के 
रूप में-- तुम आ गये गोबर, मैंने मंगल के लिये गाय ले ली है, वह 
खड़ी है देखो । (१० ३६३) होरी की मरणासन्न स्थिति के उक्त उद्गार 
उसके जीवन की कहानी कह रहे हैं । तनिक चेतना आते ही वह कहता 
है “गाय की लालसा मन में ही रह गई ।” (पुृ० ३६३) गो-प्राप्ति तो 
बड़ी बात है, होरी को मृत्यु-मुख से बचाने के लिए, डाक्टर को 
बुलाने के लिए धनिया के पास धन नहीं--कैसी विडम्बना  होरी 
की अंतिम घड़ियाँ निकट देख, कई आवाजें गोदान' करने की सम्मति देती 
हैं। धनिया भी अपने कर्तव्य को समभती है । दान लेने वाला ब्राह्मरए 
महाजन दातादीन भी ठीक समय पर आ पहुँचता हैं, होरी का इह लोक 
नहीं परलोक सुधारने की फिकर में, और वह भी अपने स्वार्थ की 
चिता में । “धनिया यन्त्र की भाँति उठी, आज जो सुतली बेची थी 
उसके बीस आने पैसे लायी और पति के ठण्डे हाथ में रखकर सामने 
खड़े दातादीन से बोली--मह/राज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा # _ 
यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और पछाड़ खाकर गिर पड़ी।” 
(पू० ३६४) जो होरी गाय की लालसा को मन में ही रख कर के मर 
गया, जीवितावस्था में गो को प्राप्त न कर सका, वह मरने के बाद 
गोदान कर. सका, कैसा मामिक व्यंग्य है। और यह गोदान भी 
वास्तविक नहीं, बीस आने का गोदान है -व्यंग्य के भीतर भी व्यंग्य 
हैं। क्योंकि घर भें गाय की बात नहीं, बछिया भी नहीं हैं, नहीं-नहीं 
पैसे भी नहीं; हैं भी तो बीस आने और वह भी उसी दिन की कमाई 
के। व्यंग्य की तीक्ष्णता और बढ़ जाती है जब यह स्पष्ट होता है 


११४] परिचित प्रशन, नए उत्तर 


कि यह दान भी उस धर्म के ठेकेदार ब्राह्मण-महाजन को दिया जाता 
है जिस की क्ररता का वह स्वयं शिकार है--प्ृृत्यु के बाद भी जो पीछा 
नहीं छोड़ता । होरी की कथा उस संघरषे-जर्जर, झूढ़ि-प्रंस्त भूखे-सूखे 
भारतीय किसान की व्यथा-कथा है जिसके आलोड़ित लाचार भाव 
होठों पर ही आकर मिट जाते हैं, जिसकी तड़पती लालसाएँ चिता की 
'लपटों के साथ ही बाहर निकलती हैं और जिन्हें मरने के बाद भी 
चैन नहीं मिलता । 

गोदान महाजन को किया जाता है जो गाँव की आर्थिक दुईंशा 
का कारण है, और उपन्यास की एक बड़ी समस्या ऋण की समस्या 
की ओर सेंकेत करता है। महाजन ब्राह्मण भी हैं जो ब्राह्मणत्व से 
शुन्‍्य है--धर्म के खोखलेपन की ओर इंगित भी हो जाता है। पैसे न 
होने पर भी घोर निर्धनता में रूढ़ि-पालन के लिए गोदान किया जाता 
है । मरता हुआ होरी इस ओर संकेत करते हुए कहता है--“अब 
जाता हूँ । गाय की लालसा मन में ही रह गयी । श्रब तो यहाँ के रुपए 
'क्रिया-करम में जाएंगे ।” (पु० ३६३) इस तरह गोदान ग्रामीणों के 
'रूढ़िग्रस्त जीवन पर भी व्यंग्य है । 

गोदान ग्राम तथा ग्राम-संस्कृति का भी गोदान है--अब सब की 
समाप्ति हो. रही है । प्रेमचन्द ने श्रेमाश्रम' में जिस राम राज्य वाले 
आदशे-गाँव की कल्पना की थी, ज़मींदार का जिस रूप में सुधार हुआ 
'था--वे सभी स्वप्त हूट गए । गोदान का ग्राम उजड़ रहा है--किसान 
'का लड़का तथा अन्य अनेक ग्रामीण शहर में मिल-मजदूर बन रहे हैं 
ओर किसान (होरी) भी ज़मीन छिन जाने से मज़दूरी करते-करते मर 
रहा है । नगर से गाँव को लौटा गोबर अपने घर की दुर्दशा ही नहीं 
देखता, उसने देखा 'सारे गाँव पर 'यह विपत्ति थी, ऐसा एक भी आदमी 
'नहीं था जिसकी रोती सूरत न हो, मानो उसके प्राणों की जगह बेदसा 
बेंठी उन्हें कठपुतलियों की तरह ना रही है......द्वार पर मनों कूड़ा 
' जमा है, दुर्गन्‍्ध उड़ रही है मगर उत्तकी ताक में न गन्ध है न आश्राँख में 


गोदान--नामकरण [११४५ 


ज्योति । सरे शाम ही से द्वार पर गीदड़ रोने लगते हैं पर किसी को 
ग़म' नहीं ।” (पृ० ३५६ गोदान) वस्तुतः प्रेमचन्द ने रंगभूमि से गोदान' 
तक किसान के ह्ास का, तिलतिल कर गलने श्रोर श्षेष होने का दुखद 
द्रावक चित्रण किया है । यही नहीं ऐसे लगता है कि स्त्रयं प्रेमचन्द भी 
इन्हीं के साथ तिल तिल कर गले-चले गए । तब फिर गोदान' नाम॑ 
कितना सार्थक तथा कितना स्वरूप बोधक है । 

जिस प्रकार कृषक जीवन के व्यक्तिकरण के लिए प्रेमचन्द ने' 
प्रतिनिधि पात्र लिए हैं उसी प्रकार ग्राम्य संस्कृति, भारतीय संस्कृति, के 
प्रतिनिधि-प्रतीक के रूप में गाय' को लिया गया है। गाय--एक साधु- 
शांत परोपकारी पशु-घर्मभीरू शांतिमय परहितकारी क्ृषक-जीवन का 
प्रतीक है । होरी--किसानों का प्रतिनिधिपात्र---गो चाहता' ही नहीं, वह 
स्वयं भी गो है। रामसेवक ने शांतिमय किसानों की शांति-नीति को गऊ 
की उपमा दी है--“महाराज संसार में गऊ बनने से काम नहीं 
चलता । जितना दबो, उतना ही लोग दबाते हैं...... भगवान न करे 
कोई बेईमानी करे, यह बड़ा पाप है । तुम्हीं सोचो, आदमी कहाँ तक 
दबे । यहाँ तो जो किसान है, वह सब का नरम चारा है।# (पृ० ३५४) 
अतेव इस उपन्यास में होरी की मृत्यु मानों आथिक दुरवस्था के हाथों. 
दुबारा गो की हत्या है--भारतीय किसान के कामघेनु मांगलिक गुरों 
या अपरिम्रह प्रधान संस्कृति की हत्या है । 

शांतिप्रिय द्विवेदी लिखते हैं--“ गोदान' शब्द अभ्रब तक की. . 
नेतिकता, धामिकता, दाशंनिकता का एक प्रतीक मात्र रह गया है ।.इस 
उपन्यास का आशिक पक्ष संकेत करता है कि झ्राज धर्म के लिए पथ 
कहाँ रह गया है ।” प्रेमचन्द मानो सचेत कर रहे हैं कि आ्रथिक विधान 
के सुधार के बिना धर्म-पालन कठित-कठोर कार्य है । अ्तैव जहाँ उन्होंने 

#मालती-मेहता के प्रेम विषयक वाद-विवाद में भी प्रेम को गऊ 

कहा गया है भ्र्थात प्रेम में आत्मसमपंण तथा केवल प्रदान करने की 
भावना रहती है, आदान या बदले की नहीं । 


११६] परिचित प्रइन, नए उत्तर 


सेवा-त्याग-मय नेतिक मानों में विश्वास प्रकट किया है, वहाँ यह भी 
संकेतित हैं कि मात्र व्यक्ति पर बल देकर, नेतिक बनने की दुह्ाई देकर ही 
समाज सुधार नहीं हो सकता । यही नेतिकता' को वैज्ञानिक बनाना है । 

गोदान उपन्यास दारुण दुखांतकी है और गोदान नाम इसको 
व्यक्त करने में समर्थ हुआ है। भारतीय रस-सिद्धांत की दृष्टि से 
उपन्यास की करुण हार्द के अनुकूल यह नाम सार्थक है। 

गोदान' की कथा का प्रारम्भ प्रसुखतम पात्र की गो-लालसा से 
होता है और अंत भी उसी पात्र के विशिष्ट गोदान' के साथ । गअतैव 
गोदान नाम मुख्यपात्र तथा सुख्य कथा के अनुकूल है। ऐसा होने तथा 
उपन्यास के अन्त की घटना--गोदान---से, इस उपन्यास के नाम की 
एकरूपता से प्रभावान्विति की वृद्धि होती है । 

क्षी जनादंन प्रसाद लिखते हैं --“ग्रामीण उच्चारण की स्वाभाविकता 
के विचार से, इसका नाम पहले गौदात' रखा गया था। इन पंक्तियों 
के लेखक ने उक्त नाम को पसन्द नहीं किया । श्रत: जैसा कि प्रेमचन्द 
जी स्नेह-वश किया करते थे, उसी क्षण गौ की जगह गो' लिख दिया 
गया ।# हो सकता है कि द्विज जी' ने उन्हें गौ! के स्थान पर गो! 
सुझाया हो, किंतु ग़बन' में प्रेमचन्दर ने नौकर के मुख से भी “गो ही 
कहलवाया है, गौ नहीं। (पृ० १९८, ग़बन) 

सारत: गोदान शीर्षक प्रमुखपात्र का शील' प्रकाशक, सांस्कृतिक 
प्रतीकर्सज्ञ, इतिवुत्त संकेतक, उद्देश्य व्यज्ञक तथा वातावरण-रस-बोधक 
है। किसी अज्ञात कल्लाक़ार 'को क्या सूझी कि इप्तकी सार्थकता बढ़ाने के 
लिए हमारे प्रेमचन्द की श्ाँखें बंद करदीं । 





(तिनंननननननन »ा ता आतिननक फनी लकीशीयकि न नमनननरमनक कक मकान. नननन-+बननननन-न-म-मनननननननम-नम-के ननम-न-ंमभन+ पभाममनन_-न ५५ +-+५क नमी फनन न भननभ-नन नमननमक. 


#प्रेमचन्द की उपन्यासकला# पू० १४ 


2 + 
गोदान का उद्देश्य तथा वस्तु-संगठन 

प्रेमचन्द के उपन्यासों में गोदान' की सर्वोत्कृष्टता के सम्बन्ध में 
आलोचक सामान्यतः: एकमत रखते हैं किन्तु उसके कलागत दोषों के 
सम्बन्ध में इनमें मतभेद है। वैसे तो वस्तु-संगठन की शिथिलता का 
आरोप प्रेमचन्द के उपन्यासों--विशेषरूप से प्रेमाश्रम, रज्भधभूमि जैसे 
गाँव-नगर दोनों की कथा को ले कर चलने वाले वृहदकाय उपन्यासों--- 
पर होता रहा है किन्तु उनके सर्वोत्कष्ट उपन्यास में भी गुणों के साथ ऐसे 
दोषों का विकास ही देखा गया है। फिर भी ऐसे आलोचक भी हैं जो 
गोदान में ग्राम-नंगर दोनों के कथानक को गोदान के स्थापत्य की एक 
महिमान्वित विशिष्टता व्यक्त करते हैं । । 

नंददुलारे बाजपेयी का मत है-- शास्त्रीय शब्दावली के अनुसार 
गोदान में आधिकारिक और प्रासांगिक, दो कथायें पाई जाती हैं। 
आमीणा पान्नों से सम्बन्ध रखने वाली कथा आधिकारिक या मुख्य कथा 

है। नागरिक पात्रों को उपस्थित करने वाली कथा प्रांसांगिक या गौण 

हैं ल 2775 3288 गोदान' उपन्यास के उक्त दोनों कथानक यद्यपि परस्पर 
इतने असम्बद्ध नहीं हैं, फिर भी उनमें वास्तविक ऐक्य की कमी 
अवश्य है । 

“ गोदान' निश्चय ही ग्रामीण जीवन कः उपन्यास है। यदि. उसमें 
नागरिक पात्र आते हैं, तो उनका ग्रामीण पात्रों की गति-विधि से किसी 
न किसी प्रकार का घनिष्ठ संबंध होना ही चाहिए । ऐसाःन होने पर 
उपन्यास के उद्देश्य या कार्य की एकरूपता' में. बाधा पड़ेगी ।- उपन्यास ' में 
दो कार्य या दो उद्देश्य नहीं हो सकते | दो स्वतन्त्र जीवन-चित्रण नहीं किए 
जा सकते, अन्यथा उसकी अन्विति नष्ट हो जांयगी । 


११७ 


११८ | परिचित प्रशन, नए उत्तर 


“गोदान उपन्यास के नागरिक और ग्रामीण पात्र एक बड़े मकान के 
दो खण्डों में रहने वाले दो परिवारों के समान हैं जिनका एक दूसरे के 
जीवन-क्रम से बहुत कम सम्पर्क हैं। वे कभी-कभी आते-जाते मिल लेते 
हैं, और कभी-कभी किसी बात पर झगड़ा भी कर लेते हैं, परन्तु न तो 
उनके मिलने में और न रगड़ने में ही कोई ऐसा सम्बन्ध स्थापित होता 
है जिसे स्थाई कहा जा सके ।” ५ 


'बाजपेयी जी ने अपने मत के समर्थन में विरोधियों के विभिन्न तर्कों 
के उत्तर देने का प्रयास भी किया है। गोदान में दोनों कथाश्रों के 
आचित्य के समर्थक आलोचकों के जिन तककों का उत्तर देने का प्रयास 
किया गया हैं, वे हैं।--- 


१. गाँव-तगर की तुलना द्वारा ग्रामीण परिस्थिति की विषमता 
को स्पष्ट करना और प्रभाव को तीज बनाना । 


२. नागरिक पात्रों द्वारा ग्रामीण-जीवन में सुधार लाने का प्रयत्न 
करना । ० द 
३. यदि नागरिक कथा का अंश उपन्यास में न होता, तो 
उपन्यास के तागरिक पाठकों के लिए उस में कोई आकर्षण न 
रह जाता । द 

४. गोदान उपन्यास भारतीय जीवन के संपूर्ण स्वरूप को हमारे 
दृष्टिपथ पर लाना चाहता है, अ्रतएव उस में ग्राम के साथ-साथ नगरों 
और उसके निवासियों की जीवनचर्या भी दी गई है । 

५. “ग्राम जीवन को नागरिक जीवन से नितांत प्रथक्‌ रकखा भी 
नहीं जा सकंता, क्योंकि आज की भारतीय स्थिति में वे दोनों एक-दूसरे 
से एक. दम अलग हैं नहीं ।” 


'भाधुनिक साहित्य, पृ० १४७-४८ 
प्राधुतिक साहित्य, पृ० १४८-५० 


गोदान का उद्देश्य तथा वस्तु संगठन [११९ 


६. गोदान के ग्रामीण कथानक में कोई चमत्कार पूर्ण घटना-: 
योजना नहीं है, अतएवं नागरिक कथानक को जोड़कर उसे प्रभावशाली 
बनाना आवश्यक था । 

७. वर्तमान भारतीय समाज का वह अंश जो शिक्षित है और 
जो सामाजिक समस्याओ्रों से दिलचस्पी रखता है, मध्यवर्गीय समाज 
ही है । उपन्यास के उद्देश्यों के प्रसार की सम्भावना देखकर लेखक ने 
: सध्यवर्गीय समाज को नागरिक कथा का लालच दिया है, जिस से वह 
इसी बहाने उपन्यास को पढ़े और उससे प्रभावित हो । 

उपन्यासकार जैनेन्द्र जी भी गोदान के नागरिक कथानक को 
थोपा हुआ सा तथा पुस्तक की कथा के साथ एक नहीं! समभते हैं |” 
'उनका विचार है---/शहूर ने आकर पुस्तक के गांव को चमकाया नहीं 
है बल्कि कहीं कुछ बखेरने श्नौर ढकने का प्रयास किया है।” इसलिए 
“यदि मैं लिखता ही तो गोदान करीब दो सो पन्नों का हो जाता । गोदान 
का एक संक्षिप्त संस्करण भी निकला है और मानने की इच्छा होती है 
कि उसमें मूल का सार सुरक्षित रह गया है। यानी दो-सो ढाई-सो में 
गोदान आ सकता था | और क्या विस्मय मोटापा कम होने से उस का 
प्रभाव कम के बजाय और बढ़ जाता, श्रब यदि फैला है तो तब तीखा 
हो जाता ।” शान्तिप्रिय द्विवेदी भी लिखते हैं--इस उपन्यास का 
वृहत्‌ शरीर जिस देहाती जीवन के मेरुदण्ड पर खड़ा है उसकी प्रचुरता 
ओर विदग्धता को देखते हुए इतर प्रसंग क्षेपक' से लगते हैं, इन क्षेफ्कों 
के कारण ही उपन्यास स्थूल काय हो गया है। 

वस्तुत: गोदान का वास्तविक उद्देश्य न समझने के कारण 
आलोचकों ने ऐसे तक-वितर्क दिए हैं। अवश्य ही गोदान में ग्राम का 





देखिए साहित्य का श्रेय और प्रेय' में प्रेमचन्द का गोदानः यदि मैं 
लिखता, (पू० २३१) 

(वही, पृ० २३२) 

*(बही, पृ० २३१) 


'१२० | परिचित प्रदन, तए उत्तर 


सुक्ष्म-यथार्थ तथा समग्रतः सम्पूर्ण चित्रण है, विशेष मामिक कथा भी 
ग्रामीण होरी की है, प्रारम्भ तथा अंत भी ग्रामीण कथा से हुआ है किन्तु 
इस से यह न समभाना चाहिए कि गोदान का उद्देश्य ही यही है। 
वसस्‍्तुतः होरी की कथा संवेदना-उद्बोधन में, गति देने में तो सक्षम' है किन्तु 
उससे पूरी दिशा नहीं मिल सकती । गाँव की दुःखद दशा का कारण 
समग्र समाज का विक्ृत ढाँचा है, जो मात्र ग्रामीण महाजनों के 
शोषणा-कत्यों के चित्रण से स्पष्ट नहीं हो सकता । 

बाजपेयी जी ने गोदान' नाम से यह निष्कर्ष निकाला है कि गोदान 
का उद्देश्य ग्राम-चित्रण है और “इससे यह सूचना नहीं मिलती कि यह 
सम्पूर्ण घारतीय जीवन को चित्रित करने का लक्ष्य रखता है। जो 
लक्ष्य उस कृति का नहीं है, उसे उस पर आरोपित करना व्यर्थ है । 
गोदान' नाम से यही भासित होता है कि इसका सम्बन्ध क्षषकों के 
जीवन के किसी मामिक पहलू से है । और यही वस्तु हम उपन्यास में 
पाने की सम्भावना रखते हैं । किसी दूसरी वस्तु की सूचना उपन्यास 
के नाम से नहीं मिलती ।” (पृ० १४९, आधुनिक साहित्य) हमें यह 
तक उचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि गोदान केवल ग्रामीण हिन्दुओं के 
लिए नहीं वरत नगर के हिन्दुश्रों के लिए भी धामिक कृत्य है और दोनों 
के लिए मरणासन्न स्थिति में महत्त्वपूर्ण दान है । इस से गाव की नहीं 
सम्पूर्ण हिन्दू समाज के जीवन से सम्बन्धित किसी विषय की सूचना 
मिलती है। तो क्या गोदातन का उद्देश्य सम्पूर्ण भारतीय समाज का 
चित्रण है ? इस सम्बन्ध में नलिन विलोचन शर्मा का मत है--“हिन्दी 
के आलोचकों ने एक स्वर से गोदान' की यह आलोचना की है कि 
उसकी कथा-वस्तु अ्सम्बद्ध है । वस्तुत: यही गोदान के स्थापत्य. की वह 
विशेषता है जिस के कारण उसमें महाकाव्यात्मक गरिमा झा जाती हैं । 
नदी के दो पाट श्रसम्बद्ध दीखते हैं पर वे वस्तुतः श्रसम्बद्ध नहीं रहते-- 
उन्हीं के बीच से जल-धारा बहती हैं । इसी तरह गोदान' की श्रसम्बद्ध 
सी दीख पड़ने वाली दोनों कहानियों के बीच भारतीय जीवन की 


गोदान का उद्देश्य तथा वस्तु संगठन [१२१ 


विशाल धारा बहती चली जाती है । भारतीय जन जीवन का, जो एक 
ओर नागरिक है श्रौर दूसरी ओर ग्रामीण, और जो एक साथ ही 
अत्यन्त प्राचीन भी है और जागरण के लिए छुटपटा भी रहा है, इतने 
बड़े पैमाने पर इतना यथार्थ चित्रण हिन्दी ही में ही क्‍यों, किसी भी 
भारतीय भाषा के किसी भी उपन्यास में नहीं हुआ । 7 

हम उक्त कथन के इस अंश से तो सहमत हैं कि इस में जागरण 
के लिए छठपटाते हुए समाज का चित्रण है किन्तु इस से नहीं कि इस 
में भारतीय जीवन की विशाल जल धारा बह रही है! । यह बात स्पष्ट 
हैं कि गाँव का चित्रण जितना पूर्ण है नगर का चित्रण उससे बहुत 
कम । नगर के कम चारियों की समस्याओं का, मध्यवर्गीय बाबूजी”' का 
इसमें संकेत तक नहीं । तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन के भावमूलक पकश्च 
को भी यहाँ स्थान नहीं मिल सकता । सारतः: हम आलोचकों के इन 
दोनों प्रमुख मतों से असहमत हैं कि--- 

१. गोदान गाँव का चित्र है 

२. गोदान गाँव-नगर का, विशाल भारत का चित्र है । 

हमारे विचार में गोदान में गाँव का सम्पूर्ण चित्र होते हुए भी प्रेमचन्द 
ने एक अन्य विशिष्ट दृष्टिकोण से प्रेरित होकर गोदान की रचना की है । 
व्यक्ति को न भूलते हुए विकृत समाज व्यवस्था के परिवर्तेन की प्रेरणा 
देना गोदान का मूल उद्देश्य है। इस उद्देश्य को समभने पर हमें गोदान 
के अनावश्यक से प्रतीत होने वाले प्रसंग, आवश्यक जान पड़ेंगे और 
दोनों कथाओं की अनिवार्यता का ज्ञान हो जाएगा। अतएवं पहले 
हम उक्त मत को स्पष्ठ करेंगे जिसके साथ गोदान का कथा-विधान भी 
स्पष्ट होता जाएगा । 

पहले हम अपने मत के विकृृत समाज व्यवस्था” वाले अ्रंश का 
स्पष्टीकरण करेंगे। यद्यपि गोदान में सभी प्रकार की--राजनेतिक, 
आथिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक--दृषित व्यवस्थाओं को स्पष्ट 


५० कलम +-न-»«>म जे -+>न»का»«»मनमन मनन मम >े+ कम कनन-न+>+ न ननननन-मनम-ा पतन ५4०७ न»-न«+-+ १ न >++-+ न क»- नल > ५ नलम-न-न मन फेक >ननकनन+-न+3»०++म-+प-नम--म 4“ मनन परम नमन न न कननमंन- न ++ नमक तन नमन मनन भी +८-ननननन-म-+-नन--++>न-+मन कनिन+मननन्‍े- न नन»-++++प»-न नाथ 


।आलोचना' का इतिहास विशेषांक (पृ० ११३-१४) 


१२२ | परिचित प्रदइन, नए उत्तर 


किया गया है, फिर भी अधिक ध्यान समाज के लूट-दर-लूट वाले आशिक 
विधान पर दिया गया है। अ्रतएवं पहले हम इसे स्पष्ट करते हैं । 

होरी सरल-निष्कपट है, धर्म-भगंवान-भीरू है श्रतएवं महाजनों से 
पिसता है ॥ किन्तु इसका यह मतलब नहीं कि वह समभदार नहीं । वह 
अपनी नैतिक दृष्टि से अन्याय को सहन करता रहा है किन्तु इसका यह 
तात्परय नहीं कि वह अन्याय-अव्यवस्था के स्वरूप से अवगत नहीं । मरने 
से पहले हीरा को अपने दुबलेपन का रहस्य बताते हुए वह अपने जीवन- 
निष्कर्ष को स्पष्ट करता है-- ““*'**'मोटे वह होते हैं जिन्हें न रिन की 
सोच होती है, न इज्जत की । इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है । सौ 
को दुबला करके एक मोटा होता है | ऐसे मोटेपन में क्या सुख । सुख तो 
जब हैं, कि सभी मोटे हों” (पृष्ठ ३६२ गोदान) । पूंजीवाद की समाज- 
विषमता या समाज में आथिक-असंतुलन जन्य अव्यवस्था इन पंक्तियों में 
स्पष्ट हो रही हैं। होरी की व्यथा-कथा के द्वारा प्रेमचन्द ने महाजनी' 
शोषणा के क्रूर रूप को ही स्पष्ट किया है। इसी को लक्षित कर आलोचक 
गण “ऋणा को समस्या” को गोदान की मूल समस्या बताते हैं । 


गोबर भी इस शोषण की धाँधली से प्रारम्भ से ही परिचित है । होरी 
के समान सब “इज्जत'बनाए रखने की हृढ़ता नहीं दिखा सकते । 
नवयुवक पीढ़ी की उम्रता के द्वारा प्रेमचन्द ने संकेत किया है कि यदि ऐसा 
ही शोषण चक्र चलता रहा तो नई पीढ़ी इसको सहन न कर सकेगी । 
गोदान के गोबर के श्राचरण को उक्त आलोक में देखा जा सकता है । 
उपन्यास के प्रारम्भ में होरी जब मालिक (ज़मींदार) के चिताग्रस्त' 
जीवन की बात कहता है तो गोबर होरी को आड़े हाथों लेता है। जमींदार 
के जीवन को दूसरों के शोषण पर श्राधारित ग्रानन्दमय जीवन बताता 
है । वह यह भी स्पष्ट करता है कि जमींदार का भजन-भाव और दान- 
धर्म किसानों और मजदूरों के बल पर होता है। पाप का धन पचाने के 
लिए उन्हें दान-धर्मं तथा भगवान-भजन की आड़ लेनी पड़ती है | होरी' 
भगवान को बीच में लाकर, जमींदार की रोज चार घण्टे भक्ति की 


गोदान का उद्देश्य तथा वस्तु संगठन [१२३ 


दुह्ाई देकर, पूर्व जन्म के कर्मों का फल बताकर जमींदार को श्राक्षेपों से' 
बचाने का प्रयास करता हैं किन्तु गोबर “भगवान की लीला में भी टाँग 
अड़ाता है; यही नहीं उसे टंगड़ी मार कर होरी के तर्कों को धराशायी 
कर देता है। (पृ० १९) उपन्यास के मध्य में, होली के श्रवसर पर, 
गोबर महाजनों की “लूठ-खसोट का व्यंग्यात्मक उपहासों से पर्दाफ़ाश 
करता है । उपन्यास के अन्त में भी, अपने अनुभवों तथा राजनैतिक 
भाषणों को सुन सुनकर, गोबर होरी की धर्म-भीरुता को लताड़ता है। 
कहता है--“न जाने यह धाँधली कबतक चलती रहेगी, जिसे पेट की 
रोटी मयस्सर नहीं, उसके लिए मरजाद और इज्जत सब ढोंग है, औरों 
की तरह तुम ने भी दूसरों का गला दबाया होता, उनकी जमा मारी 
होती, तो तुम भी भले श्रादमी होते । तुमने कभी नीति को नहीं छोड़ा 
यह उसी का दण्ड है । तुम्हारी जगह मैं होता तो या तो जेहल में होता, 
या फाँसी पर गया होता। मुझसे यह कभी बरदाइत न होता कि मैं कमा- 
कमाकर सबका घर भरूँ और आप अपने बाल-बच्चों के साथ मुह में 
जाली लगाये बैठा रहूँ ।” (पृ० ३५९, गोदान) जेहल' से 'फाँसी! तक 
की उग्रता के सोपानों तक प्रेमचन्द ने संकेत कर दिया हैं। गोबर 
. उन नव जाग्रत नवयुवकों का प्रतिनिधि है जो धाँधली की समाप्ति के 
लिए क्रांतिकारी पगों पर प्रगति का आह्वान कर रहे हैं । 

भोक्‍ता जमींदार भी होरी तथा मेहता को अपने लम्बे भाषणों में 
इस दूषित समाज-व्यवस्था को स्पष्ट करता है और किसानों को किसी 
सद्भावना से नहीं, श्रधिकारों के रूप में रियायतें देने की वाग्वीरता 
प्रदर्शित करता है। उसकी ज़बान की बुद्धि | यह स्वीकार करती है कि 
“किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोदे होने का अ्रधिकार नहीं है| उप- 
जीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणीमात्र का धर्म है। 
समाज की ऐसी व्यवस्था, जिस में कुछ लोग मोज करें और अधिक लोग 
पिसें भर खपें, कभी सुखद नहीं हो सकती ।” (पृ० ५५) 

'मेहता के शब्द पृ० ५५ 


१२४] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


नगर से गाँव आकर मेहता-मालती भी किसान तथा नारी दोनों को 
इस दषित व्यवस्था में पिसते-खपते देखते हैं। उचकी दुर्रशा देख कर 
मालती का जागरूक वितन देखिए--- क्या तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ 
है कि तुम मर॒मर कर कमाओों और जो कुछ पैदा हो, उसे खा न 
सको ? जहाँ दो-चार बलों के लिए भोजन है, एक दो गाय-शेंसों के 
लिए चारा नहीं है ? क्‍यों ये लोग भोजन को जीवन की मुख्य वस्तु 
न समभकर उसे केवल प्राणरक्षा की वस्तु समझते हैं ? क्‍यों सरकार 
से नहीं कहते कि नाम-मात्र के व्याज पर झाए देकर उन्हें सूदखोर 
महाजनों के पंजे से बचाये ? उसने जिस किसी से पूछा, यही मालूम 
हुआ कि उसकी कमाई का बड़ा भाग महाजनों का कर्ज चुकाने में खर्च 
हो जाता है ।” (प० ३११) गाँव की त्यागमयी नारियों को देख कर 
वह श्रद्धानत हो जाती है किन्तु उनकी दुईंशा देखकर द्रवित-झ्रांदोलित । 
उस के आंदोलित विचार किसान तथा नारी-दुर्दशा के लिए समान 
समाधान का संधान कर सके हैं--“नारी को समाज के कल्याण के लिए 
अपने अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी । उसी तरह जैसे इन किसानों 
को अ्रपनी रक्षा के लिए देवत्व का कुछ त्याग करना पड़ेगा ।” 
(पृ० ३१२) मेहता का भादशे-चितन भी हिल उठता है और वह इस 
यथार्थता का अनुभव करता है कि किसानों की भेड़-निरीहता का उत्तर 
महाजन-भेड़ियों ने सदेव पंजे और दाँतों से दिया है। ऐसी अवस्था में 
उनका! देवत्व ही उनकी दुर्दंशा का कारण हो उठता है और मेहता 
भी मालती के समतुल्य धरातल पर चितन करते हैं---“काश ये आदमी 
ज्यादा भौर देवता कम होते, तो यों न ठुकराये जाते..... .उनकी 
निरीहता जड़ता की हृद तक पहुँच गयी है, जिसे कोई कठोर आघात 
ही कमंण्य बना सकता हैं। (पुृ० ३१२) द 

उपन्यास के अन्तिम पृष्ठों में रामसेवक का चितन भी इसी यथार्थ 
भूमि पर आधारित है । वह कहता हैं: “जो गरीब है, बेबस हैं, उसकी 
गरदन काटने के लिए सभी तैयार रहते हैं। भगवान नं करे कोई 





गोदान का उद्देश्य तथा वस्तु संगठन [१२४५ 


बेईमानी करे । यह बड़ा पाप है; लेकिन अपने हक और न्याय के लिए 
न लड़ना उससे भी बड़ा पाप है।...---यहाँ तो जो किसान है, वह 
सब का नरम चारा है ।..:..- यह सब हमारे दब्बूपत का फल है ।.....- 
इस जमाने में जब तक कड़े न पड़ो, कोई नहीं सुनता । बिना रोये तो 
बालक भी माँ से दूध नहीं पाता । (प१० ३५४) रामसेवक ने अन्याय- 
नीति के विरुद्ध किसानों को संगठित होने का आह्वान किया है । 

जैसे किसान गाँव में शोषित-पीड़ित है वेसे ही नगर में मजदूर 
शोषित-प्रताड़ित । प्रेमचन्द जमींदारों तथा पूँजीपतियों के अन्याय को, 
केवल किसानों पर झ्राधारित ही वहीं बताते, मजदूरों पर निर्भर भी 
बताते हैं। प्रारम्भ में ही गोबर के ऐसे कथन से प्रेमचन्द ने किसान 
के साथ मजद्र के प्रति जागरूकता का परिचय भी दिया है। गोदान से 
पूर्व के उपन्यासों में वे मिलों के विरुद्ध थे, अतएव मजदूर को भी 
अपेक्षित सहानुभूति न दे सके थे। रंगभूमि में वह मिल के होने और 
मजदूरों के कदाचारों के कारण गाँव का उजड़ना प्रदर्शित करते हैं 
किन्तु अत सामंतवाद के स्थान पर बढ़ते हुए पूँजीवाद की यथार्थता को 
समभ चुके थे । भ्रतैव एक सच्चे युगद्रष्टा कलाकार की भाँति ईमानदारी से 
उन्होंने नगर की कथा लेकर मज़द्र-शोषण का चित्रण भी किया है । 
' यह और भी झावश्यक हो जाता है क्‍यों कि गाँव के उजड़े किसान शहर 
में मज़द्र बन रहे हैं। और किसान अपने गन्ने से गाँव में ही गुड़ 
बनने की बजाय शहर की मिलों में गन्ने को बेचने में बाध्य हैं। 

प्रेमचन्द ने इस स्थिति का विश्लेषण करते हुए लिखा है-- इस 
साल इधर एक शक्कूर का मिल खुल गया था। उस के कारिदे और 

[खन्ना की मिल के “नये आदमियों में अधिकतर देहातों के दुखी 
किसान थे, जिन्हें खुली हवा और मैदान में पुराने जमाने के भ्ौज़ारों 
से काम करने की आदत थी । मिल के अन्दर उत्त का दम घुटतां था 
और मशीनरी के तेज़ चलने वाले पुजों से उन्हें भय लगता था १ 
(पृ ० ओऔेण्८ ) ््ि ह 


१२६ | परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


दलाल गाँव-गाँव घुम कर किसानों की खड़ी ऊख मोल ले लेते थे । वही 
मिल था, जो मिस्टर खन्ना ने खोला था। एक दिन उसका कारिदा 
इस गाँव में भी आया । किसानों ने जो उस से भाव ताव किया, तो 
मालूम हुआ, गुड़ बनाने में कोई बचत नहीं हैं; जब घर में ऊब् पेर कर 
भी यही दाम मिलता है, तो पेरने की मेहनत क्यों उठाई जाय ? सारा 
गाँव खड़ी ऊख बेचने के लिए तैयार हो गया; अगर कुछ कम भी मिले 
तो परवाह नहीं । तत्काल तो मिलेगा ! किसी को बैल लेना था, किसी 
को बाकी चछुकाना था, कोई महाजन से गला छुड़ाना चाहता था ।.. .और 
जब गुड़ के भाव मिल की चीनी मिलेगी, तो गुड़ लेगा ही कौन ?” 
(पृ० १८६) मिलों को कच्चा माल बेचने में भी किसानों का शोषण 
होता है। प्रेमचन्द का खन्ना स्वीकार करता है कि किसानों की ऊख 
तोलने के लिए उसने “कैसे आदमी रखे” और कैसे नकली बाट 
रखे । (१० २६९५) ऐसी अवस्था में प्रेमचन्द के लिए मिल मालिकों तथा 
मज़द्रों का चित्रण करना आवश्यक था । 


मिल-संचालक नगर में बढ़ती जेकारी के कारण मजदूरों से 
ताजायज फायंदा उठाते हैं। पु जीपति सदेव अपना लाभ सोचता है और 
वह अगर माल बेचकर नहीं मिलता तो मजदूर की पघार को कम 


करके पूरा किया जा सकता है। खन्ना के मिल में मजदूरों को इसी 


लिए हड़ताल करनी पड़ती है । सरकार के बजट में शक्कर पर ड्यूटी 
लगती है और मिल के मालिकों को मजदूरी घटाने का अच्छा बहाना मिल 
जाता है । ड्यूटी से अगर पाँच की हानि थी, तो मजूरी घटा देने से दस 
का लाभ था। (पृ० २४८) हड़ताल कुचलने के लिए बेकारी भी सहायता 
करती है, सरकारी पुलिस भी । शोषण की क्रूरता तथा मज़दूर के परवश 
अपमानित जीवन की व्याख्या करते हुए प्रेमचन्द लिखते हैं--“मज़दूरों 
की हड़ताल जारी है; मगर श्रब /उससे मिल के मालिकों की कोई . 
'विशेष हानि नहीं है, नये झ्रादमी कम' वेतन पर मिल गए हैं और जी 
'तोड़कर काम करते हैं; क्योंकि उनमें सभी ऐसे हैं, जिन्होंने बेकारी के 


गोदान का उद्देश्य तथा वस्तु संगठन [१२७ 


कष्ट भोग लिए हैं और अब अपना बस चलते ऐसा कोई काम करना 
नहीं चाहते जिससे उनकी जीविका में बाधा पड़े । चाहे जितना काम 
लो, चाहे जितनी कम छुट्टियाँ दो, उन्हें शिकायत नहीं । सिर क्ुकाए 
बलों की तरह काम में लगे रहते हैं। घुड़कियाँ, गालियाँ, यहाँ तक 
कि डंडों की मार भी उन में ग्लानि नहीं पंदा करती; और अब 
पुराने '-मज़द्रों के लिए इसके सिवा कोई मार्ग नहीं रह गया है कि वह 
इसी घटी हुई मजूरी पर काम करने झायें श्ौर खन्‍ना साहब की खुशामद 
करें ।” (पृ० ३०७) मजदूरों के जीवन में भाग लेने वाला मेहता हमें 
मजबूर-मज़लूम मज़द्रों के दर्दनाक जीवन से परिचित कराता है। 
खन्ना को भाड़ते हुए वह कहता है-- क्या यह ज़रूरी था कि ड्यूटी 
लग जाने से मजूरों का वेतन घटा दिया जाय ? आप को सरकार से 
शिकायत करती चाहिए थी । अ्रगर सरकार ने नहीं सुना, तो उसका 
दण्ड मजूरों को क्‍यों दिया जाय ) क्‍या आपका विचार है कि मजूरों को 
इतनी मज़ूरी दी जाती है कि उस में चौथाई कम कर देने से मज़ूरों 
को कष्ट न होगा । आप के मजूर बिलों में रहते हैं--गंदे बदबूदार बिलों 
में--जहाँ श्राप एक मिनट भी रह जाये, तो आप को के हो जाय । कपड़े 
जो वह पहनते हैं, उनसे आप अपने जूते भी न पोंछेंगे। खाना जो 
वह खाते हैं, वह आपका कुत्ता भी न खायेगा ।...... आप उनकी 
रोटियाँ छीनकर अपने हिस्सादारों का पेट भरना चाहते हैं...... रा 
(प० २६१) मेहता के कथनों का सारांश यही था कि जो अपनी जान 
खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते 
हैं। मिलों में काम करने वाले मज़दूर क्‍यों दुराचारी हो जाते हैं, इसकी 
भी प्रेमचन्द ने सहानुभूति पूर्णा व्याख्या की है। बड़े सवेरे जाकर दिन 
भर बाद दिया जले घर लौटने वाला श्रमिक मिल के कोलाहलमय 
बद्ध वातावरण में इतना भासक्रांत हो जाता है, तन जाने कब डाँट पड़ 
जायी की आशंका उसकी आत्मा को इतंना हीन बना देती है कि 
मनोरंजन के अन्य साधनों के अभाव में उसका ताड़ी या शराब में अपनी 


श्र्ष परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


देहिक थकान और मानसिक अवसाद का डुबाना स्वाभाविक हो जाता 
है । (प० २८०) मिल का जमादार आँखें दिखाता है किन्तु कोई मजदूर 
उससे तो श्राँख मिला नहीं सकता । उसका गुस्सा वह घर आकर अपनी 
पत्नी पर उतारता है । 


उजड़ते हुए किसान का नगर में जाकर मजदूर बनाना और वहाँ भी 
बड़े महाजनों (397)767'8) के शोषण चक्र में पिसना, यह सब प्रदर्शित 
करने के लिए नगर का कथानक लिया गया है। इसके साथ प्रेमचन्द 
गाँव-नगर में ऊपर से नीचे तक फैले हुए उस त्रिक्ृृत आशिक ढांचे को भी 
स्पष्ट करना चाहते थे । इस लूट-दर-लूट के आथिक विधान को प्रेमचन्द 
ने निम्न प्रसंगों में स्पष्ट किया है--- 


१. होरी को लूटने वाले चार-चार महाजन हैं और उन में सब 
से बड़ा महाजन भींगुरीसिह शहर के बड़े महाजन का एजेन्ट है | इसके 
नीचे कई आदमी और थे, जो आस-पास के देहातों में घुम-घृम कर 
लेन-देन करते थे । (पृ० १०३) 


.२. प्रेमचन्द ने व्यक्त किया है कि नगर में जिस खन्ना बाबू का 
मिल है उसकी महाजनी कोठी भी है। अतेव भींगुरीसिंह और खन्ना 
दोनों एक हैं । (प० १८६) 


३. इस व्यावसायिक धन-प्रधान युग में महाजनी का एक सामान्य 
शौक हो जाता है । व्यवस्था ही ऐसी है। इसलिए प्रेमचन्द बताते हैं कि 
एक समय होरी ने भी महाजनी की थी । (प० १०३) और वह यह दिखाते 
हैं कि गोबर भी कुछ धत्त कमाने पर शहर में महाजन बन बैठता है । 


४. ये महाजन लूटतेहैँ मुसीबत में पड़े कृषकों को और इन को लूटते 
हैं सरकारी दारोगा गण्डासिह, जिनका मारा पानी भी नहीं माँगता' । 
(पृ० ११८), सभी महाजन दारोगा से मिल कर होरी की लूट में 


गोदान का उद्देश्य तथा वस्तु संगठन [१२९. 


जाँट-बखरा करना चाहते हैं। सरकार का पटवारी, पटेश्वरी' दारोगा 
से होरी की गरीबी की वकालत करता है किन्तु जब देखता है कि 
दारोगा जी होरी को ऐसे ही छोड़ रहे हैं तो साफ कहता है--- नहीं हुज्नूर, 
ऐसा न कीजिए, नहीं फिर हम कहाँ जायेंगे । हमारे पास कौन सी 
खेती है ।...... जब ऐसा ही कोई अवसर आा जाता है झ्रापकी .बदोलत 
हम भी कुछ पा जाते हैं। नहीं पटवारी को कौन पूछता है।” 
(पृ० ११५) किन्तु धनिया की उम्रता के कारण परिणाम यह होता है. 
'कि दारोगा इन लूटने वालों को ही लूट लेता है, यह धमकी देकर कि 
उन सबके घर की तलाशी होगी और यदि वह चाहे तो इन सब को 
जेल भी भिजवा सकता है। प्रेमचन्द ने लूट में सबकी मिली भगत 
तथा लूट-मध्ये-लूट के आर्थिक ढाँचे को स्पष्ट किया है । 


५. जमींदार भोक्ता ही नहीं भोग्य भी है । जमींदार के बहुत से. 
दोष व्यक्ति के नहीं व्यवस्था के हैं। वह अपने नीचे वालों को, कृषकों को 
लूटता है और स्वयं उसे हुक्काम के तलवे चाटने पड़ते हैं। स्वयं जमींदार के 
शब्दों में साहब शिकार खेलने झ्राये या दौरे पर,मेरा कत्तंव्य है कि उनकी _ 
दुम के पीछे लगा रहूँ। उत्तकी भौहों पर शिकन. पड़ी और हमारे . 
प्राण सूखे, उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्‍या नहीं करते...... डालियों 
और रिश्वतों तक तो खैर ग़नीमत है, हम सिजदे करने को भी तैयार 
रहते हैं । (प० १५) रामसेवक ने ग्रन्त में जमींदार के उक्त कथन को 
मानो यह कह कर प्रमारित किया है कि अभी जमींदार ने गाँव पर 
हल पीछे दो-दो रुपए चन्दा लगाया । किसी बड़े अफसर की दावत की 
थी ।” जमींदार यदि हुक्लाम की इन विभिन्न तरीकों से आवभगत न करें 
तो बागी समभे जाएँ । (प० ५५) यह जमोंदार भी अपने बड़े खर्चों के 
लिए खन्ना जैसे बड़े महाजनों (3970]:2078) का गुलाम है, कर्जदार है। 
रायसाहब झोंकारज्ञाथ को अपनी दशा बताते हुए कहते हैं--'मेरे सिर 
पर कितना कर्ज है यह भी कभी आपने पूछा है; अगर सभी महाजन 
डिग्रियाँ कर लें, तो मेरे हाथ की यह अंगूठी तक बिक जाएगी । 


१३० | . परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


(पृ० १७७) मेहता से भी रायसाहब कहते हैं--“हम नाम के राजा: 
हैं। असली राजा तो हमारे बैंकर हैं। (प० २४२) और ये बेंकर खन्ना 
भी सरकार की दृष्टि के आलोक में चलते हैं । खन्ना मेहता को नारी 
व्यायामशाला के लिए कुछ देने की इच्छा नहीं रखता किन्तु जब झसे 
यह पता चलता है कि इसका ज़िक्र गवर्नर साहब की पत्नी लेडी 
विल्सन से आ चुका है तो वह रायसाहब से कहता है--उस दिन तो 
मुझे हैजा भी हो जाय, तो वहाँ जाना पड़ेगा ।” (पृ० २४३) पदटेश्वरी 
को भी यह गये है कि वह सरकार बहादुर का नौकर है । 

' ६. गाज के युग में समाचार पत्र एक बड़ी प्रबल शक्ति है।' 
प्रेमचन्द ने श्रोकारनाथ के बिजली” पत्र की चर्चा. की है। किन्तु ये 
पत्रकार भी अपना स्वार्थ प्रिद्ध करने के लिए गिरगिट की तरह रंग 
बदलते हैं । अथ ने इन्हें भी अ्र्थशीन बना दिया है। श्रोंकारनाथ 
पीड़ित मजदूरों की वकालत करता है, उन का नेता बनता है, पत्र में 
उन के समाचार छापकर तथा श्रन्य चर्चाओ्नों से उन्हें उत्तेजित करता है 
ताकि उसका पत्र बिके । किन्तु समय आने पर, मजदूरों को लाठियों से 
पिटता देख, घर में बेठ जाता है। श्रोंकारनाथ जनता के हित के कत्तेंव्य 
पथ की सदैव दुह्मई दिया करता है। राष्ट्रीय बनता है किन्तु विदेशी 
वस्तुओं के विज्ञापन देने में तत्पर रहता है। प्रेमचन्द ने इस से सम्बन्धित 
एक प्रसंग से लूट-दर-लूट की व्यवस्था को भी स्पष्ट किया है। बाल- 
विधवा भुनिया के साथ गोबर सम्बन्ध स्थापित कर लेता है। गाँव की. 
महाजनी पंचायत को होरी को लूटने का अवसर मिल जाता है। 
सारे महाजन पंच मिल कर होरी से जुर्माना वसूल करते हैं तथा उसका 
घर रेहन रख लिया जाता है । रायसाहब को जब यह पता चलता है 
तो वह इसे अपने और अपनी रिश्राया. के बीच पंचों की बेजा मुदाखलत 
लगती है क्योंकि इस लूट में उन्हें कुछ नहीं मिला । रायसाहब सारे 
पंच-महाजनों को जेल भिजवाने की धमकी देकर जुर्माना स्वयं हड़पना 
चाहते हैं । एक पत्र द्वारा महाजन इसकी सूचना पत्रकार ओंकारनाथ 


गोदान का उद्देश्य तथा वस्तु संगठन [१३१ 


को देते हैं कि किसः प्रकार जमींदार रायसाहब ने अपने इलाके के एक 
आसामी से अस्सी रुपए तावान इसलिए वसूल किए कि उस के पुत्र ने 
एक विधवा को घर में डाल लिया है । रायसाहव को जब यह पता 
चला तो उन्हें श्रपने बने बनाए यश में कालिमा पुतने का भय लगा। 
(पृ० १७५) अतैव वह दौड़े हुए श्रोंकारनाथ के पास पहुँचे ओर एक 
सौ पत्र खरीदने की बात कहकर--रिश्वत देने का संस्कृत रूप--- 
 ऑरोंकारनाथ को हाथ में कर आए । (पृ० १७६-१७७) ऐ 
स्पष्ट है कि प्रेमचन्द गाँव से नगर तक, गाँव के एक छोटे महाजन 
से लेकर सरकारी हुक्कामों तक फैली विकृत श्राथिक व्यवस्था! को स्पष्ट 
. कर रहे हैं । उन्होंने गाँव तथा नगर दोनों में सर्वहारा वर्ग के पीड़न का 
चित्र प्रस्तुत किया है | अब 'प्रेमाश्रम/ के जमींदार को सुधारने का 
कोई लाभ लेखक को नहीं दिखाई देता, क्योंकि एक तो जमींदारी वेसे 
ही समाप्त हो रही है ओर पूंजीवाद का श्रागमन हो गया है दूसरे एक 
के सुधार से समग्र व्यवस्था नहीं सुधर सकती । व्यक्ति.के बहुत से दोष 
व्यवस्था के कारण हैं । क्‍ 
जैसे प्रेमचन्द ने प्रेमाश्रम' के समाधान को नहीं दुहराया वेसे ही 

एक विशेष परिच्छेद--बत्तीसवें--की योजना कर सेवा सदन' की वेदया 
समस्या का पुनविश्लेषण किया है। सेवा सदन में वेश्याश्रों तथा 
उनकी संतान को काम्म सिखा कर, आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया 
जाता है तथा उनका सुधार कर दिया जाता है । यहाँ मेहता मिर्जा के 
वेश्या-सुधार सम्बन्धी उस कार्यक्रमा से अश्रसहमति प्रकट करते हैं जो 
वेश्याओं के लिए नाटक मंडली स्थापित कर उनके लिए आजीविका 
की व्यवस्था करता है । मेहता समभते हैं जब तक समाज-विधान का 
समूल परिवरतंन नहीं होता, वेश्या समस्या भी बनी रहेगी। यद्यपि 
मिर्जा के इस तक से कि समाज व्यवस्था का परिवर्तन आसानी से नहीं 
हो सकता और यह सदियों का मामला है (१० ३३१) अतेव समाज 
की परिवर्तित व्यवस्था के श्रागमन तक हाथ पर हाथ घरे, बिना किसी 


श्३२] . परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


सामाजिक सुधार-उपचार के नहीं बैठा जा सकता--औऔर इस दृष्टि से 
प्रेम बन्द ने सेवा सदत” की आंशिक उपयोगिता व्यक्त की है--फिर भी 
मेहता के निम्नस्थ कथनों से यही व्यक्त होता है कि इस समस्या का 
वास्तविक तथा स्थाई समाधान तभी हो सकता है जब समाज-विधान 
में परिवर्तन हो जाएगा:--- 

१, जब तक समाज की व्यवस्था ऊपर से नीचे तक बदल न 
डाली जाय, इस तरह की मंडली से कोई फ़ायदा न होगा। (पृ० ३३०) 

२. वेश्याएँ आप की मंडली में स्थाई रूप से टिक जायंगी, तो भी 
बाज़ार में उनकी जगह खाली न रहेगी । जड़ पर जब तक कुल्हाड़े न 
चलेंगे, पत्तियाँ तोड़ने से कोई नतीजा नहीं । (प्ृ० ३३०) 

३. जब तक दुनिया में दौलतव,ले रहेंगे वेश्याएं भी रहेंगी । 
(पृ० ३३०) 

स्पष्ट है कि यहाँ भी लेखक ने वही समाधान दिया है जो उसने 
किसानों की समस्या के लिए दिया था। अनपढ़-गेंवार होरी के अंतिम 
कथन तथा शिक्षित बिद्वान मेहता के उक्त कथनों में झआाथिक विधान 
को बदलने की एक ही बाद कही गई है। यदि उक्त परिच्छेद को 
निकाल दिया जाय तो होरी की ग्रामीण कथा में कोई अन्तर नहीं 
आता. किन्तु गोदान के व्यापक उद्देश्य को हृदयंगम करने में उक्त. 
कथनों की महत्ता स्पष्ट है। गोदान के विभिन्न प्रसंगों की सार्थकता. 
उनके समाज-व्यवस्था के परिवर्तत की आवश्यकता का अनुभव कराने 
में थोग देने पर समझी जा सकतो है।. वेश्या तथा नारीदुदंशा--जिनकें 
बारे में मालती के कथन का उल्लेख किया जा चुका है--तथा किसान- 
मज़दूर की दुईशा के एक ही समाधान की और इंगित स्प्रष्ट है। इस 
उहृश्य की एकता के आधार पर गोदान के कथा-विधान को समझा 
जा सकता है । 

मीनाक्षी-दिग्विजयपा लध्िह्‌ प्रसंग. की सार्यकता भी इसमें है कि 
प्रेमचन्द पुरुष के अहंकार तथा स्वेच्छाचारिता की प्रतिक्रिया में नारी में 


गोदान का उद्देश्य तथा वस्तु संगठन [१३३ 


. संचित्त होने वाली विद्रोह प्रवृत्ति को प्रदर्शित कर पुरुष समाज़ को 
चेतावनी देना चाहते हैं। मेहता, शिक्षित महिलाओं की वीमेन्स -लीग' में 
अपने आदर्शवादी भाषण में नारी के गुणों को विशेष प्रशस्ति देकर उनको 
कत्तंव्य कर्म पर आरूढ़ रहने का प्रोत्साहन देते हैं, नारीत्व को खोकर 
पुरुष के प्रतिकार करने के पक्ष में वह नहीं हैं। मेहता की झ्ादर्श नारीत्व 
की प्रतीक गोविदी भी उनके एकांगी भाषण को सुनकर यथार्थ बात कहे 
बिना नहीं रह सकती “““'भूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ है और सारी 
जिम्मेदारी उसी पर है, श्रेष्ठ पुरुष है और उसी पर ग्रहस्थी का सारा 
भार है। नारी में सेवा और संयम और कत्तंव्य सब कुछ वही पैदा कर 
सकता है; अगर उसमें इन बातों का अ्रभाव हे तो नारी में भी अभाव 
रहेगा । नारियों में आ्राज जो यह विद्रोह है, इसका कारण पुरुष का इन 
गुणों से शून्य हो जाना है ।” (पृ० १७०) मीनाक्षी को भी ऐसे ही 
पुरुष से पाला पड़ा जो अपने सभी प्रकार के कर्त्तव्यों से विमुख हो चुका 
 है--जो ऐयाश, शराबी और मग़रूर है, अपनी कुल-प्रतिष्ठा की डींग 
मारने वाला, स्वभाव का निर्दंयी और कृपण, गाँव की नीच जाति की 
बहु-बेटियों पर डोरे डालने वाला है । मीनाक्षी न्यायालय में जाकर उस 
पर गुज़ारे की डिग्री पाती है श्लौर सम्बन्ध विच्छेद करती है । एक' दिन 
जब वह वेश्याओं के नाच-रंग में मग्न था तो हण्टरों से उसकी मरम्मत भी 
करती है । प्रेमचन्द ने परोक्ष रूप से इसका समर्थन ही किया है । प्रेमचन्द 
का यह कथन उनकी मनोचृत्ति की व्याख्या कर सकता है-- “उसने रण- 
चण्डी की भाँति पिशाचों की इस चाण्डाल-चौकड़ी में पहुँचकर तहलका 
मचा दिया । हंटर खा-खाकर लोग इधर-उधर भागने लगे, उसके तेज के 
सामने वह नीच शोहदे क्या टिकते ।” (पृ० ३२७) स्पष्ट है कि प्रेमचन्द 
अपनी नैतिकता को, भ्रति से बचा रहे हैं, आदर्श को यथार्थ भूमि पर 
प्रतिष्ठित कर नैतिकता को वैज्ञानिक-व्यावह्ारिक बना रहे हैं। गोदान में 
वह सभी प्रकार के विकृत समाज विधान की ओर सजग रह कर उन 


१३४ | परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


समस्त. प्रतिक्रियात्मक प्रगतियों का परिचय देते हैं, जो संक्रमित, करबढें 
बंदलने वाले समाज में लक्षित-विकसित हो रही थीं । 


. मीनाक्षी हिन्दू बालिका के समान बेजुबान थी। रायसाहब ने 
जिंसके साथ विवाह कर दिया, वह उसके साथ चली गई। हमें पता है 
कि वह दिग्विजयसिंह जेसे कदाचारी के हाथ पड़ी । मीनाक्षी का भाई 
रुंद्रयालसिंह अपने बाप रायसाहब की इच्छानुसार विवाह पर तैयार नहीं 
होता, क्योंकि रायसाहब मात्र 'प्रतिष्ठा' के आधार पर विवाह करना 
चाहते हैं भर रुद्रपालसिह तथा सरोज प्रेम के आधार पर। प्रेमचन्द * 
मेहता के मुख से रायसाहब से कहते हैं--“ग्राप अपनी शादी के जिम्मे- 
दार हो सकते हैं। लड़के की शादी का दायित्व आप क्‍यों अपने ऊपर 
लेते हैं, खासकर जब आप का लड़का बालिगं है और अपना नफ़ा- 
मुंकसान समभता है, कम-से-कम मैं तो शादी जैसे महत्त्व के मुआमले में 
प्रतिष्ठा का कोई स्थान नहीं समझता ।” (पृ० ३२२) प्रेमचन्द ने पूर्व 
'के उपन्यासों में अनमेल विवाहों की चर्चा की थी, और यहाँ उन्होंने 
सम्बन्ध-विच्छेद करा दिया । प्व॑वर्ती उपन्यासों में माँ बाप की इच्छा के 
विरुद्ध स्वेच्छानुसार विवाह न कर सकने के कारण लड़के-लड़कियों को 
तड़पना पड़ा था---कायाकल्प'” का चक्रधर इसका अपवाद है--गोदान 
में यह भी सम्पन्न हो गया । 


सामाजिक क्षेत्र में एक अन्य क्रांतिकारी कदम भी उठाया गया 
है । सोना. जहेज़ न लेने के लिए लड़के को चुनौती देती है--उसकी 
'यह शर्त है कि मथुरा जहेज न ले तभी वह विवाह कर सकती है-- 
और मथुरा अपने बाप की ताड़ना की उपेक्षा कर के उस से विवाह 
कर लेता है । 

प्रचलित नीति-नियमों के विरुद्ध प्रेमचन्द ने अपने जीवन की घटना 
के आदर्श को गोदान में चरितार्थ किया । उन्होंने स्वयं बाल-विधवा 
से विवाह किया था और गोदान में गोबर बाज-विधवा भ्रुनिया से विवाह 


गोदान का उद्देश्य तथा' वस्तु संगठन [१३२५ 


' कर लेता है। इसके लिए होरी-धनिया को अनेक कठिनाइयों का' सामना 
करना पड़ा किन्तु गोबर-भ्ुनिया का साथ बना रहा । 


गआ्रथिक और सामाजिक विक्नति के साथ प्रेमचन्द ने धामिक विकृति 
को भी प्रदर्शित किया है । स्वार्थी समांज ने मात्र बाह्याडम्बरों को ही 
धर्म समझ लिया है। पूजा-पाठ, कथा-ब्रत, चौका-चूल्हा, ब्राह्मण- 
भोज तथा छुूप्माछुत को ही धर्म का मूल तत्त्व समझ लिया गया है। 
(पृ० २५०) यही नहीं धर्म स्वार्थ-व्यापार का छाज़ार बन गया 
है--धरम भ,.रु भोले-भाले व्यक्तियों को लूठने का साधन। दातादीन 
पटेश्वरी तथा मातादीन-सिलिया के प्रसंगों में धर्म के कंकाल को अनावृत 
'किया गया है । जो प्रेमचन्द निम्न॑ जातियों के उद्धार के लिए समाज को 
तैयार होते हुए न पा सके वह गोदान में आगे बढ़कर ब्राह्मण को ही निम्न 
जाति में ले आते हैं, और धर्म के वास्तविक रूप का परिचय देने के 
लिए कहलाते हैं--“मैं ब्राह्मण नहीं चमार ही रहना चाहता हूँ। जो 
अपना धरम प्ले वही ब्राह्मण है, जो धरम से मँह मोड़े वही चमार 
है।” (प० ३५०) यहाँ मातादीन ढोंग भरे बम्हनई के बोझ को उतार 
 फेंकता है । 
धामिक के साथ राजन तिक विकृति का भी यत्र-तत्र परिचय दिया 
गया है। भ्रब शोषकों को भी शोषण करने के लिए सभ्य साधनों 
का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ सिंह को भी शिकार के लिए मीठी 
बोली बोलनी पड़ती है.) राय साहब और खन्‍ना के आचरण इसका 
प्रमाण हैं । दोनों एक ओर सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेते हैं दूसरी 
ओर हुकक्‍्काम के तलवे सहलाते रहते हैं। खद्दर पहनते हैं और फ्रांस 
की दराब पीते हैं। ये समता के सिद्धान्तों की वकालत करते हैं और 
शोषण से उसकी फीस वसूल कर लेते हैं। रायसाहब की विशाल 
सहृदयता' विशालतर उदर की पूर्ति के लिए है। गाँव के महाजन- 
मुखिया भी स्वराज्य की दुह्ाई देते रहते हैं। प्रेमचन्द ने जेल जाने के 
फ़ैशन तथा दिखावटी नारे बाजी की धनिया के माध्यम से खूब खबर लो 


४१३६] श परिचित प्ररन; नए उत्तर 


है--“ये हस्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले ॥ 
सुद-ब्याज, डेढ़ी-सवाई, नजर-नजराना, घुस-घास जेसे भी हो, गरीबों 
“को लूटो। उस पर सुराज चाहिए | जेहल जाने से सुराज न 
. मिलेगा । सुराज मिलेगा धरम से, न्याय से । (पृ० ११७) 
- प्रेमचन्द ऐसे स्वराज्य के पक्ष में नहीं थे जिसमें समाज-विधान का 
: परिवतंन न हो, और निर्धन किसान-मज़दूर पिसते रहें । मालती के 
:निम्नस्थ कथन में प्रेमचन्द ने सांस्कृतिक विक्ृृति का परिचय देते हुए जेल 
“जाने की पोल खोल दी है---मैं ने केवल एक बार जेल जाने के 
“सिवा और क्‍या जन-सेबवा की है? और सच पृछिये तो उस बार 
“भी मैं अपने मतलब ही से गयी थी, उसी तरह जैसे रायसाहब और 
खन्ना गये थे। इस नयी सभ्यता का आधार घन है, विद्या और सेवा 
और कुल और जाति सब धन के सामने हेच है। कभी-कभी इतिहास 
में ऐसे भ्रवसर आ जाते हैं, जब धन को आन्दोलन के सामने नीचा 


. -देखना पड़ता है; मगर इसे श्रपवाद समभिए ।” (प० १४७) 


प्रजातन्त्र-प्रणाली भी प्रजा की नहीं धनवानों की प्रणाली होगई है । 

. प्रेमचन्द ने प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली से होने वाले चुनावों की पोल खोली ' 
-है। मिर्जा के शब्दों में--“मुझे अब इस डेमॉक्रेसी में भक्ति नहीं रही, 

_ ज़रा-सा काम और महीनों की बहस । हाँ, जनता की आँखों में घुल फोंकने 
“के लिए अच्छा स्वाँग है।......... जिसे हम डेमॉक्रेसी कहते हैं, वह 


 “ व्यवहार में बड़े-बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है; और 


_ “कुछ नहीं । चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपये हैं.। 
रुपये के जोर से उसके लिए सभी सुविधाएँ तैयार हो जाती हैं । 





“बड़े-बड़े पण्डित, बड़े-बड़े मौलवी, बड़े-बड़े लिखने और बोलने वाले, 


“जो अपनी ज़बान और क़लम' से पबलिक को जिस तरफ़ चाहें फेर दें, 
.. सभी सोने के देवता के पैरों पर माथा रगड़ते हैं ।” (प० ६५) रायसाहब- 


“दो बार कौंसिल के सदस्य चुने गए थे किन्तु दोनों ही बार उनपर... 
7 हुक-एक लाख की जवपत प्रड़ी-थी । (०२३३) इसलिए लेखक हछुनावों 








गोदान का उद्देश्य तथा वस्तु संगठन [१३७ 


को सोने की हँसिया' कहता है जिसे उगलना-निगलना दोनों कठिन 
है। (१० २३३) 

विभिन्न प्रकार की समाज-विकृतियों के विवेचन से स्पष्ट है कि 
प्रेमचन्द ने गोदानः में सर्वांगीण विक्ृति को प्रदर्शित किया है और 
उसके मूल में प्रायः अर्थ को अ्नर्थ करते देखा है । अतैव प्रेमचन्द ने सर्वत्र 
'धन-दुश्मनी' [दिखाई है तथा श्र्थ की समानता पर बल दिया है । 

अब हम योदान के मूल उद्देश्य के दूसरे अंग व्यक्ति! की व्याख्या 
: करेंगे जिसके विस्मरण से समाज-व्यवस्था के परिवर्तेत से भी सुव्यवस्था 
के स्थायित्व की सम्भावना नहीं हो सकती। झोंकारनाथ और 
मेहता में समाज-विषमता के कारणों पर वाद-विवाद चल रहा था 
तब रायसाहब झोंकारत।थ को समभाते हैं--व्यक्तिगत बातों पर 
आलोचना न कीजिए सम्पादक जी ! हम यहाँ समाज की व्यवस्था पर 
विचार कर रहे हैं” लब मेहता के मुख से प्रेमचन्द स्पष्ट घोषित करते 
हैं---“. . .समाज व्यक्ति ही से बनता है और व्यक्ति को भूलकर हम किसी 
व्यवस्था पर विचार नहीं कर सकते ।” (पूृ० ५५) इसी आधार पर 
मेहता समता के सिद्धांत की सीमाएँ व्यक्त कर सके हैं। धन का यदि 
किसी प्रकार समान वितरण हो भी जाए तो बुद्धि, रूप, चरित्र, प्रतिभा, 
बल को बराबर फैलाना शक्ति से बाहर की बात है । (प०५६) 

मेहता के उक्त कथनानुसार प्रेमचन्द समाज-व्यवस्था की विकृृति 
का चित्रण करते हुए व्यक्ति को कहीं भूले नहीं हैं--यदि कहीं व्यक्ति 
में गुणा देखा है तो उसकी प्रशंसा की है और यदि दोष देखा है तो उसे 
मात्र समाज-व्यवस्था का दोष कहकर व्यक्ति की अ्रसमर्थता की दुहाई 
_ भी नहीं दी। अपने प्रमुख पात्र होरी के सम्बन्ध में भी प्रेमचन्द ने इसी 
नीति को अपनाया है। होरी धर्मपरायण है श्रौर किसान-जीवन के 
प्रकृति के साथ स्थाई सहयोग होने की लेखक की उक्ति को चारितार्थ 


'जैनेन्द्र जी के प्रश्न करने पर प्रेमचन्द ने अपने समग्र लेखन का सार 
बताआ--धन की दुश्मनी । दे० 'साहित्य का श्रेय और प्रेय', (० १५) 


१३८] .. परिचित ब्रंइन, नए उत्तर 


करता है--वृक्षों में फल लगते हैं; उन्हें जनता खाती है; खेती में अनाज 
होता है, वह संसार के काम आता है; गाय के थन में दूध होता है 
वह खुद पीने नहीं जाती दूसरे ही पीते हैं; मेघों में वर्षा होती है, उससे 
पृथ्वी तृष्त होती है। ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ 
स्थान ?” (पृ० १०-११) होंरी किसी के जलते घर में हाथ सेकने की 
बात से तो बहुत दूर है वह सदैव जलते घरों पर पानी छिड़कता है । 
फिर चाहे उसे स्वयं ही क्‍यों त जलता पड़े। हीरा, सोभा, अ्लुनिया 
सिलिया के साथ उसके व्यवहार तथा रायसाहब की सभा में जान की 
, परवा न करके पठान के साथ जूझ पड़ने के का से यही व्यक्त होता 
है । एक दो स्थलों प्र समाज-विषमता के कारंण वह अपने पथ से 
लड़खड़ाता अवश्य है किन्तु ये अ्पवाद उसकी सत्य-नीति को और भी प्रखर 
रूप में हमारे सामने लाकर उसे मानवत्व में ही महत्ता देते हैं। भौतिक 
दृष्टि से होरी हारा है,--सब दुर्दशा तो हो गई! उसका अन्त समय का 
स्वकथन उसकी करुण कथा से भी व्यक्त हो रहा है, किन्तु आत्मिक 
दृष्टि से न तो होरी की हार हुई न उसके ख्रष्टा प्रेमचन्द की । यहीं 
प्रेमचन्द ने व्यक्ति को महत्ता दी है, अन्त में होरी 'सब के मोटे होने', 
समान होने, की बात कहता है किन्तु वह स्पष्ट कहता है कि जिन्हें 'इज्जत' 
का ध्यान नहीं, वही इस ज़माने में मोटे होते हैं। पंजीपति ही शोषक होने 
की बेहयाई कर सकता है। (प० ३६२) होरी धनवान की इज्जत का 
रहस्य समभता है और अपने सेवा-त्याग की आत्मिक सबलता, वास्तविक 
इज्जत, का मूल्य भी । इसलिए वह हारकर भी नहीं हारा। जो उसे 
हारा हुआ समभते हैं उनसे स्वयं प्रेमचन्द, एक कलाकार की तटस्थता 
को तिलाझेलि देकर भी, चुनौती देते हैं--“कौन कहता है, जीवन-संग्राम 
में वह हारा है। (१० ३६२) अन्त में हीरा होरी से कहता है तुम से 
जीते-जी उरिन न हूँगा दादा” तो निम्न कथन में प्रेमचन्द की सेवा-त्याग- 
मय भावुकता फूट पड़ती हैं और हो री की नैतिक सफलता को श्रद्धाज्ञलि 
अपित करती है--होरी प्रसन्‍न था। जीवन के सारे संकट, सारी 


गोदान का उद्देश्य तथा वस्तु संगठन [१३६ 


निराशाएँ मानों उसके चरणों पर लोट रही थीं। कौन कहता है जीवन 
संग्राम में वह हारा है । यह उल्लास, यह गव॑, यह पुलक क्‍या हार के 
'लक्षण हैं ! इन्हीं हारों में उसकी विजय है । उसके टूटे-फूटे अ्स्त्र उसको 
“विजय पताकाएँ हैं । उसकी छाती फूल उठी है, मुख पर तेज आ गया 
है । हीरा की कृतज्ञता में उसके जीवन की सारी सफलता मूर्तिमान्‌ हो 
गई है। उस के बखार में सौ-दो-सौ मन अनाज भरा होता, उसकी हांड़ी 
में हजार-पाँच सौ गड़े होते, पर उस से यह स्वर्ग का सुख क्या मिल 
सकता था ? (१० ३६२) प्रेमचन्द ने अपने यथार्थ से, वस्तुगत दृष्टिकोण 
'से समाज की विक्षति तथा होरी-दुईशा का, उसके निर्मम शोषण का 
वास्तविक चित्रण किया है और अपने आदर्श से, भावात्मक हंष्टिकोणश 
से, तथा होरी की नैतिक हढ़ता से, होरी की हार को भी विजय व्यक्त 
किया है, स्वर्ग का सुख' तक कहा है। सारतः होरी के प्रति अपने 
अन्तिम कथन में प्रेमचन्द ने मानव की महानता-मानवत।/ के प्रति आस्था 
प्रकट की है और होरी के ही कथन से समाज-विषमता की आलोचना की 
: 'है। यह उतकी आस्थावान जागरूकता का प्रमाण है । 


मेहता ने वेश्या समस्या पर विचार करते हुए जहाँ यह कहा है कि 
जब तक दौलत वाले रहेंगे वेश्याएँ रहेंगी अतेव समाज व्यवस्था को 
'नीचे से ऊपर तक बदलना आवश्यक है वहाँ यह भी कहते हैं कि मुख्यतः 
'सन के संस्कार और भोग-लालसा ही औरतों को इस ओर खींचती हैं**' 
ऐश की भूख रोटियों से नहीं जाती । (प० ३३०) इसी वेश्या समस्या 
के प्रसंग में ही वह मालती की दृष्टि से व्यक्ति की महत्ता को स्वीकार 
'करते हुए कहते हैं--“इन्सान के दिल की गहराइयों में त्याग और कुर्बानी 
की कितनी ताकत छिपी रहती है ।” (प० ३३१) मेहता ने अन्यत्र भी 
सेवा-त्याग को समाज-भवन का आधार माना है। (प०३३४५)श्ननात्मवाद 
प्तथा आत्मवाद के विवादों को समझ कर, इनके भीतर जो सेवा मार्ग है, 
'उसे ही उन्होंने महत्ता दी है। प्रेमचन्द यश यह सेवा-दशन व्यक्ति के 
नैतिक उत्थान पर आधारित है । 


| १४० | परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


एक ओर जहाँ हमें मीनाक्षी-सरोज में पुरुष के अत्याचारों की 
: प्रतिक्रिया में भावी नारीरूपों का पता चलता है वहाँ दूसरी ओर गोविदी 
के आचरण, मेहता की उस के प्रति महान प्रशस्तियों तथा मालती की 
चरित्र-परिणति से आदर्श नारीरूप का परिचय भी प्राप्त होता है॥ 
वस्तुत: प्रेम चन्द चाहते थे कि पुरुष अपने व्यवहार को सुधार लें नहीं 
तो मीनाक्षी जेसी तारियों की भावी यथार्थ-वस्तुस्थिति से उन्हें ' 
सामना करना पड़ेगा क्योंकि सभी मातृत्व के उच्च गुणों का पालन नहीं ' 
कर सकतीं । किस्तु साथ ही लेखक यह भी चाहता है कि कहीं पुरुष के 
प्रतिकार में नारी अपने मानवता पोषक, मातृत्व-मण्डित गुणों को ही 
त्याग न दे। मालती, गोविदी तथा मीनाक्षी-सरोज के झादशों के उक्त ' 
आलोक में विरोध नहीं, विरोधाभास समभा जा सकता है। प्रेमचन्द ' 
अन्तर्बाह्य विकास चाहते थे इसलिए व्यक्ति और समाज दोनों की 
 सुव्यवस्था पर समान रूप से बल दे रहे हैं । 


मालती ने प्रेम को गौ से उपमित कर आत्म-समर्पण का जो 
आदर्श रखा है वह प्रेमचन्द की आदश्शवादी आत्मा का तथा उनका 
व्यक्ति की नंतिक हृढ़ता में आस्था का प्रमाण है । 


आध्यात्मिक मानववांद व्यक्ति का ऐसा विकास करता है, यज्ञ या 
सेवा-त्याग की--मालती-गोविंदी के पक्ष में मातृत्व की---भाग्दना से उदय, 
आत्मा का इतना विस्तार करता है कि संसार से पृथक्‌ उसकी सत्ता 
ही नहीं रह जाती। मालती इसी भावना से प्रेरित हो कर मेहता से 
. विवाह नहीं करती ताकि वह और मेहता पारिवारिक मोह के किसी 
_ संकुचित घेरे में बन्द न हो जायें । आत्त मानवता को उन दोनों की 
आवश्यकता है | मालती के शब्दों में--/संसार को तुम (मेहता) जंसे 
साधकों की जरूरत है, जो अपने मन को इतना फैला दें कि सारा 
. संसार अपना हो जाए ।” मानो प्रेमचन्द व्यक्त करते हैं कि आध्यात्मिक 
मानववाद, जो मेहता-मालतोी जैसे लोगों के आचरण से स्पष्ट है, समाज 


गोदान का उद्देश्य तथा वस्तु संगठन [ १४१ 


की विषमता को दूर कर विकसित समाजवाद की भूमि तक ले जा 
सकता है । 

प्रेमचन्द का धम्मभ्रष्ट मातादीन भी इस निर्णय पर पहुँचता है कि 
'समाज के नाते आदमी का अगर कुछ धरम है, तो मनुष्य के नाते भी 
'तो उसका कुछ धरम है । समाज-धरम पालन से समाज आदर करता 
है, मगर मनुष्य-धरम पालने से तो ईव्वर प्रसन्न होता है” (पृ० ३०१-२) 

गोदान में सुखी कोई भी नहीं--न ग्रामवासी न नगरनिवासी । 
'कुछ व्यक्ति ही इसका अपवाद हैं। गोदान में शोषित समाज यदि 
अर्थाभाव के कारण पीड़ित है, दुःखी है, तो शोषक इसलिए कि वे 
मानव नहीं, धनी होकर भी वे हृदय के धनी नहीं । भौतिक दृष्टि 
से विजयी होकर भी जीवन में उनकी हार हुई है क्‍योंकि वे स्वार्थ-रोग 
से आक्रांत हैं, सेवा-त्याग के द्वारा उन्होंने आत्मविस्तार नहीं किया । 
खन्ना की मिल जलवा. कर और गोविंदी से उसको अपने नैतिक 
आदर्शवादी धारणांश्ों के अनुरूप निम्न उपदेश दिला कर ही वह उसके 
सुख की कामना कर सके --'मेरे विचार में तो पीड़क होने से पीड़ित 
होना कहीं श्रेष्ठ है। धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सकें, 
तो यह कोई महँगा सौदा नहीं । न्याय के सैनिक बन कर लड़ने में जो गौरव 
जो उल्लास है, क्‍्य। उसे इतनी जल्द भूल गए ?” (पृ० २६९७) इस , 
कथन के परचात श्रेमचन्द ने गोविदी के लिए लिखा है--“गोविंदी के 
यीले, सूखे मुख पर तेज की ऐसी चमक थी, मानो उसमें कोई विलक्षण 
शक्ति आ गई हो, मानो उसकी सारी मूक साधना प्रगल्भ हो उठी हो ॥ 
[पूृ० २६७) होरी भी स्याय का सैनिक बन कर, पीड़ित होकर भी 
अपने सत्पथ पर हृढ़ रह कर संघर्ष करता रहा इसलिए प्रेमचन्द ने उसे 
श्रशस्ति दी और इस प्रशस्ति में तथा गोविंदी के द्वारा तथा गोविंदी के . 
लिए लेखक के कथत में आप पूरी समानता पाएंगे । प्रेमचन्द ने विभिन्न 
असंगों से एक ही उद्देश्य ध्वनित किया है और इसी श्राधार पर ही उन. 
के कथा-प्रसंगें की एकरूपता को समझा जा सकता है । 


१४२ | परिचित प्रश्न, नए उत्तर.. 


प्रेमचन्द को सेवा-त्यागमय आदशों से प्रारम्भ से ही कुछ ऐसा 
मोह है, (गोदान में ईश्वर के प्रति निरपेक्ष रह कर भी) व्यक्ति के 
आत्मिक उत्थान में ऐसी आस्था है, और धन के प्रति ऐसी दुश्मनी है 
कि वह ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ते जब वह स्वयं या अपने किसी पात्र 
द्वारा तत्सम्बन्धी वक्तव्य न दें | बैंकर खन्ना की मिल जली है और सभी 
प्रकार के अनौचित्य तथा विकलात्मकता की उपेक्षा कर प्रेमचन्द का. 
मेहता अमनोजैज्ञानिक किन्तु लेखक के आदर्शानुकूल कहता है--“मैं आप 
से सच कहता हूँ खन्ना जी, आज मेरी चज़रों में आपकी जो इज्जत है वह 
कभी न थी ।” (प० २९६) 

. 'रायसाहब की कथा से भी प्रेमचन्द ने यही निष्कर्ष निकाला है।॥ 
उनका नेतिक दृष्टिकोण रायसाहब को शांति नहीं दे सकता था। वह 
रायसाहब के सम्बन्ध में लिखते हैं--/उनके मन के ऊँचे संस्कारों का 
ध्वंस न हुआ था । पर-पीड़ा, मक्कारी, निलंज्जता और अत्याचार को 
ताल्लुकेदारी की शोभा और रोब-दाब का नाम देकर भ्रपनी आत्मा को 

तुष्ट न कर सकते थे, और यही उनकी सब से बड़ी हार थी।” 
(पृ० ३२८) 

स्थूल रूप से देखने पर यही लगता है कि दोनों पर--समाज- 
व्यवस्था के परिवर्तन तथा व्यक्ति के नेतिक गुणों पर--समान बल नहीं 
दिया जा सकता क्योंकि ये परस्पर विरोधी हैं। किन्तु विरोधी मत 
एक दूसरे के पूरक अवश्य हो सकते हैं--समाज की समता में व्यक्ति का 
व्यक्तित्व नष्ठ न हो, और व्यक्ति के विकास में समाज में विषमता न 
आए, समाज का सच्चा दुधार तभी हो सकता है । प्रेमचन्द के समता 
सिद्धांत में प्रगति तथा परम्परा, समाज तथा व्यक्ति दोनों का समन्वय 
हो सका है। मानव के मूल गुणों तथा आंतरिक सत्य की उपेक्षा कर के 
शासन के बल पर, भ्रातंक के अस्त्र-शस्त्र से यदि समता की व्यवस्था 
हुई तो वह स्थाई नहीं हो सकती । इसलिए प्रेमचन्द ने ऐसी क्रांति 
नहीं कराई । गोदान लिखने से पहले प्रेमचन्द्र ने इसी आशय का एक 


गोदान का उद्देश्य तथा वस्तु संगठन [१४३ 


पत्र श्री इच्रनाथ मदान को लिखा था कि उन्हें इस बात पर विश्वास. 
नहीं कि क्रांति होने से ही व्यक्ति का सुधार हो जाएगा। हो सकता. 
है कि क्रांति से अधिनायकवाद आदि आ जाए । समाज-व्यवस्था में 
सुधार इसलिए आवश्यक हैं कि व्यक्ति अपनी नेतिकता को स्थिर रख, 
सके और व्यक्ति को ध्यान में रखना इसलिए आवश्यक हैं कि समाज 
की समता स्थाई रह सके । द 

ऊपर हमने गोदान के उद्देश्य की.व्याख्या के साथ यह भी स्पष्ट 
किया है कि किस प्रकार गाँव नगर दोनों के कथानक आवश्यक थे । 
वस्तुतः गोदान की कथा की सम्बद्धता, उसके गाँव-नगर की कथाओं के 
उद्देश्य में एकता का प्रमाण है । प्रेमचन्द के विशिष्ट उद्देश्य ने 
उनके कथा-स्वरूप को निर्धारित किया है। सारांश में हम उन प्रसंगों 
का परिणरणन करेंगे जिन से गाँव-तगर का सम्बन्ध स्पष्ट हुआ है । वे हैं-- 

१. रायसाहब गाँव-नगर के मध्य की कड़ी है । 

२. गोबर गाँव से नगर जा कर, वहाँ के समाज-चेतना के तत्त्वों से 
गाँव को भी प्रभावित करता है। 

३. गाँव के कुछ महाजन शहर के बड़े बंकर्स के प्रतिनिधि हैं । 

४. उन सभी नागरिक कर्मचारियों के कारनामों का वर्णन 
हुआ है जो गाँव को बूटते हैं। पटेश्वरी तथा दारोगा गंडासिह का 
प्रसंग ऐसा ही है। रामसेवक ने उन सब कमंचारियों को परिगरियत 
किया है जो नाना प्रकार से गाँव का शोषण करते हैं। रामसेवक की 
दब्दावली में जब अपने-अपने रिश्ते के मुताबिक ग्र।मीणों पर हाथ फेरते 
हैं । रामसेवक के शब्दों में“, . .पटवारी को नजराना और दस्तूरी न दे, 
तो. गाँव में रहना मुश्किल । जमींदार के चपरासी और कारिदों कर 
पेट न भरे, तो निबाह न हो । थानेदार और कानिसटिबिल तो जैसे 
उसके दामाद हैं। जब उनका दोरा गाँव में हो जाय, किसानों का धरम 
है कि वह उनका आदर-सत्कार करें, नजर-त्याज दें नहीं एक रपोट में 
गाँव का गाँव बँघ जाय । कभी कानूनगो आते हैं, कभी ९ हसीलदार, 


१४४ ] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


कभी डिप्टी, कभी जंठ, कभी कलक्टर, कभी कमिस्नर, किसान को उन 
'के सामने हाथ बाँधे हाजिर रहना चाहिए । उनके लिए रसद-चारे, अंडे- 
मुर्गी, दूध-धी का इन्तज़ाम करना चाहिए ।...... एक न एक हाकिम 
रोज नये-तये बढ़ते जाते हैं । डाक्टर कुश्रों में दवाई डालने के लिए 
आने लगा है। एक दूसरा डॉक्टर कभी-कभी ढोरों को देखता है, लड़कों 
का इम्तहान लेने वाला इसपिट्वर है, और न जाने किस किस मह॒कमे के 
अफसर हैं, नगर के अलग, जद्भल के अलग, ताड़ी सराब के अलग, 
गाँव सुधार के अलग, खेती विभाग के अलग । कहाँ तक गिनाऊँ। 
पादड़ी आ जाता है, तो उसे भी रसद देना पड़ता है, नहीं शिकायत 
कर दे । और जो कहो कि इतने महकमों और इतने अफसरों से किसान 
का कूछ उपकार होता हो, नाम को नहीं।” (प० ३५४) चाहे रामसेवक 
समभता हो कहाँ तक गिनाऊ', प्रेमचन्द ने सब गिना दिए हैं। इत्यादि' 
के लिए भी स्थान नहीं छोड़ा । प्रेमचन्द ने सजग दृष्टि से रामसेवक से 
सांभिप्राय कथन कहलवाया है ।” इस शोषकक्रम में अंग्रेजी राज्य के परोक्ष 
स्तम्भ पादरी की गणना कराके लेखक ने गहरी पैठ का परिचय दिया है । 

५. नगर के ग्राम-पुवारक्नों-मेहता-मालती का होरी-ग्रह में 
आगमन, वेसे भी समय समय पर गाँव में आना और ग्रामीणों की 
यथाथर्थे वस्तुस्थिति से परिचित होने का प्रयास करना आदि उन भविष्य 
कीं सम्भावना्रों को व्यक्त करता है जिनके द्वारा' सर्वहारा वर्ग चेतना 
प्राप्त कर सकेगा तथा संगठित हो सकेगा । इसका प्रमाण यह है कि 
लेखक ने कहीं भी मेहता को मजदूरों में कार्य करते नहीं दिखाया, फिर 
 भी.-यह लिखा है कि मेहता ने मजदूरों के जीवन में भाग लिया है । 
प्रेमचन्द चाहते थे कि नागरिक ग्रामीणों के प्रति केवल बौद्धिक सहानु- 
भूति ही दिखाकर न रह जाएँ और उनके जीवन में सक्रिय भाग लेकर 
ग्राम-सुधार को वास्तविक रूप से अपनाएँ, किसी फैशन के “रूप में नहीं । 
मेहता-मालती ऐसे ही प्रभावित दिखाई देते हैं, रूपा की शादी पर उनके 
द्वारा उपहार भी भेजा जाता है। - द 


गोदान का उद्देश्य तथा वस्तु सगठन [१४४ 


, ५६ प्रेमचन्द ने अपने आदर पात्रों के मुख से नगर के शिक्षित 
वर्ग में चल रहे ग्राम-सुधार के बौद्धिक आदोलनो की पोल खोली है । 
इसे सम्बन्ध मे मेहता रायसाहब से कहते है-- आप क्ृषको के 
शुभेच्छू है, उन्हे तरह-तरह की रियायत देना चाहते है, जमीदारो के 
अधिकार छीन लेना चाहते है, बल्कि उनन्‍्हं आप समाज का शाप कहते 
है, फ़िर भी आ्राप जमीदार है, वसे ही जमीदार जैसे हजारों और 
जसीदार है। अगर आप की धारणा है कि कृषकों के साथ रियायत होनी 
चाहिए तो पहलें आप खुद शुरू करे--काइतकारो को बगैर नजराने 
लिए पट्टे लिख दे, वेगार बन्द कर दे, इजाफा लगान को तिलाजलि दे 
दे, चरावर जमीन छोड दे मुभे उन लोगो से जरा भी हमदर्दी नही है, 
जो बाते तो करते है कम्युनिस्टो की सी, मगर जोवन है रईसो का सा, 
उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ ।” (५३) के 


७ नगर के सम्पादक के पास गाँव में होने वाले शोषण कार्यों 
का समाचार पहुँचता है और जमीदार भी अपनी स्थिति-रक्षा के लिए 
दौडधूप करता है--प्रेमचन्द की दृष्टि विक्ृति के विश्लेषण पर ही नही 
रही, उसके सुधार की सम्भावनाओं तथा उनकी सीमाओं पर भी 
रही है । 

८. गाँव के किसान उजड कर नगर में मजदूर बन रहे है, गाँव 
उजड रहे है और नगर बस रहे है। वहाँ श्ौद्योगिक उन्नति के साथ एक 
ग्न्य शोषक तथा शोषित वर्ग उत्पन्न हो गया है जिसकी दुदशा शोषित 
ग्रामीणों से किसी प्रकार भी कम नही । 


६ नगर के मिल मालिक कच्चे माल के लिए अपने कारिदो को 
गाँव भेजते है। उनका तैयार माल इतने दामो पर बिकता है कि किसानो 
के घ्रह-उद्योग प्रतियोगिता मे नहीं ठहर सकते। किसान समभता है कि 
गन्ने से गुड बनाने मे अब कोई लाभ नही, क्योकि मिल की चीनी की 
प्रत्नियोगिता मे वह नही ठहर सकता । 


१४६ ] परिचित प्रइत, नई समीक्षा 


१०. माल खरीदने और तोलने में भी मिल-मालिक ग्रामीणों को 
धोखा देते हैं । 

स्थान-स्थान पर लेखक तथा पात्रों के द्वारा गाँव-नतगर की तुलना से 
भी गाँव-नगर के सम्बन्धों का पता चलता है। ये प्रसंग हैं--- 

(१) जमींदार के घर नागरिक पात्रों के सामने, धनुष यज्ञ के 
अवसर पर होरी की नैतिक हृढ़ता का परिचय मिलता है। पठान से 
मालती की रक्षा करने को कोई तत्पर नहीं होता, सब डरते हैं; उनमें 
झपया तक लगाने का नैतिक साहस नहीं; किन्तु होरी अपने प्राणों को 
दाव पर लगा कर उसकी रक्षा करता है । 

(२) शिकार खेलने के ग्रवसर पर मेहता वन्यबाला के मानवतामय 
श्राचरण तथा नागरी मालती के कृत्रिम विलासमय जीवन को तुलना 
करता है | 

(३) नगर से गाँव लौटने वाले नवयुवकों में विशेष परिवर्तन झा 
जाता है। उनमें सामाजिक रूढ़ियों की प्रतिष्ठा और लोक निदा का भय 
कम हो जाता है | (प्ृ० २०४) 

(४) गाँव के लड़के शहर जाकर बुरे आ्राचरण सीख ते हैं । 
पटेश्वरी के लड़के के बारे में दुलारी कहती है-- यह सहरी हो गये, गाँव 
का भाई-चा रा क्या समभे। लड़के गाँव में भी हैं, मगर उनमें कुछ लिहाज 
है, कुछ अदब है, कुछ डर है। ये सब तो छूटे साँड हैं ।” (पृ० २६०) 

(५) मालती गाँव में आकर गाँव-तगर की नारियों की तुलना 
फरती है। 

(६) गाँव-तगर के खुले-तंग वातावरण की तुलना भी की गई है। 
(पृ० २७६) 

हम समभभरते हैं कि गाँव-नगर में जैसा, जिस रूप में, जिस सीमा 
में और जिन के द्वारा सम्बन्ध रहा है, वैसा ही गोदान में वणित है। 
इससे अधिक सम्बन्ध कयावस्तु के संगठन को चाहे हृढ़ बना देता किन्तु 
समाज-व्यवस्था के ढाँचे को, गाँव-नगर के सीमित सम्बन्ध तथा स्वरूप 


गोदान का उद्देश्य तथा वस्तु संगठन | १४७ 


को यथार्थ रूप में हमारे सामने न ला सकता । ऐसे कथा-विधान द्वारा 
प्रेमचन्द्र ने संक्रमशशील समाज-विधान के यथार्थ प्रभाव को 
उतारने का प्रयास किया है। व्यापक संवेदनशील बहिर्मखी उपन्यास- 
कारों के उपन्यासों के शिल्प पर सामाजिक-राजनीतिक परिवेश का 
विशेष प्रभाव पड़ता है। मध्य युग में जब सामंतिक समाज-विधान का 
ढाँचा निश्चित आकार में खड़ा था, उस समय महाकाव्यों का प्रचलन 
हुआ जो विशालता, समृद्धि, तथा निर्माण विधि की दृष्टि से सामन्‍्तशाहीं 
समाज-व्यवस्था के अनुरूप था । सामन्तशाही के अन्त के साथ समाज का 
ढाँचा शिथिल हो गया । जटिलता, संघर्ष तथा वेषम्य की सभ्यता 
गतिशील हुई और इस अनिश्चतता को व्यक्त करने के लिए निब॑न्ध- 
लचीले काव्यरूप उपन्यास का आविर्भाव हुआ । उपन्यास के स्वरूप में 
निरन्तर परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन होते रहे हैं । प्रेमचन्द के 
उपन्यास अपने युग के इतिहास हैं; उनमें युगधर्म का पालन पूरा 
ग्रामारि।कता से हुआ है । गोदान का शिल्प-विधान भी इसी जागरण 
के लिए छटपटाते, पाश्चात्य-पौवेस्त्य आदशों के संघर्ष में मार्ग खोजते, 
नाना प्रकार के शोषण चक्रों से छुटकारे के लिए विकलते, भारत के मूल 
ग्राम के उजड़ते, पूंजीवाद के विकसते, उसकी प्रतिक्रिया में समता 
सिद्धान्तों की छाव-बीन करते, और श्रौद्योगिक उन्नति से नूतन आविर्भेत 
सर्वहारा मज़दूर वर्ग के पिसते-खपते संक्रमित समाज-विधान की 
अनुरूपता लिए हुए है । 


वन्दावन लाल वा 


१.  वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों में ऐेतिहासिकता 
२. 'सुगनयनी' का उद्देश्य 
३. भुग़नयनोी' के गुणश-दोष 


(पृष्ठ-संदर्भादि 'मृगंनयनी” की सातवीं आदृत्ति, १६५४ पर आाषृत हैं ) 


विकार न्यासों कक. कर. तिहारि ४ 
वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों में ऐतिहासिकता 
..वृन्दावनलाल वर्मा ने दो प्रकार के उपन्यास लिखे हैं-ऐतिहासिक तथा 
सामाजिक । वे ऐतिहासिक उपन्यासकार की दृष्ठि से विशेष सम्मानित 
हैं। इनके ऐतिहासिक उपन्यास ये हैं--गढ़ कुण्डार, विराटठा की पद्मिनी, 
मुसाहिबजू, झाँसी की रानी लक्ष्मी बाई, कचनार, टूटे काँटे, माधव जी 
सिंधिया, मृगनयनी, भ्रुवन विक्रम और अहिल्याबाई । इन उपन्यासों के 
 बूहद्‌ आकार, विपुल परिमाण तथा बहुल गुणों को देखकर लेखक की 
विशेष ऐतिहासिक रुचि का परिज्ञान होता है। इनके उपन्यासों की 
ऐतिहासिकता के विश्लेषण के लिए यहाँ हम तीन प्रइनों पर विचार 
करेंगे। पहला प्रश्न है प्रेरणा और दृष्टिकोण सम्बन्धी--वर्मा जी ने 
इतिहास के माध्यम को क्‍यों स्वीकार किया है ? दूसरा है आधार 
विषयक---ऐतिहासिक सामग्री के संकलन के लिए किन स्रोतों से काम 
लिया गया है ? और तीसरा है चित्रणगत--लेखक उपन्यासों में ऐति- 
हासिकता का समावेश कैसे और किस सीमा तक कर सका है । 


प्रेरणा और हृष्टिकोरण 
वर्मा जी किसी सस्ती रुचि से ऐतिहासिक उपन्यासों के क्षेत्र में नहीं 
आए। बचपन से ही उन्होंने यह अनुभव किया कि विदेशियों के प्रभाव की 
छाया में भूत इतिहास की स्वरणिम अआभा भी मलिन हो गई है--मानों 
'किसी कुटिल जौहरी ने स्वरा में भी ताम्र ही ताम्र देखा हो । सत्य को 
सिद्ध करने की आकुल तड़प ने उनको ऐतिहासिक अनुसंधान की ओर प्रवृत्त 
. 'डा० कमलेश” ने इस सम्बन्ध में उनकी बचपन की दो घटनाओं 
का उल्लेख किया है। उन्हीं के शब्दों में “पढ़ने-लिखनें का शौक वर्मा 


( रंडं६£ ) 


१५० | परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


किया । युगीन वातावरण ने, राष्ट्रीय जागरण तथा स्वतन्त्रता संग्राम के 
आन्दोलनों ने इनकी तड़प को और भी गति दी । अँग्रेज़ी इतिहासकारों 
ने रानी भाँसी के प्रति गलत मत व्यक्त करके अन्याय किया था । इस 


जी को बचपन से ही है। उनके चाचा के पास बंगला से अनूदित 'अश्रुमती' 
नाटक आया । उसमें अश्रुमती को जहाँ राणा प्रताप की बेटी लिखा था 
वहाँ यह भी लिखा था कि जब अकबर द्वारा राणा प्रताप से लड़ने के 
लिए भेजा हुआ सलीम मेवाड़ गया तो वह उस पर आसक्त हो गई। 
वर्मा जी को यह बहुत खटठका और उन्होंने श्रपती शंका चाचा को बताई । 
चाचा ने कहा कि यह कभी नहीं हो सकता; क्‍योंकि तब तक या तो 
सलीम पैदा ही न हुआ होगा और यदि हुआ भी होगा तो वह बच्चा 
होगा । वर्मा जी के मन में पुस्तकों में लिखी भ्रूठी बातों के प्रति घृणा 
का बीज तभी से जमा । दूसरी पुस्तक ई० मासेडन नामक लेखक की 
(हिस्द्री आफ इण्डिया' थी जिसने वर्मा जी को इतिहास के सत्य-श्राधार 
की खोज के लिए विवश किया । उस पुस्तक में लिखा था कि हिन्दुस्तान 
गर्म मुल्क है, इसलिए जो भी झाक्रमण॒कारी लोग यहाँ झ्राये उनसे यह 
बराबर हारा और पद-दलित होता रहा। श्रब चेंकि सर्द मुल्क के रहनेवाले 
अंग्रेज आ गए हैं प्रतः यह किसी से नहीं हारेगा । वर्मा जी ने इसका अर्थ 
यह समझा कि हिन्दुस्तान गुलामी से शायद ही मुक्त हो । लेकिन रामायरण 
झऔर महाभारत के राम, कृष्ण और भीम की जब उन्हें याद आई 
तो उन्हें इस पुस्तक से अंग्रेजों की नीचता का आभास हुआ | उन्होंने गुस्से 
में पहले तो उस पृष्ठ पर थूका और फिर पेंसिल से इतना काटा कि वह 
फट गया । चाचा ने पूछा तो पहले तो चुप्पी साधी, पर अन्त में अपराध 
स्वीकार करना पड़ा । चाचा ने उनकी भावना को समभकर जब अंग्रेजों 
की निदा की तो वर्मा जी ने कहा कि मैं सच्ची बातें लिखूँगा। चाचा ने 
कहा कि सच्ची बातें लिखने के लिए खूब पढ़ना बहुत ही आवश्यक है । 
फलतः वर्मा जी तभी से पढ़ने में डूब गए।” (देखिए वृन्दावनलाल वर्मा : 


व्यक्तित्व और क्ृतित्व' पृ० २-३) 


वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों में ऐतिहासिकता [१५१ 


अन्याय को दूर करने के लिए विद्यप अनुसंघान के साथ वे इतिहास 
सम्मत भाँसी की रानी लक्ष्मीबाई उपन्यास लिख सके । पारसनीस कें' 
मत का प्रत्तिवाद करने के लिए, उसकी प्रतिक्रिया में इस उपन्यास की 
रचना हुईं, यह वर्मा जी के स्वकथन से स्पष्ट है जो उन्होंने उपन्यास के 
परिचय में लिखा है--“पारसनीस के अन्वेषण काफी मृल्यवान होते हुए 
भी उनका विचार कि रानी (लक्ष्मीबाई) राँसी का प्रबन्ध भ्रद्धरेज़ों की 
ओर से गदर' के ज़माने में करती रहीं--परदादी और दादी की बतलाई 
हुई परम्पराश्ं के सामने मनमें खपता नहीं था ।” सारत: वर्मा जी की 
इतिहास-प्रवृत्ति की एक मुख्य भावना वास्तविक ऐतिहासिक तथ्यों को 
सामने लाकर, विदेशी इतिहासकारों की इतिहास को विक्वत करने की 
प्रवृत्ति का पर्दाफाश करना था । 
भमाँसी की रानी के परिशिष्ट में वर्मा जी ने लिखा है कि 
“परिशिष्ट का यह खंड प्रतिकूल इतिहासकारों और श्री किकेड सरीखे 
अनुकल लेखकों की आलोचना के लिए नहीं लिख रहा हँँ। जिनको 
वास्तव में भ्रम निवारण करना हो, वे इस उपन्यास को पढ़ें ।” डॉ० 
त्येन्द्र इस पर लिखते हैं--“उपन्यास से तो श्रम फैलाये जाते हैं। 
यह लेखक इतिहास के द्वारा फंलाये गये भ्रमों को उपन्यास के द्वारा 
निवारण करने का निमनन्‍्त्रण दे रहा है ।। इतिहास और ऐतिहासिक 
उपन्यास में अन्तर को प्राय: इस उक्ति से व्यक्त किया जाता है कि 
“इतिहास में नामों और तिथियों के भ्रतिरिक्त कुछ सत्य नहीं होता और 
उपन्यास में नामों और तिथियों के अतिरिक्त और सब सत्य होता है । 
वर्मा जी ने ऐतिहासिक अम के निवारण तथा सीमित कल्पना के साथ 
प्रामाणिकता से इतिहास के पालन द्वारा उक्त उक्ति में इतिहास और 
ऐतिहासिक उपन्यास के अन्तर को अधिक से अधिक दूर करने का 
प्रयास किया है। मराँसी की रानी इतिहास में उपन्यास है और 
उपन्यास में इतिहास | ' 





प॑ मृगनयनी : कला और कृतित्व पृ० २० 


१५२] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


ऐतिहासिक भ्रमों के निवारण की .वृत्ति लेखक के अन्य उपन्यासों 
में भी मिलती है। लेखक मुसलमान बादशाहों के सम्बन्ध में उन्हीं: 
के इतिहास लेखकों द्वारा लिखी तारीखों को आँख मूँद कर नहीं मानः 
लेता । मृगनयनी' में वर्मा जी ने प्रदर्शित किया है कि किस प्रकार 
मुसलमान बादशाह आदि अपने इतिहास लेखकों से मनमानी बातें 
लिखवाते हैं । ग्रियासुद्दीन मावसिंह से हारकर माँडू वापस लौट आता 
है किन्तु अपने इतिहास लेखक को यह लिखने की भ्राज्ञा देता है-- 
“सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने मानसिंह तोमर को नरवर के मैदान में 
हराया और ग्वालियर की ओर खदेड़ कर खुद चल आया ।' वर्मा जी 
'लिखते हैं--किसी-किसी गुप्पे-चुप्पे ने लिखकर रख लिया कि सुल्तान 
'गरियासुद्दीन नरवर को जीत नहीं सका और थक कर लौट आया । नरवरें 
के जयति खम्भ में जो कुछ खुदवांया गया, वह कुछ और था ।” 
(पृ० ३०३) डा० स्त्येद्र को एक पत्र में वर्मा जी ने मृगनंयनी, 
जैजू बावरा और प्रसिद्ध तानसेन के सम्बन्ध में स्पष्टीकरंसों 
किया है। 'मृगनयनी' में बैज़ू चंदेरी से ही ग्वालियर आता है। 
लेखक ने पत्र में स्पष्ट रूप से घोषित कियां है--बैज़ू चंदेरी 'के रहंनें 
वाले थे यह मेरी खोज है । वे चंदेरी में बाल्यावस्था से रहे। वहीं 
उन्होंने एक गुर के पास गायकी सीखी । यहीं से वे. मानसिह के पास 
ग्वालियर आये थे । 
हे .. एक गीत है :-- 
सुनो हो गोपाल नायक कहत बैजु तानसेन' इत्यादि । 
यह सब निरा कल्पना प्रसूत है । गोपाल नायक श्रमीर खुसरीं 
को समकालीन था जो बेजू-तानसेन काल से २०० वर्ष पूर्व हुआ था। 
. यही इच्छा संकल्प बैजू को तानसेन के समकालीन बनाये डाल रही है ।* 
 ऐतिहातिक यथार्थ की रक्षा के लिए तठस्थ-निष्पक्ष रुचि का होना 
श्रनिवार्य है । परन्तु इसकी भी सीमाएँ हैं। इस सम्बन्ध में जगदीश गुप्त 
#मुगनयनी : कला और कृतित्व पृ० १२६९ 


वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों में ऐेतिहासिकता. [१४३ 


ने विभिन्‍न विद्वानों के मतों से ये परिणाम निकाले हैं--“पहला 
परिणाम तो यह है कि इतिहास पूर्णतया विज्ञान की कोटि में नहीं आता 
ब्रतएव. वज्ञानिकता पर ही अ्रतिशय आग्रह करना अनुचित और अनु 
पँयुक्त है। दूसरा परिणाम यह है कि इतिहास-मात्र घटना-संयोजने 
अथवा महापुरुषों की चीरगाथा न होकर चिरन्तन मानवीय प्रकृति के 
संतुलन में मनुष्य के विगत सामाजिक जीवन के आंतरिक सत्यों की 
खोज है। तीसरा परिंणाम--जो उपन्यासकार के लिए विशेष महत्त्व 
रखता है और इतिहास को साहित्य की जाति तक खींच लाता है-- . 
यह है. कि इतिहास लेखन में आत्यन्तिक तठस्थता प्रायः असम्भव 
है। अ्रतएव रचना का प्रयोग यथासम्भव निर्लिप्त रहते हुए करना 
अश्रेयस्कर नहीं है वरनू आवश्यक है, क्‍योंकि उसी के द्वारा तथ्यों के, 
बीच ऐतिहासिक सत्य की उपलब्धि हो सकती है और होती है ।”* 
ऐतिहासिक उपन्यास इससे आगे की वस्तु है। झ्तएव वर्मा जी का 
यह दृष्टिकोण संगत है कि इतिहासकार के समान “इतिहास के आधार 
पर उपन्यास लिखने वाला भी अ्रपना दृष्टिकोण रखता है परन्तु वह 
केवल इतिहास लिखने वाले की श्रपेक्षा अधिक स्वतन्त्र है।” इस स्वतन्बता 
से वे ऐतिहांसिक विवेक बनाए रखते हुए भी इतिहास के शुष्क तथ्य 
को अपनी रचना से सरस सत्य का स्वरूप देते हैं। ऐसा करने में भी 
उनेकी हृष्टि शिवं:पर रहती है क्‍योंकि वे कला कला के लिए मानने 
वालों में से :नहीं। उनका हृढ़ मत हैं कि 'सत्यं सुन्दरम्‌ के बीच में हमारे 
लिए शिवं-अ्रत्यन्त आवश्यक है--मैं कहँगा कि अनिवार्य है ।” तदानुकूंल 
वर्मा जी की इतिहास-प्रवृत्ति की दूसरी भावतता आज को, वर्तमान जीवन 
को, शक्ति देने क्रें लिए कल से, अ्रतीत से, उपजीव्य जुटाने की है । 
अत्येक सजंग कलाकार अपनी समयुगीन परिस्थितियों से प्रभावित हुए 
बिता नहीं रहता। उसकी संवेदना को यह शोभा नहीं देता कि वह 
अपने युग के प्रति ईमानदार न रहे । अवश्य ही भूत इतिहास के प्रति 
“* आलोचना” उपन्यास-विशेषांक पु० १३ 


१५४ | परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


ईमानदार रहते हुए वतमान पर भी दृष्टि रख लेना, कलाकार से एक 
विशेष कौशल की अपेक्षा रखना है । वर्मा जी इसमे सफल रहे है। उन 
के उपन्यासो की समस्याएँ प्राचीन होते हुए भी आजकी जलती समस्याएँ 
हैं। मृगनयनी मे अटल-लाखी की प्रासगिक कथा मे उन्होने जात-पाँत 
की समस्या ली है। भूत तथा वतंमान दोनों के प्रति समान ईमानदारी 
को सिद्ध करने के लिए वर्मा जी ने मृगनयनी” के 'परिचय' मे लिखा हे-- 
“जातपॉत ने भारत मे रक्षात्मक काय भी किया और आज भी शायद 
कुछ कर रही हो, परन्तु इसका विनाशात्मक काम भी कुछ कम नहीं 
हुआ है । अप्रेल सन्‌ १९५० में छपी एक घटना है। ठेहरी (अ्ल्मोडा) 
के एक गाँव मे एक लुहार ने १२ वर्ष हुए दूसरी जाति की लडकी के 
साथ विवाह कर लिया था। बारह वर्ष तक यह लुहार जातपॉत से 
बाहर रहा । कही अब, अप्र ल मे गाँव की नई पचायत ने उसको बहाल 
किया ! फिर पदन्दरहवी-सोलहवी शताब्दि मे लाखी और अटल के सिर 
पर क्या-क्या बीती होगी, उसकी कल्पना की जा सकती है ।” (पृष्ठ ५) 
झगनयनी' मे समुल्लाशों की सजहबी कट्टरता-बबंरता का वन किया 
गया है। ऐसा वर्मा जी को इतिहास के आग्रह से करना पडा है। वैसे 
बह वर्तमान राष्ट्रीय भावता के अ्रननुकूल है । ऐसी अवस्था भे, इतिहास 
की रक्षा तथा उनकी वतंमान भावना में विरोध उत्पन्न हो सकता था, 
जिसको ऊत्होने ऐसे वर्णन मे रस न लेकर, कम करने का प्रयास किया 
“बोधन ब्राह्मण ऐंति- 
हासिक व्यक्ति है। उसके मारनेवालो की बबंरता का मैंने बहुत थोडा 
वर्णृंन किया है--करना पडा ।”* यहाँ 'करना पडा साभिप्राय है। 
यह इतिहास की रक्षा के साथ वत्तमान का विवार रखसने की दृष्टि 
के प्रतिबन्ध का परिचायक्र या शिव' की रक्षा का द्योतक है । 

उनके उपन्यासों मे झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई! उपन्यास अधिक से 
अधिक इतिहास सम्मत है। कुछ आ्रालोचको को इसमे इतिहास की प्रबलता 


५७७७७७७७७७७/७॥७७७७७७७७७७७॥/७७॥७७॥//७॥/॥७७श०॥ए७शशशआशआ॥७एणणणााााण भा आता क आल मल अअ नल तल ललअल मूल बल कल लआआ लुध थक चल चब ३. जलन ३. इन के बला बल अत अबकी आय मन 


*सगननयती का परिचय पृ० 





वृल्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों में ऐतिहासिकता [१५५ 


खटकती है। ऐसा होते हुए भी वर्मा जी ने यह लिखा है कि “यदि 
आनन्दराय (लेखक के परदादा) ने रानी के लिए गोली खाई और मेरी 
कलम ने थोड़ी सी स्याही तो इस श्रन्तर को पाठक अवश्य ध्यान में रखने 
की कृपा करें ।” इन दाब्दों का क्‍या अ्रभिप्राय हो सकता है ? डा० 
सत्येद्ध ने इसे सपष्ठ करते हुए लिखा है--“आनन्दराय की घटना सन्‌ 
१८५७ की थी और वर्मा जी की लेखनी ने थोड़ी सी स्याही खायी सब 
१६४६ में यह भी ध्यान में रखने की बात है। सन्‌ १८५७ में रानी 
लक्ष्मीबाई ने जिस शक्ति को चुनौती दी थी उसी सत्ता. को भारत ने 
अ्न्तिमरूप से 'करो था मरो' के साथ भारत छोडो' शब्दों में सनू १६४२ 
में ललकारा था ।****** इस स्वराज्य की भावना को स्पष्ट करने के लिए 
रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को एक आहुति के रूप में प्रस्तुत****** 
किया मया है। सारतः वर्तेमान को बल प्रदान करने की भावना उनमें 
सदेव रही है। द 

उपर्यक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट है कि वर्मा जी की इतिहास- 
प्रवृत्ति की तीसरी भावना है देश-प्रेम के लिए आदशों की स्थापना, 
जातीय-गौरव या वीर-पूजा की भावना । हम यह लिख छुके हैं कि ऐति- 
हासिक उपन्यासों का आविर्भाव भी राष्ट्रीय जागरण तथा स्वतन्त्रता- 
संग्राम के प्रभाव स्वरूप हुआ । विगत इतिहास के वीर भी, अपने आदर्शों 
की स्फूर्ति से, वर्तमान राष्ट्र की कतंव्य परायणता की माँग को पूर्ति, कर 
सकते हैं। वर्मा जी भी भ्रतीत के चिर जीवित पात्रों तथा प्रसंगों की ओर 
सजग रहे हैं। 'फाँसी की रानी लक्ष्मीबाई औऔर उसकी भूमिका प्रस्तुत 
करनेवाला उपन्यास माधव जी सिंधिया” उक्त भावना के सजग प्रमाण 
हैं। 'अहिल्याबाई' में भी 'चिरस्मरणीय' (परिचय पृ० १) कार्यो का 
श्राख्यान हैं। बुन्देलखण्ड के वीर भूमि होने के कारण ही वर्मा जी 
इससे प्रेम करते हैं और इसके वीरों की गाथा गाकर अपनी वीर पूजा 
की भावना का प्रमाण देते हैं | दूसरे वर्मा जी का विश्वास है कि बुन्देल- 
खण्ड की वतेमान हिन्दू जनता में प्राचीन हिन्दुत्त श्रभी थोड़ा-बहुत 


१५६ | परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


बचा है| उसकी रक्षा का बहुत-कुछ श्रेय बुन्देलों को है। 'मृगनयमी'" में 
भी उन्होंने इतिहास में उस काल खण्ड को लिया है जो जातीय गौरव 
की हृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। मग्रगनयनी' के 'परिचय' में वे लिखते हैं--- 
“फ्रिष्ता के इतिहास लेखक ने मानसह को वीर और योग्य शासक 
बतलाया है। अंग्रेज इतिहास लेखंकों ने मानसिह के राज्यकाल को 
लोमर-शासन का स्वरंयुग (०0467 386 07 705७० 'रिप्रा6) 
कहा है। पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त और सोलहवीं के प्रारम्भ को राज- 
नेतिक और आर्थिक दृष्टि से भारतीय इतिहास का कराल, कठोर और 
काला युग कहें तो भ्रतिशयोक्ति न होगी । »< »< ऐसे युग में, इतने संकटों 
में भी मानसिंह हुआ श्ौर उसने तथा उसकी रानी मृगनयनी ने जो कुछ 
किया उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी हमारे सामने है। ग्वालियर किले के 
भीतर मानमंदिर श्रौर गूजरी महल हिन्दू वास्तु-कला के. अत्यन्त सुन्दर 
ओर मोहक प्रतीक हैं तथा ध्रवपषद और धमार की गायिकी और 
ग्वालियर का विद्यापीठ जिसके शिष्य तानसेन थे, आज भी भारत में 
प्रसिद्ध है। जिसको मुग़ल वास्तु और स्थापत्य कला कहते हैं वह क्या 
मान्सिह के ग्वालियर शिल्पियों की देन नहीं है ”? महाकवि टैगोर ने 
ताजमहल को काल के गाल का आँस कहा है। यद्दि मैं (जिसको 
कविता पर अंशमात्र भी दावा नहीं है) पातमंदिर और गूजरी महल को 
ओठों की मुस्कान कहूँ तो महाकवि टेगोर के उस वाक्य का एक प्रकार 
से समर्थन ही करूँगा । शौय-कला के संयुक्त स्थल ग्वालियर को वर्मा 
जी.ने उत्साह और भावुकता से गौरवान्वित किया है। मृगनयनी इस 
ग़ौरव-गरिमा का आख्यान है । क्‍ क्‍ 

वर्मा जी के प्रत्येक उपन्यास में कोई न कोई महान्‌ आदर्श पात्र 
लथा सांस्कृतिक गौरव प्रदर्शित है। उसमें से माँसी की रानी लक्ष्मीबाई, 
अहिल्याबाई, माधव जी सिधिया आदि इतिहास में भी अधिक प्रसिद्ध 
हैं। केवल इस दृष्टि से यह आभास होता है कि वर्मा जी ने इतिहास को 
इसलिए भी लिया क्योंकि उनमें अतीत के पुनरुत्थान की भावना है ॥ 


वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों में ऐसिहासिकता [१ ५७ 


पुनरुत्थान की भावना क्योंकि एक प्रबल स्फूर्तिप्रद प्रवृत्ति है इसलिए इसका 
आभास है, वेसे यह उनकी मूल भावना नंहीं। इतिहास के प्रति वैज्ञानिक 
पहुँच तथा वर्तमान के प्रति विशेष सजग होने के कारण उसमें प्रतीत 
के गुरणा-अवगुणों की परख से उसके पुनरुत्थान का स्वर इतना प्रबल 
नहीं जितना आधुनिक भारत के नूतन निर्माण का, और यही वैज्ञानिक 
दृष्टि है । 


मृगनयनी' के लेखन में हमें वर्मा जी की इतिहास-प्रवृत्ति के एक 
अन्य कारण का भी आभास मिलता है। कभी-कभी अ्रपनती विशिष्ट रुचि 
के अनुकूल कोई ऐसा कथानक हाथ झा जाता हैं जिसमें कलाकार 
अपनी रुचि को ही साकार पाता है। वर्मा जी विशेष कला-प्र मी हैं । 
'मूगनयनी” - के कथानक में स्थापत्य, संगीत, मृरति और चित्रकला के प्रति 
अपनी प्रेमाभिव्यक्ति तथा कला के प्रति अपने दृष्टिकोण के स्पष्टीकरण 
का पूर्ण स्थान मिल सकता था । जीवन में कला के योग की दृष्टि से, 
जीवन की नूतन व्याख्या भी प्रस्तुत हो सकती थी। अतएव वर्मा जी 
ते इस कथानक का पूरा उपयोग किया । इस हृष्टि से 'मृगनयनी' वर्मा 
जी के उपन्यासों में सवंथा मुतन उपन्यास है । 


ऊपर हमने वर्मा जी की इतिहास-प्रवृत्ति के उन कारणों को परि- 
गरियत किया है जो बहुत-कुछ परिस्थितियों के परिणाम हैं या जिनमें पूर्व 
विवेचना द्वारा निश्चित सुपरिणाम. पर दृष्टि मिलती है, और किसी 
स्वत: प्रवृत्ति का श्राभास नहीं मिलता। अब हम उस प्राकृतिक तथा वर्मा 
जी- के उस स्वभावज कारण का स्पष्टीकरण करेंगे जो उनकी ऐतिहासिक _ 
रुचि का प्रधान प्रबल कारण है। वे कुछ दिन कितने सुन्दर थे यह 
पतामान्य सत्य है-- अतीत को स्मृति में मनुष्य के, लिए स्वाभाविक 
आकर्षण है। अर्थपरायण लाख कहा करें कि 'गड़े मु्दे उखाड़ने से क्या 
फायदा” पर हृदय नहीं मानता; बार-बार अतीत की ओर जाया करता 


न्‍ 
है १६ ४ । 


है' “हृदय के लिएं अंतीत एक मुक्तिलोंक हैं जहाँ वह अनेक प्रकार 


१४८] परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


के बन्धनों से छूटा रहता है और अपने शुद्ध रूप में विचरता है ।”प॑ 
ग्रतएव इतिहास--इति-ह-आस अश्रर्थात्‌ यह ऐसा हुआ--के जानने 
में भी एक रस है। ऐतिहासिक उपन्यासकार इस ऐतिहासिक रस का 
लोभी होता है। वर्मा जी में भी इतिहास-रस में मग्नता की सहजता 
है जिसको उनकी रोमानी प्रवृत्ति ने और भी वद्धित किया है। रोमानी 
कलाकार की प्रवृत्तियाँ गौरवमय अतीत में खुल खेल सकती हैं। फिर 
प्राकृतिक-वैभव-वेष्टित, शौये-कला-सम्पन्त बुन्देलखण्ड से जिसे प्रम हो, 
उसकी रोमानी कल्पना अतीत के आाँचल में क्‍यों न विश्वाम ले। स्वयं 
लेखक के दाब्दों में--थे ही नदियाँ-नाले या नदी-नाले-भीलें और 
बुन्देलखंड के पर्वत वेष्टित शस्यः श्यामल खेत मेरी प्रेरणा के प्रधान 
कारण हैं इसलिए मुझको रती800709 +ि0779706 पसन्द है । 
श्रन्य कारण जानकर क्‍या करियेगा ?” *इतिहास ने उनकी रोमानी रुचि 
को यथार्थता प्रदान की है झौर रोमानी रुचि ने इतिहास को सरसता' । 
फिर भी वे आधुनिक समय के ज्यों-ज्यों निकट के कालखण्ड को लेते 
गये हैं--जैसे, 'राँसी की रानी और अहिल्याबाई” में -- वे रोमांस से 
इतिहास की ओर बढ़ते गए हैं । 


ग्रतीत के प्रति उनकी इस हादिक-स्वभावज रुचि या स्वतः प्रवृत्ति ने 
उनकी पूर्व विवेचना द्वारा निदिष्ट इतिहास-प्रवृत्ति को वह शक्ति दी है 
जो एक अध्ययन-अभ्यास-सम्पन्तन कवि को स्वाभाविक प्रतिभा के योग 
से मिलती है। इस हादिक रुचि के श्रभाव में उनके ऐतिहासिक उपन्यास 
में सजीवता-सरसता न आ पाती । जेसे प्रभावोत्पादक कविता रचना 
के लिए विषय और छन्द-अलंकार, शब्द-शक्तियों के ज्ञाता कवि के लिए 
हादिक योग या अच्तःस्फूर्ति आवश्यक है, बसे ही ऐतिहासिक उपन्यासकार 
के लिए हादिक रुचि । और यही वर्मा जी में है । 


| 'चिन्तामरिण--रामचन्द्र शुक्ल पृ० २५६ 
मृगनयनी : कला श्रौर कृतित्व पृ० १ डा० सत्येन्द्र 


वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों में ऐतिहासिकता [१५६ 


अ्रभी तक हमने उन कारणों पर प्रकाश डाला है जो वर्मा जी की 
ऐतिहासिक रुचि के लिए उत्तरदायी हैं | श्रब हम उन स्रोतों का वर्णांन 


करेंगे जिनसे वर्मा जी ने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों का निर्माण 
किया है । 


ऐतिहासिक सामग्री के स्रोत 


वर्मा जी के उपन्यासों का ऐतिहासिक आधार अध्ययन, अनुसंधान, 
अनुभूति तथा कल्पना से पुष्ट है । 

वर्मा जी को अपने प्रारम्भिक जीवन से ही विभिन्‍न विषयों को 
पुस्तकों के अध्ययन का बड़ा शौक रहा है। उनका अ्रध्ययन देश-विदेश के 
नूृतन-पुरातन सभी ग्रन्थों तक विस्तृत है। इनमें से इतिहास ग्रन्थों तथा 
ऐतिहासिक उपन्यासों के अध्ययन का विशेष स्थान है । डा० कमलेश उनके 
विस्तृत भ्रध्ययत के परिचय के मध्य में लिखते हैं कि---विक्टोरिया कालेज 
में उन्‍होंने फ्वियन सोसायटी के पेपर्स का अध्ययन किया; माक्से पढ़ा, 
डाविन पढ़ा, प्रीक, रोम, इंगलेंड और भारत के इतिहास पर उपलब्ध 
सभी पुस्तकों का पारायरा किया ! वकिल की “इंग्लैंड की सभ्यता का 
इतिहास का उन पर विशेष प्रभाव पड़ा। यहीं प्रो० आर० के० कुलकर्णी 
के आदेश से सेवा-भावता और डायरी लिखने का ब्रत लिया। स्काट, 
हाय गो, ड्यूमा, अप्टन सिकलेयर की रचनाओं को उन्होंने वार-बार पढ़ा 
और मनन किया । इसके अतिरिक्त मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण शास्त्र, 
विज्ञान और दर्शन पर आधुनिकतम मनीषियों के सिद्धान्तों से परिचय 
प्राप्त किया । भारतीय संस्कृति के आधारभूत ग्रन्थों का भी अध्ययन चलता 
'रहा।* वर्मा जी के अ्रधिकांश उपन्यास बुन्देलखंड के इतिहास से सम्बन्धित 
हैं। इस सम्बन्ध में डा० कमलेश लिखते हैं--वर्मा जी ने मुझे एक 
भेंट में बताया था कि एक बार भाँसी में उन्होंने बुन्देलखंड की बुराई 

सुनी । उस समय उनके मन को बड़ी चोट लगी और उन्होंने बुन्देलखंड 


*वृन्दावनलाल वर्मा : व्यक्तित्व और कृतित्व पृ० ५ 


१६० ] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


का इतिहास और परम्परा अपने शअ्रध्ययत के विषय बना लिए। सर 
वाल्टर स्काट के पठन-पाठन से भी उनके मन मे बुन्देलखड को 
चित्रित करने की प्रेरणा मिली ।” | वर्मा जी ने अपने ऐतिहासिक 
उपन्यासों के परिचय में प्राय तत्कालीन इतिहास तथा आवारभूत 
सामग्री का उल्लेख किया हे। मृगनयनी” के परिचय मे वर्मा जी 
ने जिन भ्रन्थकारो या ग्रन्थो का उल्लेख किया है, वे है--- 


१ फरिष्ता का इतिहास लेखक । 

२ सिकन्दर लोदी के दरबारी इतिहास लेखको--अ्रख़बार नवीसो 
“के ग्रथ । 

३ मानसिह के राज्यकाल पर श्रग्रेज़ इतिहास लेखक। 

४ फारसी की तारीख 'मीराते सिकन्दरी' (इलियट और डासन 
द्वारा अनूदित) । 

५ ग्वालियर गजेटियर । 

अध्ययन के लिए लेखक पुरातत्व विभाग से सहायता लिया करता 
है । भ्रन्य ऐतिहासिक उपन्यासो की कथा के निर्माण मे गज टियरो का' 
प्राय उल्लेख हुआ है। जैसे 'मुसाहिब जू', 'कचनार', आदि मे | कचनार' 
की आधारभूत अध्ययन सामग्री यह है-- 

१ सागर गजेटियर । 

२ बुन्देलखण्ड का इतिहास । 

३ लाल कवि रचित वत्र प्रकाश । 

४ 'च0068 00 ॥7878807078 ० (96 (७7४४७ 
फिाण6 (१६०५ में इगलेड मे प्रकाशित) । 

५ एलविन की मणीर 80028 04 (06 ७८०७७ 7802० 

६ वफ6 8७] ७०0१8 

७ जनरल मालम के >(67007%8 0०४६ (७४४४७ ॥7प१5७ 


वृन्दावनलाल वर्मा व्यक्तित्व श्रोर कृतित्व पृ० ९ 


वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों में ऐतिहासिकता . [१६१ 


उक्त सूची में यह महत्वपूर्ण बात है कि वर्मा जी केवल इतिहास-ग्रंथ ही 
नहीं पढ़ते, तत्कालीन काव्य भअ्रन्थः भी पढ़ते हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक 
है कि इतिहास ग्रन्थों में तो कोरा इतिहास ही मिलता है, जन-मानस की 
गृति-प्रगति तथा जन-संस्क्ृति का परिचय--जो ऐतिहासिक उपन्यास के 
लिए आवश्यक है--काव्य ग्रंथों से मिल सकता है । 

“विराटा की पद्मिनी' घटनाओं के काल-संकलन की दृष्टि से चाहे 
काल्पनिक हो गया है फिर भी उसकी घटनाएँ सत्यमूलक हैं । इस 
उपन्यास के लिए भी लेखक ने विराटा, रामनगर, मुसावली की' दस्तूर- 
देहियों का सरकारी कार्यालय में प्रध्ययन किया । 

'फाँसी की रानी' की आधारभूत इतिहास-सामग्री के संकलन 
में लेखक की अध्ययन सामग्री में एक और उपकरण, चिट्ठियों, की 
वृद्धि हुई है। ये चिट्ठियाँ “१८५८ में किसी अंग्रेज फौजी अफसर 
ते ले० गवर्नर के पास भराँसी को अधिकृत कर लेने के बाद 
रोज-रोज भेजी थीं! और लेखक. को जजी कचहूरी की आलमारी 
में ४०-५० की संख्या में मिलीं। वर्मा जी को यह सुविधा इसलिए 
प्रात हो सकी क्योंकि इस उपन्यास का काल खण्ड वर्तमान से 
निकटतम है । ये चिद्रियाँ प्नधिक से अधिक प्रामाणिक सामग्री कही जा 
सकती हैं । इन पत्रों के अतिरिक्त नवाब अली बहादुर का रोजनामचा 
तथा , पारसनीस के अन्वेषणों का भी आपने अपने ढंग से उपयोग 
किया है । क्‍ 

टूटे काँटे' उपन्यास में वर्मा जी अपने निश्चित प्रदेश, बुन्देलखण्ड, से 
बाहर जाकर फतहपुर सीकरी से कथा का आरम्भ करते हैं। इसके 
'परिचय' को पढ़ने से लेखक के ऐतिहासिक अध्ययन के प्रति गम्भीर 
दृष्टिकोश के साथ यह भी अवगत होता है कि मात्र इतिहास-प्रन्थों , से 
ही ऐतिहासिक उपन्यासकार का अभीष्ट सिद्ध नहीं होता । और किन. 
बातों की जानकारी अनिवार्य होती है तथा किन इतिहासेतर साधनों के 
अध्ययन से यह प्राप्त होती है, इन सब का उल्लेख लेखक ने किया है । 


१६२ | परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


वर्मा जी के शथ्दों में--/हूटे काँठे की मृलकथा का सार बहुत समय से 
मन को कोंच रहा था । यथेष्ट सामग्री प्राप्त करने की लालसा में प्रका- 
शित ग्रन्थों को, जो मेरी पहुँच के भीतर थे, टटोला तो उनसे संतोष नहीं 
हुआ । बाजीराव का दिल्‍ली पर सन्‌ १७३० में यकायक भपद्रा मारना, 
मुहम्मदशाह के दरबारी और उनकी रंगरेलियाँ, ******** इत्यादि प्रसंग 
तो इतिहासों में कम बढ़ ब्योरे के साथ मिले परन्तु जनसाधारण की 
श्राथिक स्थिति, जनसंस्कृति का उतार-चढ़ाव और जनमन की प्रगति का 
वर्रान-विश्लेषण हाथ न पड़ा । उत्तर भारत का साधारण जन विपद 
ग्रस्त था और विषणरण कष्टों के पत्थर आए दिन उसके सिर पर फिकते 
रहते थे । वह रोता था--और गाता भी था । क्‍या गाता होगा ? कब 
कैसे ? त्रस्त मनोकामना की तृप्ति के लिये उसके पास त्यौहार थे, लोक 
गीत थे। कुण्ठित मन को वह उनमें व्यक्त करता था परन्तु मनोबल उसको 
प्राप्त होता था सन्त-महात्माशत्रों की वाणी और सन्तप्त हृदयों के अ्म्मृत, 
भक्ति मार्ग से । कंसे गाँठ में आता होगा मनोबल इस साधन द्वारा 
मनोविज्ञान का विद्यार्थी उसको अपनी कल्पना में बाँध नहीं पाता । 
“इन संत महात्माओं और सन्‍त कवियों का वर्णन और जनसंस्कृति 
तथा प्रगति पर उनका प्रभाव कितना होता रहा है, यह फारसी की 
. विख्यात इतिहास पुस्तकों में बहुत ही कम मिलता है ।” वर्मा जी को 
इसके लिए इतिहासेतर ग्रन्थों, विशेष रूप से मध्यकालीन भक्तिया 
सांस्कृतिक आंदोलन से सम्बन्धित पुस्तकों का आश्षय' लेना पड़ा। 
जिन पुस्तकों का लेखक ने उल्लेख किया है, उसकी सूची इस प्रकार है-- 


१. राय चतुरमन कामथ की चहारे गुलशन ( १७५६) 

२. बहादुरसह भटनागर की यादगारे बहादुरी ( १८२७) 

(इन दोनों पुस्तकों में सन्‍तों तथा काव्यों पर विशद रूप से लिखा 
गया है ।) | 
३. आनन्दराय मुखलिस ( मुहम्मदशाह का एक मुन्शी ) का 
“ंजकिरह' । ः 


वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों में ऐतिहासिकता [१६३ 


( इसमें नादिरशाह के आक्रमण का आपबीता तथा आँखों देखा 
वर्णन हैं। इस पुस्तक को वर्मा जी ने मौलाना साहब से सुना । ) 

४. फ़ेजर कृत नादिरशाह' जिसमें नादिरशाह की लूट वसूली पर 
नियुक्त सरबुलन्द खाँ के निजी सचिव के पत्रों का आधार लिया गया हैं । 

५. इलियट और डासन की ला85007"ए 04 वा 88 604 
9 08 0ए70 80079 978. 

६. ख्वाजा अब्दुल करीम खाँ काश्मीरी कृत बयाने वुकाय' । (यह 
पुस्तक लाहौर की पब्लिक लाइब्ररी में है अ्रतएव लेखक को एक 
पाकिस्तानी मुसलमान मित्र से लाभ उठाना पड़ा ।) 

७. अविन कृत ७०१ ए/07270०8 ५४०. हा 

८. अब्दुल अजीजकृत--7१)6 ॥79०7७] ॥+४6७४प्र/ए ०7 
$06 4704970 औ/0727&]8. 

अवश्य ही वर्मा जी ने प्रत्येक ऐतिहासिक उपन्यास में कल्पना से भी 
पर्याप्त सहायता ली है किन्तु यह अध्ययन-अनुसंघान के आधार पर है । 
ऐतिहासिक रस के साथ औपन्यासिक रस और ऐतिहासिक सत्य के साथ 
सुन्दरं-शिवं की उपलब्धि कराना लेखक का लक्ष्य रहा है। इस कल्पना' 
की तीन सीमाएँ उनके उपन्यासों में उपलब्ध होती हैं । 'राँसी की रानी 
ज॑से उपन्यास में अपेक्षाकृत कल्पना कम तथा इतिहास का आग्रह अ्रधिक 
है। वर्मा जी के छाब्दों में उनका आदश है---“मैंने निश्चय किया कि 
उपन्यास लिखूगा, ऐसा जो इतिहास के रगरेशे से सम्मत हो और उसके 
संदर्भ में हो । इतिहास के कंकाल में माँस और रक्त का संचार करने के 
लिए मुझको उपन्यास ही अच्छा साधन प्रतीत हुआ ।” भमृगनयनी' 
गड़ कुण्ढार, हूटे काँटे, माधव जी सिधिया में प्रमुख घटनाएँ तथा 
पात्र इतिहास सम्मत्त हैं किन्‍्तु कल्पनात्सक साधनों का भी पर्याप्त योग 
है । कचनार', मुसाहिब जू' आदि उपन्यासों में कल्पनात्मक उपकररों 
का और भी अधिक उपयोग है । विराटा की पद्मिनी' की दृष्टि से - 
एक चौथी कोटि भी हो सकती है किन्तु हमारे विचार में इसे ऐतिहासिक 


१६४] परिचित प्रहन, नई समीक्षा 


उपन्यास नहीं मानना चाहिए। ऐतिहासिक वातावरण इसमें अवश्य 
है । घटनाएं सत्यमूलक होने पर भी अपने अनेक कालों से उठाकर एक 
ही समय की लड़ी में पिरो दी गई हैं ।| अधिकांश पात्र काल्पनिक या 
जनश्रुतियों पर श्राधारित हैं । वस्तुतः यह ऐतिहासिक उपन्यास नहीं, पर 
लेखक की कुशलता यह है कि ऐतिहासिक होने का भ्रम पैदा करता है । 
ग्रभी तक हमने इतिहास-प्रन्थों, काव्यों तथा हस्तलिखित पत्रों--- 
इन तीन स्रोतों का उल्लेख किया है जिनका वर्मा जी ने उपयोग किया 
है। इतिहास के साथ लेखक ने परम्परा का भी पूरा उपयोग किया' है । 
यह परम्परा जनश्रुतियों, किवदन्तियों, लोक कथाओं तथा लोकगीतों पर 
आधारित है। ऐतिहासिक उपन्यास में तत्कालीन वातावरण की यथार्थता- 
वास्तविकता लाने में लोक साहित्य की महत्ता असंदिग्ध है। इस 
मौखिक साहित्य में धर्म, समाज, संस्क्रति स्थानीय इतिहास आदि की 
अमूल्य सामग्री प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। लोक साहित्य से विलुप्त- 
विस्मृत इतिहास पर किचित प्रकाश पड़ सकता है तथा विश्रवृखलित 
इतिहास की अनेक कड़ियों को जोड़ा जा सकता है। ऐतिहासिक महत्त्व 
के अ्रतिरिक्त, जन-संस्कृति के सत्य-सजीव चित्रण की दृष्टि से भी इसका 
विशेष महत्त्व है। तीसरे, इतिहास में सरसता लाने का भी यह सहज 
साधन हो सकता है । “लोक कथाओं में जो सम्मोहन है वह उनके 
पुरानेपन, व्यापकता और जनमत के मर्म को प्रभावित करने की रूढ़ि के 
कारण होता है ।_ द 
परम्परा या किवदंतियों-जनश्रुतियों का उपयोग करने में वर्मा जी 
विशेष चयन-हृष्टि से काम लेते हैं जो उपन्यास-कथा को श्रृद्धलित 
करने की सुविधा तथा उनके शिवं के दृष्टिकोण से अनुशासित 
रहती है। मृगनंयनी के 'परिचय' में उक्त दोनों दृष्ठियों का उदाहरण 
मिल जाता है। नटों और नरवर के सम्बन्ध में प्रचलित निम्न दोहे 


अकरिनिनीलनिनियननिननन निभा ननन पतन नल न निलभभ ली लए जख23:ल्‍338ल्‍83कजज एड 53 ल्‍ल्‍838+आ६ल्‍5 5 ै चैताा खत आए हम किट जलन चल न्‍नलली ली _ कि न आन तन न्‍ तन न लकी नल ल्‍ञ न जनक न जन +नलल+ 


| देखिए विराटा की पद्मिनी' का परिचय 
_ 'सोना' का परिचय, व॒न्दावनलाल वर्मा 


वृन्दावनलाल. वर्मा के उपन्‍न्यासों में ऐतिहासिकता [१६४५ क्‍ 


का 'मृगनयनी' की कथा में लेखक ने श्रपती कल्पना से दूसरे प्रकार से 
उपयोग किया है ।* 


नरवर चढ़े न बेड़नी, बूँदी छपे न छींट 
गुदनौटा भोजन नहीं, एरच पके न ईंट 


मानसिह की रानियों के सम्बन्ध में लेखक को दो किवदंतियाँ 
मिलीं । एक के अनुसार मानसिह की दो सौ रानियाँ और दूसरी के 
अनुसार एट' (आठ) रानियाँ थीं। वर्मा जी ने अपने दृष्टिकोण के 
अनुकूल दूसरी किवदंती को मान्यता दी । अपने चरित्र नायक की गोौरव- 
रक्षा इसी से हो सकती थी । मृगनयनी के पुत्रों के अंतिम परिणाम के 
सम्बन्ध में प्रचलित दो परम्पराश्रों में से लेखक ने उसको मान्यता दी 
जिसमें समाज के कल्याण-निर्माण के लिए ककत्तंव्य की प्रेरणा मिलती 
है ।ग क्‍ 

परम्परा का उपयोग करते हुए वर्मा जी उसकी संगति-असंगति 
तथा विश्वसनीयता का विचार अवश्य रखते हैं। प्रमाणास्वरूप मृगनयनी 
के शौर्य के सम्बन्ध में परिचय' में वे लिखते हैं--“परम्परा में तो इसके 
विषय में यहाँ तक कहा गया है कि राजा मानसिह राई गाँव के जंगल 
में शिकार खेलने गये तो देखा कि मृगनयनी (उपन्यास के आरम्भ की 
निन्‍ती) ने जंगलों भैंसे को सींग पकड़कर मोड़ दिया । एक साहब ने 
परम विश्वास के साथ मुझको बतलाया कि राजा मानसिंह अपने महल 
में बंठे हुए थे, नीचे देखा जंगली भेंसे के सींग पकड़कर मृगनयनी मरोड़ 
रही है और उसको मोड़ रही है !! ग्वालियर किले के भीतर जंगली 
भेंसा पहुँच गया और राई गाँव से, जो ग्वालियर से पश्चिम-दक्षिण में 
११ मील है, मृगनयनी जंगली भेंसे को मोड़ने-मरोड़ने. के लिए 
आर! गई [[! 

* वर्मा जी के शब्द, मृगनयनी' का 'परिचर्या पृ० ५ 

' देखिये 'मृगनयनी' का 'परिचर्या पु० ६ 


१६६ | परिचित प्रइन, नई समीक्षों 


“मैंने पहली परम्परा को मान्यता दी है।” (9० ३) 

स्पष्ठ है कि वर्मा जी परम्परा का उपयोग सजग दृष्टि से 
करते हैं । 

वर्मा जी अपने अध्ययन, अनुसन्धान और परम्परा ज्ञान को पूर्ण 
बनाने के लिए उन ऐतिहासिक स्थलों का गअ्रवश्य अ्रमण करते हैं जिनका 
सम्बन्ध उपन्यास से होता है। इतिहास ग्रंथों के अध्ययन के पश्चात्‌ 
स्मृत्याभास कल्पना के रस में वितिमग्न हो कर लिखने के लिए 
श्रौपन्यासिक क्रीड़ाभूमि का साक्षात्‌ दर्शत आवश्यक हो जाता है। 
स्मृत्याभास कल्पना की व्याख्या में शुकल जी लिखते हैं---“अतीत की 
कल्पना भावुकों में स्मृति की सी सजीवता प्राप्त करती है और कभी- 
कभी अतीत का कोई बचा हुआ चिह्न पाकर प्रत्यभिज्ञान का सा रूप 
ग्रहण करती है । ऐसी कल्पना के विशेष मामिक प्रभाव का कारण यह 
है कि यह सत्य (इतिहास) का आधार लेकर खड़ी होती है ।****** 
प्रसंग उठने पर जैसे इतिहास द्वारा ज्ञात किसी घटना या हृश्य के ब्योरों 
को कहीं बेठे-बैठे हम मन में लाया करते हैं और कभी कभी उसमें लीन 
हो जाते हैं, वेसे ही किसी इतिहास प्रसिद्ध स्थल पर पहुँचने पर अपनी 
कल्पता चट उस स्थल पर घटित किसी मामिक पुरानी घटना भ्रथवाों 
उससे सम्बन्ध रखने वाले कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों के बीच हमें पहुँचा 
देती है, जहाँ से फिर वर्तमान की ओर लौटकर कहने लगते हैं कि “यह 
वही स्थल है जो कभी सजावट से जगमगाता था । जहाँ अमुक सम्राट 


सभासदों के बीच सिंहासन पर विराजते थे******”इस प्रकार हम उस 
काल से लेकर इस काल तक अपनी सत्ता के प्रसार के झ्रारोप का 
अनुभव करते हैं । 


“सृक्ष्म ऐतिहासिक अध्ययन के साथ-साथ जिसमें जितनी ही गहरी 
भावुकता होगी, जितनी तत्पर कल्पना-शक्ति होगी, उसके मन में उतने 


कल अनगिनत नानी कर चयन ककननननमन-> नमन --नैननन नीता" अनाक+ मनन -3+- 7 जतनना कक फल मनन न नमन +कककान “3-० ज००+ सन ननननकन- न 


+चिन्तामरिए! १० २५७-५८, रामचन्द्र शुक्ल 


वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों में ऐतिहासिकता. [१९६७ 


वर्मा जी की उक्त प्रत्यभिज्ञानता, भावकता तथा कल्पना-क्षमता 
का प्रमाण उन के गढ़ कुण्डारंं लिखते, समय की मनःस्थिति तथा 
परिस्थिति से मिल जाता है---“१६ अप्रैल १६२७ का दिन वर्मा जी के 
साहित्यिक जीवन का मंगल प्रभात माना जायगा । शिकार के लिए 
वर्मा जी जंगल में एक गड्ढे में बेठे ।"***** शाम से ही शिकार की 
तलाश थी । सोचा था कि रात को जब पानी पीने के लिए साँभर, या 
सूअर आयेंगे तो निशाने बाज़ी का मज़ा ले लेंगे। परन्तु वर्मा जी ने 
ऊपर दृष्टि की तो कुण्डार का किला दिखाई दिया । मौर्य काल से लेकर 
आ्राज तक के उसके जीवन की स्थितियाँ मानस नेत्रों के समक्ष प्रत्यक्ष 
हो गईं । देखते-ही-देखते सवेरे के ४॥ बज गए । दिन निकला तो सूत्र 
के पेरों के निशान दिखाई दिए। पर जो कुण्डार के किले के साथ 
एकाकार हो गया हो वह सूझर पर क्या निशाना लगाता ? आए थे हरि 
भजन को झोटन लगे कपास” के अनुसार शिकार की जगह कुण्डार पर 
लिखने का निश्चय किया और उसी दिन गाँव में पहुँच कर १७ फ़ुलस्केप 
लिख डाले ।****** इसका अधिकाँश तो गड्ढे में लिखा गया । होते होते 
१७ जून को “गढ़ कुण्डार' पूरा हो गया । २२ जून को गड़ढे में पहुँचे 
जहाँ लिखने की प्रेरणा मिली थी। फूल लाए गए । पुस्तक पर फूल 
चढ़ाकर प्रतिज्ञा की कि मरते दम तक लिखेगा। लौटे और “लगन 
लिख|-कुछ भाँसी में तो कुछ गड़ढे में । संगम” और प्रत्यागत” भी 
तभी लिखे गए। वर्मा जी जंगल में टार्च की रोशनी में लिखा करते 
थे ।* वर्मा जी का अपने उपन्यासों में आए मुख्य स्थलों के साथ ऐसा 
तादात्म्य हो जाता है कि वे वहीं गड़्ढों में बैठकर लिखने लगते हैं । 

वर्मा जी अपने उपन्यासों के घटना-स्थलों को देखना इतना अनिवायें 
 समभते हैं कि इसके बिना वह अपनी पुस्तक प्रकाशित नहीं करते ॥ 

माधव जी सिधिया' १६४६ में पूर्ण हो गया किन्तु माधव जी सिधियां के 

“वृन्दावन लाल वर्मा : व्यक्तित्व और क्ृतित्व पृ० १२-१३ डा० 

कमलेश । 


श्द्द ] परिचित प्रहन, नई समीक्षा 


देहान्त स्थल को देखे बिना वे इसे प्रकाशित न कर सके । सन्‌ १६४५६ में 
अ्भीष्ट सिद्धि होने पर ही उपन्यास का प्रकाशन हुआ । कचतनार' भी 
उनकी अमर कंटक यात्रा का प्रतिविम्ब है। कचनार' के परिचय ' में वे 
लिखते हैं जब मैंने''**** उन स्थानों की श्री को देखा तब मन में एक 
लालसा उत्पन्त हुई ।” मृगनयनी के परिचरय' में वे स्पष्ट लिखते हैं-- 
“जिन स्थानों का सम्बन्ध उपन्यास की सुख्य कथा से है, उनका भ्रमण 
भी किया । 

इस भ्रमण से वर्मा जी प्रा लाभ उठाते हैं। वे जनता से तत्सम्बन्धी 
प्रतत पूछते हैं । इसी से उन्हें परम्परा का ज्ञान होता है। 
वर्मा जी को जब किसी परम्परा को मान्यता देती होती है तब 
वह अनेक लोगों से पूछताछ करते हैं। मृगनयनी के शौर्य सम्बन्धी 
दो परम्पराओं में से संगत प्रतीत होने वाली तथा “वालियर 
गज़ेटियर' द्वारा समर्थित एक परम्परा का चुनाव कर के वे तब 
तक संतुष्ट न हो सके जब तक गूजरों में घुम-फिर कर बातें कर 
के उनके द्वारा प्रम्परा का अनुमोदन न हुआ | सारतः ऐसे समस्त 
साधनों से वर्मा जी अपनी विषय-वस्तु का गहन परिचय प्राप्त 
कर लेते हैं । द 

अब हम अपने प्रश्न के तीसरे भाग--इतिहास के चित्रश---की 
व्याख्या करेंगे। वर्मा जी इतिहास के चित्रण में ऐसे उपकरणों का 
उपयोग करते हैं कि तत्कालीन समस्त वातावरण का सजीव पुननिर्माण 
हो उठता है । ये उपकरण हैं--- 

१. भौगोलिक प्रामाणिकता--ऐतिहांसिक उपन्यासकार के 
उत्तरदायित्व का विवेचन करते हुए, उसके लिए भौगोलिक जानकारी 
को अनिवाये बताते हुए राहुल जी लिखते हैं---जिस तरह ऐतिहासिक 
मानदण्ड स्थापित करने के लिए तत्कालीन राजाओं के राज्य और 
दासन काल की पहले से ही तालिका बनाकर उसमें वर्शानीय घटनाओं 


१०० रकमोककनमकन७ 4५3५ ५५ तक पी अपना साकगकना न नागिन पिग या पाक न नम टकक एन कप नलिकान पफ क हरनननिननानकान- कम नना- कक ननन कननन न निभाया कक ननटतत ककक न कक लीन +कन- नाक तन कम गान पक तननकन लीन न न नमन नल पक मत कप प ताक नल नग कमा हवत थे कनननपकनभ कपल प नाक का-++--कि 9३५५५ अननन-न+नथ न नमन ना पता पकवान ॥०ज पर पतन कलम उलकारम- कक ५व3७+५+ “न > क-+-+नन न परत “न िकननन फेम कक > भ ककनन न -कननननमेनिलरन-ननमन नस अपन भनिकन न्‍क नल नल 


[मृगनयनी का परिचय पृ० ३ 


ईः 


वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों में ऐतिहासिकता. [१६६ 


के अ्रध्याय-क्रम को टाँक लेन। जरूरी है, उसी तरह भौगोलिक स्थानों, 
उनकी दिशाओं -और दूरियों का ठीक-ठीक अन्दांज रहने के लिए 
तत्सम्बन्धी नक्शे का खाका हर वक्‍त सामने रखना चाहिए। ऐसा न 
करने पर अक्षन्तव्य गलती हो जाती है।* वर्मा जी उक्त मत से 
पूर्णतया सहमत ही नहीं अपितु प्रामारिकता से इसका पालन भी करते 
हैं। मात्र तक्शे देखकर ही वे भौगोलिक विवरण नहीं देते, उन्होंने 
अमरण कर इन नकक्‍शों को सजीव रूप में अद्धूत कर लिया है; जो 
प्राचीन खंडहर नकक्‍्शों की रेखाओं में बोल नहीं सकते, उनकी ध्वनि 
को वर्मा जी ने सुना है। 'मृगनयनी' में राई से ग्वालियर तक लाई 
गई नहर के आज चाहे चिह्न मात्र मिलते हों, वर्मा जी उसे नहीं भूल 
सके । (देखिये मृगतयनी' का परिचय पृ० ५) वर्मा जी के उपन्यासों 
में यथार्थ भौगोलिक स्थितियों के कुछ विवरण हृष्टव्य हैं--- 

“कुण्डार, जो वर्तमान भाँसी से उत्तर-पश्चिम की तरफ़ ३० मील 
की दूरी पर है, इस राज्य की समृद्ध-सम्पन्न राजधानी थी। 
(गढ़ कुण्डार पृ० १) 

“चम्बल नदी के समीप गौतमपुर इन्दोर से उत्तर-पश्चिम' में 
लगभग सोलह .कोस की दूरी पर है, महेश्वर से लगभग छत्तीस कोस ।” 
(अहिल्या बाई पृ० २३) 

“धवालियर के पश्चिम-उत्तर में लगभग छः कोस की दूरी पर सांक 
-लदी के किनारे राई नाम का गाँव था ।” (मृगनयनी पृ० ३) 

“तरवर माँड्‌ के उत्तर-परिचिम में है'' “सिंध नदी सर्प की सी लीक 
बनाती हुई दक्षिण-परद्चिम से आकर नरवर को पश्चिम की ओर से 
घेर कर उत्तर-पूर्व की ओर चली गई हैं। नरवर मानो उसकी पश्चिमी 
कुण्डली के भीतर है ।” (मृगनयनी पृ० २२६) 8०... 

“नरवर ग्वालियर से २५ कोस दाक्षिण-पश्चिम में तथा चँंदेरी नरवर 
से २० कोस पर । 


*उपन्यास-विशेषाडू आलोचना पत्रिका पृ० १७२ 


१७० ] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


भगनयनी' के भौगोलिक विवरण के आधार पर डा० सत्येन्द्र ने 
अपनी पुस्तक में नक्शा दिया है ।* 

२. वर्मा जी ने किले, गढ़ियों, प्राचीन नगरों, युद्धों श्रादि का 
ऐसा चित्रवत वर्णन किया है कि इतिहास साकार हो उठता है। 
अफ्ाँसी की रानी के वर्शान सर्वश्रेष्ठ हैं। मृगनयनी में नरवर के 
किले का यह वर्शान पठनीय है---“नरवर के नगरकोट में तीन 
फाटक थे, एक उत्तर की ओर और दो पूर्व दक्षिण में । दीवारें 
ऊँची थीं श्रौर फाटक मजबूत । हाथियों के कवच रक्षित माथे को 
फोड़ने के लिए फाटकों के वाहरी ओर बड़े मोटे, नुकीले लोहे के कील 
जड़े हुए थे। खाद्य सामग्री नगर और किले के भीतर कम से कम एक 
वर्ष के लिए पर्याप्त थी । स्वच्छ मीठे पानी के बहुत-से अच्छे कुएं नगर 
में और अनेक तालाब किले के भीतर | रक्षा के लिए लड़नेवाले और 
आक्रमणकारियों का भुर्ता कर देने के लिए फाठकों की बुर्जों और कोट 
मीनारों पर भारी-भारी चट्टानें, नीचे ढकेल दिया जाय तो गाज सी 
टूटे ।/ (प० २६८) 'मभृगनयनी' में कला सम्बन्धी विषय होने से प्राचीन 
वास्तुकला, मूर्ति कला के चित्रात्मक वर्णांन भी प्रस्तुत किए गए हैं। 
यही नहीं पुरातत्व विभाग की सहायता से उनके चित्र भी लिए 
गए हैं । 

. इस वर्णान-विवरण के औचित्य के सम्बन्ध में भी लेखक सजग रहा है 
कि कहीं वस्तु परिगणनात्मक प्रवृत्ति से कथारस में व्याघात न हो । 
मृगनयनी के 'परिचय' में इस ओर यह इंगित स्पष्ट है-“पाठक चाहेंगे कि मैं 
तोमरों, ग्वालियर और नरवर के किलों और उनके भीतर स्थित इमारतों 
का वर्शात, परिचय में करू ,'' “परन्तु अनेक पाठक कहानी चाहेंगे। इसलिए 
झ्रब.॒ कहानी--बाकी फिर कभी ।” (पृ० ७) फिर भी कहीं-कहीं 
ऐतिहासिक यथार्थ के अत्यधिक आग्रह के कारण वे इस ओचित्य का 
सव्वंत्र निर्वाह नहीं कर पाए। जैसे 'फाँसी की रानी में लेखक ऐतिहासिक 


७०णीिता 


* देखिए मृगनयनी : कला और क्ृतित्वाँ पृ० ८८-८६ 


वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों में ऐतिहासिकता | [१७१ 


पत्रों तथा कम्पनी द्वारा प्रेषित आदेशों को उद्धृत करने बैठ गया है 
और वहाँ कथारस की भ्रपेक्षा इतिहास प्रबल हो उठा हैं। गढ़ कुण्डार' 
में कहीं- कहीं वर्शंव सीमोल्लंघन' कर गए हैं । द 
वर्मा जी जब किसी प्रसिद्ध नगर यथा इतिहास-प्रसिद्ध पात्र से पाठकों 
को परिचित कराते हैं तब वे उसकी तत्कालीन स्थिति ही व्यक्त करके 
नहीं रह जाते वरनू इसके पूर्व-इतिहास या वंश-परम्परा का उल्लेख भी 
करते हैं। इससे हमारा इतिहास-ज्ञान ही नहीं बढ़ता, अश्रपितु उसकी 
तत्कालीन स्थिति अधिक स्पष्ट रूप में सामने आ जाती है। प्रमाणास्वरूप 
मृगनयती' में गुजरात के सुलतात महमूद बघर्रा तथा उसकी राजधानी 
अहमदाबाद के वर्णान को लिया जा सकता है || 'मृंगनयनी” उपन्यास में 
राणा कुम्भा का चित्तौड़ में कीति स्तम्भ (६५), महमृद खिलजी का 
सतखण्डा महल(६५), नरवर का जयति स्तम्भ (३०३), ग्वालियर का 
तैल मन्दिर (३३७), संगीत का हुसेनी कन्हड़ा (४०१), गूजरी, मालगूजरी, 
बहुलगूजरी, मंगल-गूजरी, ध्र वषद के चार अंग(४७६)श्रादि का रहस्य--- 
इतिहास--स्पष्ट हुआ है । ये सब हमारी जिज्ञासा-तृप्ति ही नहीं करते, 
हमें सुदूर अतीत में भी पहुँचा देते हैं । वर्मा जी के उपन्यासों में कथा-रस 
ही नहीं, अनेक ऐतिहासिक रहस्यों को जानने का रस भी मिलता है। 
हमर पहले यह स्पष्ट कर चुके हैं कि वर्मा जी की स्वतन्त्र ऐतिहासिक 
रुचि भी है--वे कहीं-कहीं एक अनुसंघानकर्त्ता के रूप में भी सामने 
आते हैं । श्रब॒ हम वर्मा जी की एक ऐसी विशेषता का उल्लेख करेंगे जो 
इतिहासकार के लिए अनिवार्य होती है और ऐतिहासिक दशेन के विद्वानू 
जिसके कारण इतिहास को भी साहित्य-क्ष त्र में ले आते हैं ।* वर्मा जी 
कहीं-कहीं इतिहास की विविध घटनाओं के आधार पर ऐसे सामान्य 
देखिए मृगनयनी' पृ० ७४-७४ । द 
+इस सम्बन्ध में श्री जगदीश ग्रुँ्त ने आलोचना” पत्रिका के 
उपन्यास विशेषांक (१७६) में ऐतिहासिक दर्शन के विवेचन में 
कालिगवुड तथा डब्ल्यू० एच० वाल्श की उक्तियों को उद्धृत किया है-- 


१७२ | . परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


. निष्कर्ष देते हैं जो मानव प्रकरति--विशेष रूप से जातीय स्वभाव--से 
सम्बन्धित होते हैं। ऐसे निष्कर्षों से वह अपने उपन्यासों की ऐतिहासिक 
घटनाओं के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण भी करते हैं। इससे ये घटनाएँ 
एक श्वद्नला की कड़ी के रूप में सामने आती हैं और स्वाभाविक तथा 
व्यवस्थित जान पड़ती हैं । ऐसा इसलिए होता है कि वर्मा जी यही 
व्यक्त नहीं करते कि क्या हुआ' बल्कि यह भी बताते हैं कि कैसे हुआ' 
और ऐसा प्रायः क्‍यों होता है! । 'मृगनयनी' में नसीरुद्दीव अपने बाप 
मालवा के सुलतान ग्रियासुद्दीग को विष देकर मारता है। वर्मा जी 
इस घटना की पृष्ठभूमि में भारतवर्ष पर आक्रमणकारियों की मनोवृत्ति 
का विश्लेषण, उनके तथा हिन्दुओं के पतन तथा दुबंलता के कारणों 
का निष्कर्ष इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं-- 


“स्वर्ण संचय की कामना, मारकाट की आकांक्षा, स्त्रियों के अपहरण 
की वासना, राज्य स्थापित करने के लोभ और किसी भी प्रकार अपने 
सज़हब के विस्तार के मोह को लेकर पठान और तुके आक्रमक भारत 


पाद टिप्पणी-- पिछले प्रृष्ठ का शेष : 


4,. 776 ९ए७7॥8 ० 807ए ७76 76ए७/ 70978 
07000706099, 06ए७7/ 7076 8060092068 407 ००४- 
छत 09, 920 रीत28 जाला 46 शांडक्राका 
400४88, 7060 80, 92770 ४7970729, ४0 08806770 (0७ 
+&00प2706 ए॥097 0677. 

2, पफ6- 6886 07 शां४४0"ए 8 ॥676 987७)6] $0 
$096 ०669/"80प078. 0 87690 70ए86] 07 & 27690 009ए 
[8 0069 8७वें 00 48800 प्र5 80702 ७50प्र/ 0प्रा- 
80768, ए260, 88 ए6 8&9७ 8९6४७, शर6 7664 40 0078 
६0 460 667 (076-6हांहतंगर8 5206४ ००7४ ४० 
एर्वाप्रा'8 एा ग्राहक... 


वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों में ऐतिहासिकता. [१७३ 


में घुसे थे ।* इन सबका एक सामूहिक नाम था बहिश्त । इस बहिश्त 

की तलाश में ही शेरशाह के पहले भारत में जगह-जगह सल्तनंतें क्रायम' 

हुई--दिल्ली, मालवा, गुजरात, जौनपुर, गोलकुण्डा, बंगाल इत्यादि में । 

सल्तनतें कायम होने पर बाप ने बेटे को और बेटे ने बाप को, सल्तनत' 
के तख्त और मुकुठ का मार्ग-कंटक समभकर जहर के ज़रिये या किसी 

ओर सुलभ उपाय से अलग किय।। इस बहिर्त की प्राप्ति ने सुल्तानों 

को और उनके सरदारों और सिपाहियों को निर्बेल और निकम्मा बना 
दिया । हिन्दू यदि परलोकमय निराशावाद, आपसी लड़ाइयों के कारण 
उतने दुबले न पढ़ गये होते, तो या तो वह स्वर्ग उनको मिलता ही 
नहीं और यदि मिल ही जाता तो धर्मराज उनको बहुत समय तक उसमें 
रहने न देते ।/” (पू० ३३१)... 


वर्मा जी इतिहास को मूतिमान करने के लिए सामंतीय जातियों के 
रहन-सहन, रीति-रिवाज श्रादि पर भी प्रकाश डालते हैं । बुन्देलखंड के 
उत्सव तथा त्योहारों का भी पूरा वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त 
सत्री-पुरुषों के वस्त्राभूषणों का वर्णन भी तत्कालीन समाज के अनुरूप 
हुआ है । 
इनके उपन्यासों के अधिकांश प्रमुख पात्र, घटनाएँ तथा स्थान 
ऐतिहासिक होते हैं। जसे, मृुगतयनी' ऐतिहासिक रोमांस है--भाँसी 
की रानी, अहिल्याबाई' आदि रोमांस नहीं--फिर भी इसके अधिकांश 
प्रमुख पात्र-- मानसिह, मृगनयनी, सिकन्दर लोदी, ग़यासुद्दीन खिलजी, 


कक 


“वर्मा जी ने समृगनयनी' में बघर्रा, गियासुद्दीग तथा सिकंदर ग़यासुद्दीन तथा सिकंदर लोदी 
के द्वारा ये सभी प्रेरणाएँ स्पष्ट की हैं। ऐसी कुप्रेरणाएँ होने के कारण 
जनता मुसलमान आक्रमणुकारियों से भयभोत होती थी । वर्मा जी ने 
अ्न्यत्र राजपूर्तों के युद्धों की इनसे तुलना करते हुए लिखा है कि 
उनके पारस्परिक युद्धों में खेती, गाँव और स्त्री की इज्जत नहीं बिगाड़ी 
जा सकती थी । (१० १५६) 


१७४ ] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


नसीरुद्दीन, महमृद बघर्रा, राजसिंह, बेजनाथ, विजय जंगम' आदि-.-- 
ऐतिहासिक हैं । अ्रटल-लाखी की सृष्टि भी किवदन्तियों के आधार पर 
हुई हैं । वर्मा जी प्रायः प्रत्येक उपन्यास के 'परिचय' में इतिहास सम्मतता 
को प्रमारियत कर देते हैं । 


अन्त में, वर्मा जी की भाषा-जैली में प्रादेशिक रंगत भी विषया- 
नुकूल है । 


8२ हक 
मुगनयनी” का उद्देश्य 

भृगनयनी' का प्रकाशन सनू १९५० में हुआ। यह ऐतिहासिक 
रोमांस है । पर इतिहास को लेने के कारण न तो वर्मा जी पर अतीत 
के गढ़े मु्दे उखाड़ने का आक्षेप हो सकता है, न रोमांस लिखने के कारण 
किसी सस्ती रसिकता तथा विलक्षण साहसिक रहस्यों के उद्घाटन का 
ग्रारोप । इसका कारण है वर्मा जी की अपने युग के प्रति सजगता या 
ईमानदारी जो रोमांस की रस-रक्षा करते हुए भी उसकी उड़ान को 
संयत-संभव और इतिहास को अविक्ृत रखते हुए भी इसे भविष्य के 
लिए स्फूर्तिप्रद संकेतक बनाती है । 


सनु १६४७ में भारतवर्ष स्वतन्त्र हुआ। किन्तु स्वतन्त्रता के साथ 
उत्तरदायित्व भी बढ़ गया । राजनेतिक, आथिक, धामिक, सांस्कृतिक 
सभी प्रकार की समस्याओं से भारतवर्ष को सामना करना पड़ा । 
निर्धनता को दूर कर जनता के जीवन-स्तर को उन्नत करना, प्रजा के 
लिए प्रत्येक प्रकार की सुख-सुविधा की व्यवस्था तथा कलाओं की 
उन्‍्नति करना--ये सभी कार्य स्वाधीन भारत के सनन्‍्मुख थे और अब भी हैं। 
किन्तु इसके साथ एक और ऐसा कार्य सदेव रहा है जो हमारी गति- 
प्रगति में बाधक रहा है--विस्तृत देश की सीमाओं की सुरक्षा के प्रश्न 
से हम चितामुक्त नहीं हो सके । यह बात और भी चिंतनीय हो उठती 
हैं जब हमारा पड़ोसी देश सदेव युद्ध और जिहाद के नारों में बात करता 
हो और विश्व भर में जीवन संघर्ष में सबल की सत्ता' का सिद्धांत 
स्थिर हो । ऐसी परिस्थिति में देश की किस आवश्यकता को प्रथम 
स्थान दिया जाय अथवा समन्वित-समवेत उन्नति का लक्ष्य स्थिर किया 
जाय, यह प्रइन अवश्य उठता है। ऐसा दिखाई देता है कि वर्मा जी 


( रेड ) 


१७६] परिचित प्रश्न, नई समीक्षी 


ज्ञात-अज्ञात रूप में उक्त प्रश्न से आंदोलित हुए हैं और मृगनयनी में 
वह ऐसे ऐतिहासिक कथानक को ले सके, जो अतीत में भी वर्तमान 
क्षयों का अधिक से श्रधिक प्रतिनिधित्व करता है। मृगनयनी में कला- 
कत्तंव्य का प्रशत आधुनिक भारत का प्रश्न है। वर्मा जी का व्यक्तिगत 
स्वभाव भी कला-कर्त्तव्य की सामअस्य-साधना में सहायक हुआ है । 
व्यायाम में उनकी विशेष रुचि रही है; उनका शिकार का शौक प्रसिद्ध 
है तथा जीवट के कामों में जवाँमर्दी दिखाते रहे हैं । साथ ही वे संगीत, 
चित्र तथा तृत्य-कलाओं के भी ज्ञाता हैं। वे केवल ज्ञाता ही नहीं, 
इनको महत्त्व भी देते है। उनका कहना है ---गीत जीवन का रस 
है !““'हमारा अत्यन्त प्रिय देवता श्रीकृष्ण नटनागर है, जो बाँसुरी बजा 
रहा है ।” जैसे उनके जीवन में शौर्य-कला का मेल है वसा ही प्रतिपाद्य 
उन्होंने मृगनयनी' के लिए चुना । 

इतिहास की हृष्टि से वर्मा जी का 'मृगनयनी' में जो उद्देश्य है 
उसको हम अन्यत्र स्पष्ट कर चुके हैं। वैसे भी मृगनयनी” के अधिकांश 
प्रमुख पात्र, घटनाएँ तथा स्थान सभी ऐतिहासिक हैं। उपन्यासकार ने 
परिचय में भी इसकी प्रामाणिकता' का स्पष्टीकरण किया है। अ्रतएव 
मृगनयनी में कल्पना का स्थान होते हुए भी इसका एक ऐतिहासिक 
उद्देश्य भी है । 

मृगनयनी' का दूसरा तथा प्रमुखतम उद्देश्य है कला और कत्तंव्य 
में संतुलित समन्वय । सभी प्रमुख पात्र तथा कथाएँ किसी न किसी रूप 
में कला-कत्तंव्य के इन्द्र (संघ) अद्वन्द्र (समन्वय) में सहायक हैं। 
वैसे तो उपन्यास के आरम्भ से ही निन्नी और लाखी के व्यक्तित्व के 
कला-कत्तंव्य का सौन्दर्य-शौर्य के रूप में समन्वय तथा--सौन्दर्य-लुब्ध 
प्र-प्रेषित आक्रमण॒कारियों&को मारने से--उसकी घटनात्मक अभिव्यक्ति 
भी हुई है किन्तु कला-कर्त्तव्य के संघर्ष-समनन्‍्वय का वाचक आरम्भ 
[० १०८ पर होता है जब मानेसिह कहता है--'सबसे पहले 
सत्र और सेना; फिर वहीं भवन और मंदिर ।” शस्त्र-सेना तथा 





मृगनयनी का उद्देश्य [१७७ 


मंदिर-भवन क्रमशः कत्तंव्य-कला के मूर्त रूप हैं जिनको उपन्यास में 
विशेष स्थान मिला है। मृगनयनी और लाखी का शौये- सौंदर्य बाद में 
वीरत्व तथा शूंगार में और अन्त में कर्त्तव्य-कला में परिणत हो जाता 
है। यद्यपि मानसिह भी सुन्दर तथा शूर है किन्तु विवाह के उपरान्त 
मृगनयनी की शुरता मानसिह का पौरुष बन जाती है और मानसिह 
की सुन्दरता मानों मृगनयनी की सुन्दरता को द्विगुरित कर देती है । 
मृगनयनी की सुन्दरता-कला मानसिह के शोर्य॑-कर्त्तव्य की स्फूर्ति तथा 
आुंगार' वीर का पोषक हो जाता है। और भी, मृगनयनी की 
हादिक भावना” मानसिंह का विवेक तथा मृगनयनी का मनोबल 
मानसिंह की 'धारणा' बन जाती है। दूसरे शब्दों में मृगनयनी की 
भावना” मानसिंह का संकल्प' बन जाती है और यही कला की प्रेरंणा 
मानसिंह को कर्ततव्य-हढ़ कर देती है। जिस प्रकार विवाह के बाद 
मृगनयनी मुख्यतः: भावना-कला की. प्रतीक होते हुए भी केवल प्रेरणा 
बनकर नहीं रह जाती श्रपितु स्वयं भी--अ्पने पुत्रों को मानसिंह का 
उत्तराधिकारी न बना कर स्वार्थं-त्याग का परिचय देकर---कर्त्तव्याभिमुख 
रहती है, वेसे ही मानसिह भी मुख्यतः संकल्प-कत्तंव्य का प्रतीक होकर 
भी संगीत-क्षवण तथा भवन निर्माण आदि में संलग्न रहकर कलां- 
प्रियता का परिचय भी देता रहा है। मृगनयनी-मानसिह अपने आपकमें 
कला-कर्त्तव्य का समन्वय भी लिए हुए हैं और क्रमदय: कला-कत्तंव्य के 
पृथक प्रतीकत्व के द्वारा सामझ्स्य-साधना के आधार भी हैं। इससे 
यह स्पष्ट होता है कि कला अपने में शिवं के तत्त्व भी लिए रहती है 
और शिव की प्रेरक भी रहती है। वेसे भी सच्चा कत्तंव्य कभी जड़ नहीं 
होता उसमें भावना का स्पंदन भी होता रहा है और यहाँ यह कथा- 
वछ्धंन के लिए अनुकूल निरापद वातावरण भी तैयार करता है कम से 
कम मृगनयनी-मानसिंह के आचरण से उक्त निष्कर्ष-सिद्धि ही होती है ॥ 
. सारे उपन्यास में वीर और शूंगार रस तथा इतिहास और रोमांस की 
ः गंगा-यमुना है. जो अपने पूथकत्व में भी पूर्ण है तथा संग्रम-संमनन्‍्वर्ये 


१७८ | परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


भे भी सजीव--समन्वय की सरस्वती और भी पूजनीय हो उठी है। 
“सारत 'मृगनयनी” के सघर्ष-समत्वय--या अन्तत समन्वय के--तत्त्वो का 
विश्लेषण इस प्रकार हो सकता है--- 


सौन्दर्य +- शोर ॥. कला -- कत्तंव्य 
ज्युगार -+- वीर । . शास्त्र न शस्त्र 

क्रावना न- विवेक । होरी राग -- ताण्डव नृत्य 
मनोबल +- धारणा । सरस्वती -- दूर्गा 

भावना + सकलप । कृष्ण (वशी)--अर्जुन (गाण्डीव) 


दोनो पक्षों के सभी तत्त्व अपने-अपने पक्ष के एक ही तत्त्व के रूप- 
भेद से पृथक नाम है| डा० सत्येन्द्र के शब्दों मे “शौर्य शारीरिक किस्तु 
ध्यक्तिगत पदार्थ है, वीरत्व इसी शौर्य का हार्दिक पक्ष है, और “कत्तंव्य' 
सामाजिक पृष्ठभूमि मे मनसा सलग्न अभिव्यक्ति । इसी प्रकार सौन्दयें, 
ज्यूड्धारत्व तथा कला भी एक ही तत्त्व के रूप-भेद से नाम हैं। शरीर 
औ- जो सौन्दर्य है, उसी का हृदय-पक्ष श्द्धार-रसत्व हैं, और सामाजिक 
पृष्ठभूमि मे उसी की प्रभिव्यक्ति कला। कला-कत्तंव्य का भावना-विवेक, 
मनोबल-घारणा तथा भावना-सकल्प से क्रमश सम्बन्ध मृगनयनी की 
भिम्तस्थ पक्तियो से स्पष्ट हो जाएगा -- 


१ (सृगनयनी मानसिह से)--“कला कत्तंव्य को सजग किये रहे, 
आवना' विवेक को सम्बल दिये रहे, मनोबल और धारणा एक दूसरे 
का हाथ पकडे रहे ।” (पृ० ४२२)। 

२ (मृगनयनी सानसिह से)--“सकल्प और भावना जीवन- 
तखडी के दो पलडे हैं । जिसको अधिक भार से लाद दीजिए, वही 
नीचे चला जाएगा। सकलप कत्तंव्य है और भावना कला । दोनों के 
समान समन्वय की झ्ावश्यकता है । (पू० ४८७) निस्‍्सन्देह इस समन्वय 
की आवश्यकता है। वर्मा जी ने पहले भी इस सामजस्य-साधना को 
स्पष्ट फ्िया है। एक उद्धरण द्रष्टव्ण है--- 


पै'मृगनयनी” कला और कझतित्व पृ० १ 


:  मुगनयनी का उद्देश्य [१७६ 


( मानसिंह मृगनयनी से )--/वह कला क्‍या जो कत्तेंव्य को लंगड़ा 
करदे, और, ओर वह कत्तंव्य क्या जो कला का अंग-भंग करदे ?” (३४८) 


वस्तुतः दोनों के समन्वय की इस लिए आवश्यकता है कि अपने 
एकाकीपन में ये अपूर्ण हैं और साथ रहकर सम्पूर्ण । जीवन में इन दोनों 
की परस्पर पुरकता से, समन्वय से, संतुलन आता है--जीवन-तकड़ी ये 
दो पलड़े तुले हुए हों तो ठीक है, जिसको अधिक भार से लाद दीजिये 
चह नीचे चला जायगा । दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि बिना 
कत्तंव्य के कला विलास है, बिना कला के कत्तंव्य 'ह्ास । बिना कत्तंव्य 
के कला जीवन-रहित हे, बिना कला के कत्त व्य गति-रहित। मानसिंह 
सदेव इसी सामझस्य के धरातल पर सोचता दिखाई देता है--+- 

. “कला का अनुशीलन और कत्तंव्य का पालन साथ-साथ चल सकते 
हैं। में सेना को भी सजाऊंगा और ललित कलाओों की भी उन्नति 
करता रहूँगा । नायक बेजू ने आज होरी को कितने मिठास के साथ 
गाया था ।********* मृगनयनी का ताण्डव नृत्य भी कितना सुन्दर 
कसा. सलोना था !!! मृगनयनी के अधूरे चित्र---(जिसमें एक ओर 
आजन्नुओं के आक्रमरा की सम्भावना तथा दूसरी ओर विविध कलाओों का 
आपननन्‍्दोत्सव प्रदर्शित है)--की दोनों दक्षाओ्रों में एक साथ रंग भरे जा 
सकते हैं; उसने सोचा ।” (पृ० ४२५) । इससे पहले भी वह कहता है-- . 
3325 4243 राज्य है काहे के लिए ?****** प्रजा (कत्तंव्य) और कला, दोनों 
के लिए हमें अ्रपने प्राण दे देने के लिए तैयार रहना चाहिए, इन दोनों 
की ही रक्षा का दूसरा नाम धर्म का पालन है।” (१७१) 

आगे हमने शास्त्र --शस्त्र का उल्लेख किया हैं। इस उपन्यास में, 
तत्कालीन तथा आधुनिक विकठ परिस्थितियों के अनुरूप कर््तव्यः का 
कुछ विशिष्ट स्वरूप बन गया है और वह है युद्ध .। यद्यपि लेखक़ ने 
मानसिंह को सेवा के लिए गरीब की भोंपड़ी तक पहुँचाया है और अन्त 
में मृगनयनी द्वारा चित्र के कत्तंव्य वाले अद्भ की ओर इंगित करते हुए 
“प्रजा के सुख की, देश की स्वाधीनता की' रक्षा की बात कही है फिर. 


१८०] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


भी ग्वालियर की बाह्य आक्रमण ग्रस्त परिस्थितियों में 'कत्तेव्य' देश 
की शस्त्र युद्ध द्वारा रक्षा के तात्पर्य को ही अ्रधिक व्यक्त कर सका है। 
कत्तेव्य के इस युद्धपरक स्वरूप के कारण ही इसकी अरधिष्ठात्री देवी 
दुर्गा का आह्वान मानसिह करता है और बैज़ू से कला की देवी सरस्वती 
की आरोधना करने को कहता है--“जब तक मैं तलवार द्वारा दुर्गा की 
आराधना करता हूँ, आप वये-नये रागों के सृजन द्वारा सरस्वती कीं 
करिए ।” (पृ० ४७८) एक स्थल पर गूजर होने के कारण कंष्ण की 
वंशज मृगनयनी ने मानसिह को पाण्डव वंशी श्रर्जुन की संतान 
होने का स्मरण दिलाया हैं। (पृ० ४२१) जैसे कृष्ण ने अर्जुन 
को कत्तंव्याभिमुख किया था, वही मृगनयनी करती है। यही कला 
का सत्स्वरूप है। शास्त्र (यहाँ इसका श्रर्थ साहित्य-कला सम्बन्धी 
ग्रंथों से ही हो सकता है; उपन्यास में प्रसंग भी कला का ही चल 
रहा है) और शास्त्र का प्रसंग वर्मा जी की उस धारणा - को व्यक्त 
करता है जो कला-कत्तंव्य में समन्वय की साधक होकर भी शांकित है 
कि कहीं कला की अत्यधिक आराधना कत्तंव्य को शिथिल न कर दे । 
वस्तुतः: अत्यधिक' का भी प्रश्न नहीं, पहले किसका ध्यान रखा जाय? 
का प्रइन भी है। और इस दृष्टि से लेखक कर्त्तव्य के समक्ष कला को 
पराभूत करा बैठा है। मृगनयनी की मानेसिह को देश-रक्षा के लिए 
सजग करने के लिए कही गईं निम्नस्थ पंक्तियों में क्रशः कला की 
अत्यधिक आराधना तथा प्रथम स्थान किसका” के सम्बन्ध में विचार 
व्यक्त हुए हैं---/*““इधर कलाओों की वृद्धि हुई है, उधर बाण विद्या 
और युद्ध विद्या का अभ्यास कम हो गया है; हम कलाझों को अधिक 
समय देंगे तो वे सैनिक अवसर पाते ही अपनी वासनाओत्रों पर उतर- 
उतर आयेंगे ।” मृगनयनी के इस कथन से मानसिह का अन्तंमन सहमत 
नहों हुआ झौर वह सोचने लगा । तब वर्मा जी मृगतयनी के माध्यम से 
शास्त्र का आश्रय लेकर कहते हैं---“मैंने महाभारत में पढ़ा है कि देश 
की रक्षा शस्त्र द्वारा हो जाने पर ही शास्त्र का चिन्तन हो सकता है 


मृगनयनी का उद्देश्य [१८१ 


मेरा यही प्रयोजन है और कुछ नहीं ।” (४२२) 

वर्मा जी कला-कर्त्व्य के संघर्ष के सम्बन्ध में अनेक स्थलों पर 
सशंक दिखाई देते हैं। मानसिह कलाओं की आराधना में संलग्न है 
कि तुर्कों की बला आ पड़ती है। वह उसे किसी प्रकार से टालना 
चाहता है--दाम देकर भी । यदि दण्ड से काम लेता है, युद्ध करता है 
तो कला-कार्य अघूरा छूटता है। उस समय मृगनयनी स्थिति का 
विश्लेषण करते हुए मानसिंह से कहती है---“कलाओं की बहुत श्रधिक 
पूजा ने ही क्या आपके ध्यान को राजनीति के दाम वाले अ्रद्ध पर अ्रधिक 
ना बिठलाया है? दण्ड की बात आप क्‍यों नहीं, सोच रहे हैं?” (प०३४७) 
आगे वह और भी स्फूर्तिपूर्ण शब्दों में मानसिंह को कत्तंव्य-सजंग 
करती हुई कहती है--“वीणा' बजाते-बजाते, काम' पड़ने पर, यदि तुरंत 
तलवार न उठ पाई, कोमल सेज पर सोते-सोते, संकट आने पर, यदि 
तुरन्त ही उछल कर कमर न कसी, ध्रवपद को गाते-गाते, शत्रु के 
सामने आ खड़े होने पर, यदि तुरन्त ग़रज कर चुनौती न दे पाई, जिन 
कानों में मीठे स्वरों की रस-धार बह-बहकर जा रही थी उन्हीं कानों 
में यदि रणवाद्यों और कड़खों की धुन न समा पाई तो ऐसी वीणा, 
सेज ओर श्र्‌वपद की तानों का काम ही .क्या ?” (३४७) वर्मा जी 
सत्यं-सुन्दर के मध्य शिवं को आवश्यक. ही नहीं, अनिवार्य समभते हैं । 
मृगनयनी के उक्त कथन के' पश्चात मानसिंह कला-कत्तंव्य के समन्वय 
की बात कहता है । पर मृगनयनी इससे सन्तुष्ट नहीं होती और उन्हें 
कर्तव्य की बात सोचने पर बाध्य करती है । तब मानसिंह के मुख से लेखक 
कहलवाता है---'पहले कर्त्तव्य, कला की बात पीछे ।” (३४८) उपन्यास 
के अन्त में यद्यपि कला-कर्त्तव्य के समन्वय की बात कही गई है किन्तु 
वहाँ भी कत्तंव्य-कामना ही प्रमुख दीखती है। मृगनयनी-चित्र के कत्तंव्य 
वाले अंश की अपूर्ति की बात विशेष रूप से कहती है। पर वहाँ भी 
लेखक बलांत्‌ सिद्धान्त के आग्र ह से मानसिह से कहलवाता है--“कला.और 
कर्तव्य का समन्वय इस कसर को किसी दिन अवद्य पूरा करेगा।” (४८८) 


१८२] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


वस्तुत: यहाँ मानसिंह को कहना चाहिए था कि कत्तंव्य को पूर्ण करने 
से अ्भीष्ट-सिद्धि हो जायेगी। मोती की माला लाखी के कत्तेव्य की प्रतीक 
है और उसे चित्र के कर्तव्य वाले श्ंग के ऊपर टाँगा गया है। उपन्यास 
की अन्तिम पंक्तियाँ हैं--/फिर उन दोनों ( मृगनयनी-मानसिह ) की 
दृष्टि मोती माला की ओर गई। वह ददक रही थी ।” (४८८) यहाँ 
भी लेखक ने कत्तंव्य की ओर ध्यान आक्ृष्ट किया है। कुछ ऐसे कारणों 
से डा० सत्येन्द्र लिखते हैं--“जहाँ-जहाँ कला का भय लेखक ने प्रकट 
कराया है, वहाँ वह वस्तुतः अबना ही भय प्रकट कर रहा है और 
इसी कारण कत्तंव्य के समक्ष बलात कला को पराभूत करने की चेष्टा 
करता हुआ श्रौर साथ ही दोनों के समन्वय का आदशो प्रस्तुत करते 
हुए वह हतप्रभ हो गया हैं । न 

हमारे विचार में वर्मा जी कला-कर्त्तव्य के समन्वय के सिद्धान्त को 
मानते हैं किन्तु उसकी सीमाएँ भी बताते हैं। ये सीमाएँ ग्वालियर की, 
तत्कालीन देश की युद्ध ग्रस्त स्थिति तथा आधुनिक स्वतन्त्र भारत की रक्षा 
के प्रदन ने निर्धारित की हैं | वर्मा जी इतिहास तथा युग-धर्मं के विचार 
से ऊपर नहीं उठ सके, ऐतिहासिक यथार्थ तथा युगीन यथार्थ पर उनकी 
विशेष दृष्टि रही है। इसलिए ककत्तंव्य-कला के समन्वय पर विश्वास 
प्रकट करते हुए भी विशेष परिस्थितियों में 'पहले कत्तंव्य और पीछे . 
कला' की उचित बात कहने में हिचके नहीं । वस्तुत: वर्मा जी कला 
पर उपयोगिता की दृष्टि से श्रवश्य सोचते हैं । मृगतयनी विवाह के बाद 
अनेक वर्षों के उपरान्त गाँव आती है तो वहाँ किसानों की दुरावस्था 
तथा आत्मरक्षा के लिए श्रशक्तता पर विचार करती है। सोचती है--- 
“किसान कंसे प्रबल बनें ? कलाओं की शिक्षा से ? उहूँ ! उससे इनकी 
बाँहों को कितना बल मिलेगा ? पेट भर खाने को मिले, दूध, मद्ठा, घी, 
कपड़े और कुछ इनके पास बचता भी रहे । तब कलाएँ इनके बाहुबल 
को स्थिरता दे सकेंगी ? यह सब कंसे हो ? राजा सेना को पुष्ट करले 


न्जजिन्नन अं » “----3-3«_नननन न नननीनीनननी खनन नम नमन. 





के. +ै]«... 3वनममना की जन अन्‍णन जन जल नी +++++ 


मृगनयनी : कला भर ऋइतित्व पृ० 8३ 


' भू नयनी का उद्देश्य [शवरे! 


तो इस काम को करने के लिए कहूँगी । (५० ४३१) स्पष्ट है कि लेखकः 
पहले जीवन-निर्वाह की सुविधा के उपयोगितावादी घरातल को महत्त्वः 
देता है बाद में कला को । यह ठीक भी है--पहली झ्ावश्यकता रक्षा की: 
हैं, रजंन का स्थान बाद का है। ऐसी अवस्था में वर्मा जी को सल्थेन्द्र- 
जी के शब्दों में हतप्रभ हो गये' कहना कहाँ तक संगत है ? वस्तुतः सत्येन्द्र" 
जी की तरह हमारा विरोध वर्मा जी के विचारों से नहीं, वरन उपन्यास ' 
कला से हैं। जब समाज की अन्न, वस्त्र की आवश्यकताएँ पूरी व होती, 
हों, देश की सीमाएँ सुरक्षित न हों, तब पहले कर्त्तव्य और पीछे कला $. 
पर शान्ति और सम्पन्तता के समय कला-कत्तंव्य के समन्वय का सिद्धांत 
अनिवार्य हो उठता है। ऐसे विचार रखने से वर्मा जी के विचारों में: 
किसी प्रकार का अंतविरोध नहीं देखा जा सकता और न ही उन्हें 'हतप्रभ: 
हो गए कहा जा सकता हैँ। कि्तु वर्मा जी उपन्यास के मध्य में जो; 
सिद्धान्त स्थिर करते हैं, उसका निर्वाह अन्त में नहीं कर पाते । लाखी-. 
अटल, निहालसिह और बोधन का बलिदान तथा नरवर के किले का 
छिन जाना या कथा को अन्तिम परिरिति कत्तंव्य की माँग प्रस्तुत- 
करती है किस्तु वर्मा जी अपने अतिरिक्त सैद्धान्तिक आग्रह से कला-. 
कत्तव्य-समन्वय की बात करते रहते हैं। अर्थात्‌ कथा की परिणिति“तथा- 
उनके समनन्‍्वय-सिद्धान्त में मेल नहीं हो पाता जिससे कलात्मक असंगति- 
आ जाती है। अन्तिम दो पृष्ठों में कला-कर्त्तव्य-समन्वय का सिद्धान्त 
बलात्‌ लाया सा लगता है। सारत: उनके विचार उचित हैं किन्तु कहीं; 
कहीं, संघर्ष-समन्वय का निर्वाह ठीक नः होने से वर्मा जी हतप्रम् हो; 
गए हैं । 

६ के अन्तंगत शौय के जिस स्वरूप का चित्रण हुआ है वह- 
“निर्माणात्मक है, ध्वंसात्मक नहीं। मानसिह को हम कहीं और कभी. 
आक्रमणकर्त्ता के रूप में नहीं पाते, रक्षक के रूप में वह श्रवश्य हैं ।; 
उसने ग़यास, बघर्रा अथवा सिकन्दर की भाँति कभी किसी दूसरे को: . 
भूमि में पदापेण नहीं किया। रक्षक का रूप भी निर्माणकर्ता काः 


१८४ | परिचित प्रहइन, नई समीक्षा 


ही रूप है--फलत: शौय में भी एक पावनता है, हिंसा के इस 
समस्त रक्तरंजित व्यापार में भी एक. अहिसा विद्यमान है। शौये का 
उत्साह अतः पाठक को रोमांचित करता है, उसके शरीर के 
रोम-रोम में लहर भरता है, पर वह विक्ृत नहीं हो पाता ।॑ 
वर्मा जी ने संहार के विक्ृत पक्ष ही चित्रित किए हैं। किन्तु 
संहार के निर्माणात्मक पक्ष का चित्रण नहीं हो सका। इसलिए डा० 
सत्येन्द्र लिखते हैं--- “निर्माण” के महत्व को तो वह प्रतिपादित कर 
गया है, पर विजय जंगम के साथ 'शिव' तक पहुँचकर भी वह संहार' 
के जीवनप्रद पक्ष को प्रस्तुत नहीं कर सका है। क्‍या यह उपन्यासकार 
की कला-कल्पना की पहुँच की अ्रसमयेता के कारण है अ्रथवा ऐतिहासिक 
प्रतिबंध के कारण, या समय की माँग के का रण ? नहीं तो क्या लेखक, 
की मनोवृत्ति पर ही इसका दायित्व है ?| जेसा कि हम पहले भी. 
निर्देश कर चुके हैं वर्मा जी वर्तमान का पूरा ध्यान रखते हैं।. 
वर्तमान स्वतंत्र भारत की राजनीति जिन सिद्धान्तों पर आधारित 
है, वह नितान्‍्त निर्माणमूलक हैं। उनमें निर्माण से ही ध्वंस के प्रश्न 
को सुलभाने की बात तो है किन्तु ध्वंस कर के निर्माण की कल्पना 
"नहीं । युद्धों से अशान्त विश्व को घ्वंस से निर्माण की प्रेरणा, 
देने में भी खतरा मालूम होता है। ऐतिहासिक यथार्थ की रक्षा का: 
प्रतिबंध भी वर्मा जी को ध्वंस में निर्माणात्मक तत्त्वों के चित्रण की 
झोर नहीं ले जा सका । |। 
शोयें के समान सौन्दर्य और श्रृंगार में भी कामनाओों-वासनाओं. 

की कर्रेमता नहीं, हृदय-परिष्कार की क्षमता तथा सात्विकता की 
स्वच्छता है। मृगतयनी का शारीरिक सौन्दर्य हादिक होकर मानसिंह 
की शक्ति बन जाता है और वही अपनी परिष्कृति-प्रौढ़ि में, कत्तव्य और 
त्याग से उत्कर्ष पा झात्मा का सौन्दर्य बन जाता है--अन्त में मृगनयनी 


वजन 








'मृगनयनी : कला और कहृतित्व पृ० ६६ 
वही, ६५ 


मृगनयनी का उद्देश्य [१८४५ 


के “शरीर का सौन्दर्य श्रात्मा के सलौनेपन को और भी अधिक पा चुका 
था ।” (पृ० ४८६) वर्मा जी ने ताण्डव नृत्य के समय कला द्वारा पावन 
अभिव्यक्ति का आदर प्रस्तुत किया हैं। मृगनयनी के नृत्य से मानसिह 
पर जो प्रभाव पडा उसका विश्लेषण करते हुए वर्मा जी लिखते हैं-- 
“मृगनयनी ने ताण्डव की इस सात्विकता को अपने नृत्य द्वारा श्रद्धा 
के साथ मृत्त किया । नृत्य के अ्रन्तिम भाग की अवस्था मे जब मृगनयनी 
स्थिर हो गई तब मानसिंह के मन में हिलोड़े आ गईं। अत्यन्त मनोहर 
मन को बहुत ऊँचे स्तर पर ले जाने वाला बहुत ही मोहक--हृदय मे 
गाढी श्षद्धा उत्पन्न करने वाला, विलक्षण सुन्दर--वासना को न उकसा 
कर हढता को देने वाला मानसिंह को मृगतयनी के सौन्दर्य मे इतना 
वैभव प्रतीत हुआ जितना उसको प्रथम मिलन की घडी में भी अनुभव 
नही हुआ था।” (४१७) । 

कला में आत्म-परिष्कार की अपूर्वे शक्ति है। मृगनयनी ने कला के 
अभाव से--अपने मान अपमान की भावना की उपेक्षा क्रके-सुमनमोहिनी 
का आभूषण लौटा दिया। कलात्मक सौन्दये क्षुद्रता नही रहने देता ॥ 
'मृगनयनी सोचती है-- ऐसा सुन्दर मन्दिर बनेगा, वह और हम' सब 
उसमे ओछे बनकर रहेगे ! मैं खीजा नहीं करूँगी, वह अपने झाप भुक 
जायगी । (३४२) 

कला का प्रभाव उदारता लाता है। सौन्दय्ये-स्नात हृदय की 
सकीणुंता धुल जाती है ; कला-कलित हृदय मज़हबी तगदिली से ऊपर 
उठ जाता है। वर्मा-जीं ने मुसलमान बादशाहो गयास और बचघर्रा से 
कलात्मक हिन्दू मन्दिरो की प्रशसा तथा उनको तुडवाने वाले मुल्लाभो 
की भत्सेना कराई है। 7 

भ्रब हम वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत कला के सेड्धान्तिक विवेचन को 
लेगे। वर्मा जी ने कला की निश्चित परिभाषा नही दी । अन्त मे इतना 
अवश्य कहा है कि भावना कला है। (पृ० ४८७) मात्र भावना कला 


देखिए 'मृगनयनी' के पृ० ७१, ७६ आदि 


१८९] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


नहीं हो सकती, उसकी कुशलाभिव्यक्ति ही कला हो सकती है। ऐसा 
दिखाई देता है कि वर्मा जी का अभिप्राय कला के भाव प्रधान होने से 
ही है। यह रागात्मक है, बोधात्मक (दर्शन, विज्ञान श्रादि) या विवेक 
प्रधान नहीं । लेखक ने कत्तंव्य को विवेक प्रधान बताया है जब वह कहता 
है-- भावना विवेक को सम्बल दिये रहे । भाव की तनन्‍्मयता में बैज़ू 
को लोगों ने बावरा कहा। बेजनाथ संगीतज्ञ था। बैजू को मृगनयनी 
साकार कविता कहती है क्योंकि बैजू भाव की तनन्‍्मयता में विलीन रहते 
हैं। आगे मानसिह कविता को भी बावली' कहता है । (पृ० ३६०) 
इस प्रकार कलाकार चाहे वह संगीतज्ञ हो या कवि, उन के कृतित्व में 
यही बावलापन खोजा गया. है--वस्तुतः यह बावलापन तन्मय भाव- 
प्रधानता के कारण है । 


कलावंत की साधना तथा अभिव्यक्ति तब पूर्ण होती है जब वह स्वयं 
को खो देता है--रस देने से पहले वह स्वयं रसमग्न होकर अभिव्यक्ति 
करता है। कलाकार के कृतित्व में हम तभी अपने को भुला सकते हैं 
जब उसने स्वयं को भूलकर रचना की हो । वर्मा जी ने नायक बैजू 
की साधना का उदाहरण दिया है जब “परोसा हुआ भोजन एक ओर 
रक्‍्खा रहता है, पानी तक पीना भूल जाते हैं । किसी “राग के बनाने या 
किसी परिपाटी या नई तानों के सूजन में दिन रात एक कर डालते हैं ।” है 

किसी कल्याणमय भव्य कलास्वरूप के लिए जिस उपर्युक्त तन्मय 
साधना को आवश्यकता होती है उसकी व्याख्या एक विशेष प्रसंग में 
हुई है। मृगनयनी विष्णु की उस मूर्ति की चर्चा करती है जिसे 
कलाकार ने ऐसी मुस्कान दी है जो देखने वालों के विकारों को शान्‍्त 
करके शक्ति के साथ ध्यान को एकाग्र कर देती है। यह मूर्ति जिस 
मन्दिर में प्रतिष्ठित हैं वह शत्रुओं के हाथ में है और वह उसके दर्शन 
नहीं कर सकती । मानसिह उस मन्दिर को अपनी सीमा के भीतर लाने: 
में अशक्त है। ऐसी अवस्था में मृगनयनी का आग्रह है कि क्या उनके 
कलावंत कारीगर उस मुस्कान को वहाँ से अपने हृदय की गाँठों में बाँध 


मृगनयंती का उदृश्य [१८७ 


कर नहीं ला सकते ? मानसिंह समभता है कि कदाचित ला सकें। “किन्तु 
इसके लिए कलाकार के भीतर पूरी उपासना, आस्था, श्रद्धा और भक्ति, 
योग द्वारा जाग पड़ें तभी वह उस वरद मुस्कान को टाँकी-हथोौड़े के द्वारा 
पत्थर में उकसा' कर पिरो सकता हैं।” (३८६) सारत: दर्क-सामाजिक 
को एकाग्र करने के लिए, कलाबंत को एकाग्र होना पड़ता है और इसके 
लिए अतुलनीय तपस्था की आवश्यकता है । इसी से वरद कलाकृत्ति का 
निर्माण सम्भव है । द 

सच्चा कलाकार किन्‍हीं बाह्य प्रतिबन्धों के दबाव में अपनी कला 
को कुण्ठित नहीं करता । कला का मूल कलाकार की सौनन्‍्दर्यानुभूति 
तथा अन्‍न्तस्फति में है। अवश्य ही यह सौन्दर्यानुभूति परम्परा से भी पुष्ठ 
होती हैँ । मुल्ला हिन्दू कारीगरों से इसलिए रुष्ट हैं कि उन्होंने मस्जिद 
के निर्माण में मुसलमानी रीतियों का विचार नहीं रखा। वह ग़यासुद्दीन 
से इसकी शिकायत करते हैं। वह कला के मर्म को समभता हैँ । इसलिए 
वह समभाता है--“कारीगरों ने जो कुछ पुराने ज़मानों से कारीगरी के 
रिवाज में सीखा है, उसी को पेश कर रहे हैं ।” इस पर मुल्ला कहते हैं-- 
“मगर यह रिवाज गलत है । कुफ़ में सना हुआ । जान बुभकर कारीगर 
शरारत कर रहे हैं। मना करने पर भी नहीं माने ।” ग़यास का उत्तर 
है-- अपने मन के सलौनेपन के तकाजे से कैसे लड़ जायें वे ग़रीब ?” (७१) 


वर्मा जी ने कलात्मक अभिव्यक्ति के दो रूपों की ओर संकेत किया 
है--संस्कृत और असंस्कृत | संस्कृत रूप से मानवीय वृत्तियों को परिष्कृत- 
उदात्त बनाने वाली अभिव्यक्ति होती है और इसका आधार भावना 
है। असंस्कृत रूप में मानव की निम्नतर वृत्तियों की अभिव्यक्ति होती 
है ओर उसका आधार वासना--ऐन्द्रियता--है । इस निम्नकोटि की 
कला को वर्मा जी भी स्वीकार करते हैं; यह मानसिंह के निम्न कथन 
से स्पष्ट है जहाँ वह मृगनयनी के ताण्डव नृत्य--उच्च कला-से 
प्रभावित होकर निम्न और उच्च कला का अन्तर स्पष्ट करता है--- 
“***(ताण्डव नृत्य) अत्यन्त मनोहर, मन को ऊँचे स्तर पर ले जानेवाला; 


श्ष८ | परिचित प्रदइन, नई समीक्षा 


बहुत ही मोहक--ह॒दय में गाढ़ी श्रद्धा उत्पन्न करने वाला; विलक्षण 
सुन्दर--वासना को न उकसा कर हृढ़ता को देने वाला ।” (पृ० ४१७) 
होली के हुल्लड़ में कला के इसी वासनात्मक रूप के दशेन होते हैं 
(पृ० ४१९) और कला की उपयुक्त दो कोठियाँ और भी स्पष्ट हो 
जाती है। 

अब प्रदइन उठता है कला का वासना जगाने वाला रूप किस स्थिति 
में सम्भव है। वर्मा जी ने इस सम्बन्ध में दो संकेत दिये हैं। पहला, 
यदि भावना या कला को भ्रधिक समय दिया जाएगा तो उसका प्रभाव 
वासनात्मक होगा ॥ कला को अधिक समय देने से” तात्पयें है. कर्क्तव्य- 
विमुखता से । हम स्पष्ट कर चुके हैं कि लेखक इस सम्बन्ध में विशेष 
सजग रहा है। मानसिह कलाओं के अतिशय प्यार में शथश्ुओं को दंड 
देकर नहीं, दाम दे कर ही छूटकारा पा लेना चाहता है । अतएवं भावना 
को अ्रधिक समय देने से मनुष्य अधिक विश्वामकामी हो जाता है और 
यहीं भावना, वासना का रूप धारण कर लेती है। फलतः कला अपने 
उच्च लक्ष्य से गिर जाती है । दूसरे, संस्कारहीन पात्रों के हाथ में भी--- 
जो भव्य सोन्दय्य के महत्व को समभने में श्रसमर्थ होते हैं--कला का 
बासनात्मक रूप व्यक्त होता है। इसी से यह सिद्धान्त भी स्पष्ट होता 
है कि कला का प्रभाव सब पर समान रूप से नहीं. पड़ता और 
इसके लिए भी शिक्षा की आवश्यकता है । मृगनयनी कहती है---“हमारी 
(उच्च) कला उन (किसान घरों से आये सैनिकों) के विवेक में नहीं... 
बेठी इसलिए अपनी जानी-पहचानी को ले उठे और हमारी कला की 
दिल्लगी उड़ाने लगे ।” (पृ० ४२२) इससे पहले भी मृगनयनी ने कहा 
है कि--ये लोग सीखे भी कुछ नहीं हैं'।। ऐसे लोगों के मन पर 
कला का आदर धीरे-धीरे ही बैठता है ।” (पृ० ४२०) इसलिए मानसिंह 
इनके लिए संगीत-विद्यापीठ स्थापित करने की सोचता है जिससे “ये 
लोग भी सीखेंगे और सुधरेंगे ।” (पु० ४२०) 


क्र 5 








जन पी विफलनन> «५ “>क ५. “न. 22 वन -43+ननन 4+-नन-कननननीन- ननननानननान» ७७५५० ४५५५०क»+--».>-...न०ममकाननान्मकमनका 


+ मृगनयनी पृ० ४२२, देखिए मृगनयनी का कथन । 


मृगनयनी का उद्देश्य [१५८६ 


इस उपन्यास में साहित्य की उन्नति के लिए प्रयत्न करने का उल्लेख 
मात्र है किन्तु स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, संगीत तथा नृत्य सभी कलाओों पर 
पर्यास ध्यान दिया गया है। इन में भी स्थापत्य, मूति तथा संगीत कला 
पर लेखक की विद्येष दृष्टि रही है । 

ऐहिक जीवन के सौन्दर्य तथा कर्ममार्ग को महत्त्व देता मृगनयनी 
की प्रमुख विशेषताओं में से है। वर्मा जी ने हिन्दुओं की हार का 
एक बहुत बड़ा कारण 'परलोकमय निराश्ावाद को माना है।॥ 
उन्होंने हिन्दुओं के स्वर्ग और मुसलमानों के बहिश्त पर भी व्यंग्य 
किया है। (प्ृ० ३३१ ) वस्तुतः: वर्मा जी आधुनिक अध्यात्म से 
प्रभावित हैं जो श्रमपूजणा को महत्त्व देता हैं और घरा पर ही 
स्वर्ग-निर्माण करता है। उन्होंने धर्म के प्राचीन रूढ़ात्मक रूपों का 
. उत्पाटन कर प्रवृत्ति पक्ष का पोषण तथा कर्ंमत का महत्त्व-प्रतिपादन 
किया है। मानसिंह कलाप्रेमी है किन्तु उसकी सौन्दर्य-साधना कला 
कृतियों तक ही सीमित नहीं । यदि कोई जीवन-सौन्दर्य का समर्थेक 
नहीं तो वह कला-प्रेमी भी नहीं हो सकता। अतएवं मानसिह विजय 
जंगम से सहमत है जो “बतलाते रहते हैं कि जीवन को कल्याणमय 
और सुन्दर बनाने से ही मृत्यु शुभ बन सकती है,, और “जीवन के 
इसी भाव को पत्थरों में उतारने” का प्रयत्न करते हैं। (पृ० ३३८) 
मानसिंह की दृष्टि इस जीवन पर रहती है, उस जीवन या परलोक या' 
स्वर्ग पर नहीं । वह दैनन्दिन की आवश्यकताओं को मन्दिर निर्माण से 
पहले समझता है। (पृ० ४३) मानसिंह 'तपस्था” को महत्त्व देता है 
किन्तु उसे इस जीवन तथा पदार्थों के साधन में सार्थक समभता है, 
परलोक या अहंकार के पोषरा में नहीं ।| मानसिह इस रहस्य को 





. ]_ मानसिह के शब्द हैं--“तपस्या बड़ी वस्तु है परन्तु. सुनता हूँ. 
कि तपस्या करने वाले भय और अहंकार के कारण आत्मदसन में लीन 
हो जाते हैं. और इस झात्मदमन को परमपद समझ कर दूसरों को 
आतंकित करने लगते हैंँ। जब ऐसे लोगों को इस लोक में गौरव नहीं 


१६० | परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


समभते हैं कि लोक में कुछ पाने की अभ्रसमथता तथा निराशा ही कुछ 
लोगों को परलोक की कल्पनाश्रों में पलायन की प्रेरणा देती है। सारत: 
वर्मा जी परलोक को निराशा तथा पलायन का परिणाम तथा हिन्दू 
जाति के पतन का प्रमुख कारण मानते हैं । 


निराशा उन्हें ही होती है जो कर्ममार्गी नहीं । शास्त्रों को पढ़कर 
केवल वाग्वीर बनकर वाद-विवाद में उलभे रहना व्यर्थ है, कर्में करना 
ही मुख्य है। मानसिंह के निम्नस्थ शब्दों में कर्म ही राजपथ है---“ये 
बैठे ठाले के वाकयुद्ध व्यर्थ हैं। कर्म मुख्य है। जो इससे बचना चाहते 
हैं, वे ही दायें-बायें की पगडण्डियाँ ढूँढते हैं।” (पु० ४६) यद्यपि 
मानसिंह कोई पंडित या शास्त्रज्ञ होने के नाते उक्त मत नहीं प्रकट 
करता, यह उसके अनुभवों के अनुसार व्यावहारिक मत है किन्तु वाक्‌ 
युद्ध करने वाले शव, वेष्णव तथा बौद्ध इसे शास्त्रानुकूल भी बताते 
हैं (प० ४६) और इस रूप में, कर्म मत में, मानों शैव, वेष्णव तथा 
बौद्ध मतों का भी समन्वय हो जाता है। अन्त में विजय जंगम के 
कथन में कर्म को 'सब कुछ मानकर इसे ही मानव का धर्म” मान 
लिया गया है । (पृ० ४७६) 

कर्म मार्गी आत्मनिरभर होता है, वह उपजीविका को घोर लज्जास्पद 
समभता है। अटल-लाखी की कथा से वर्मा जी ने आात्मनिर्भरता का 
अनुपम संदेश दिया है । अटल-लाखी राजा की सहायता से सब कुछ कर 
सकते थे परन्तु वे ऐसा करते नहीं । उनकी आत्मनिर्भरता लाखी के शब्दों 
में ललकार उठी है--“कोई मुझको यदि किसी की चेरी कहे, चाहे वह 
मेरी निज की ननद ही क्‍यों न हो, तो मैं नहीं सह सकूंगी और न यह 
सह सकूँगी कि तुमको राजा का दास था रोटियारा कहे । हम लोगों 


मिल पाता है तब उस लोक में इतने अधिक गौरव के पाने की आजा 
पर उनको अचम्भा होने लगता है शर पागल से हो जाते हैं।” 


.( पृ० ४६ ) 


. मृगनयनी का उद्देश्य [१६१ 


को भगवान्‌ ने भ्रुजाओं में बल दिया है और काम करने की लगन | 
कुछ करके ही ग्वालियर चलेंगे।” (२५१) ह 

मृगनयनी को राजमहलों में अनेक दासियाँ उपलब्ध हैं किन्तु वह 
उनकी भीड़-भाड़ को देखकर घबराती है। वह उस स्वतन्त्रता की याद 
करती रहती है जो उसे राई में प्राप्त थी। वह कहती है---“मुभको 
तो विजय जी की बात अच्छी लगती है। वह कहते हैं सब को अपना- 
अपना आवश्यक काम अपने हाथ से ही करना चाहिए, वह स्वयं ऐसा 
ही करते हैं। उनका कहना है कि इस देश को भिखमंगों ने डुबोया है ।” 
( ३१६ ) 

वर्मा जी ने निरन्तर परिश्रम तथा शारीरिक या 'कायक कार्म' पर 
बड़ा बल दिया है। मानसिह और विजय जंगम के निम्न वार्तालाप 
में परिश्रम तथा कायक श्रम दोनों पर इतना ज़ोर दिया गया है कि 
राजा भी इसका अपवाद नहीं । 


मानसिंह--- परिश्रम कर लेने पर कुछ अ्रवकाश भी तो चाहिए ।” 


विजय-- “जीवन में कायक-काम ही सब कुछ है । एक काम से 
मन उचटे तो दूसरा करने लगे । मैं तो अ्रवकाश इसी को कहता हूँ ।” 


मानसिह--आपकी बातों को मैं पहले गाँठ में बाँध चुका हूँ। 
इसीलिए परिश्रम से आल्हाद पाता हूँ। प्रशण किया है जब भवन और 
सन्दिर बनवाऊँगा तब मज़दरों के साथ नित्य एक घंटे मैं भी पत्थरों 
पर श्रम करूँगा ।” (१०९६) 

विजयजंगम मात्र उपदेशक नहीं, कायक श्रम का आदर्श प्रस्तुत करने 
वाला है--उसे “शारीरिक श्रम में इतना विश्वास था कि अपना पसीना 
बहाये बिना वह किसी से कुछ नहीं लेता था ।” (१७१) 

वर्मा जी ने शारीरिक श्रम को ही नहीं श्रमजीवियों को, हँसिया- 
हथोड़ा घारी कुशल किसान-मज़दूरों को भी महत्त्व दिया है। यह महत्त्व 
सहज रूप में ही मिल जाता है जब स्वयं राजा और आचायें उनके साथ 


१६२] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


मिलकर काये करने में किसी प्रकार की मानहानि नहीं समझते । यही 
नहीं मानसिह दूसरों के सहयोग में कर्म कर आनन्‍्दलाभ करने को 
आदशें समझता है। मानसिंह मज़दूर-घर की वास्तविक दशा से भ्रवगत 
होने के लिए भेष बदल कर वहाँ जाता है। शअ्रपने सद्व्यवहार से वह 
मज़दर परिवार को मुग्ध कर लेता है। वह अपने को घिक्कारता है--- 
“हैं तो पेट भर कर सो जाऊं और तुम भूखों रहकर मरो * मैं महलों 
में रहूँ और तुम इस फोपड़ी में भूखे ठण्डों मरो !!” मज़दूर अपनी 
स्वाभाविक दीनता में, लघच्ुता के धरातल पर कहता है---हमारा भाग्य 
है, महाराज !” मानसिह का उत्तर मजदूरों को भाग्य-दास से भाग्य- 
विधाता बना देता हें--“बिल्कुल भ्रम की बात। हमारे भांग्य के 
आधार तुम्हीं सब जन हो । तुम्हारा भाग्य बुरा रहां तो हमारा तो 
पहले ही खोटा हो चुका ।” (पृ० ३७५) श्रद्धाभिभृत मज़द्र स्वीकार 
करता हँ--सुना था कि महाराज, ब्राह्मणों, पंडितों शौर सेढों के हैं, 
आज जाना . कि मज़द्रों-किसानों के भी हैं ।” “दूसरे ही दित मानसिंह 
ने दरिद्र मज़द्र-किसानों के लिए रहने योग्य घरों के बनवाने की राज्य 
की ओर से व्यवस्था की, जगह-जगह ओऔषधालय खुलवाने का प्रबन्ध 
किया ।” (३७६) ऊपर मानसिह ने राज्य के भाग्य का आधार तुम्हीं 
(मजदूर) सबजन” कहा हैं। लाखी इससे पूर्व कहती हँ---“किसान ही 
तो राजा को बनाता है ।” (पृ० १८३) स्पष्ट है कि वर्मा जी ने 
राजतन्त्र में प्रजातन्‍्त्र का संकेत करके, प्रजा को महत्त्व दिया हैं। इसके 
अतिरिक्त उन्होंने एक आदर्श शासक का चित्रण करके राजा को भी 
जन-नायंक बना दिया हैं। राजा अपने राजमद में प्रजा को कभी 
विस्मृत नहीं करता । शिकार खेलने के लिए राई जाकर जब वह जनता 
के फटे हुए मोटे मैले-कुचैले कपड़ों को देखता है तो आत्मग्लानि से 
मने में कहता है---“मैं इनका राजा हूँ ? इनका राजा !!!” (पृ० १७७) 
सारांश में तत्तालीन इतिहास की सीमाओं में वर्मा जी ने यथा सम्भव 
अधिक से अधिक जनवादिता तथा प्रगतिशीलता का परिचय दिया हैं । 


भृगनयनी का उद्देश्य [१६३ 


वर्मा जी की चेतना ने महत्त्वपूर्ण सामयिक समस्याओ्रों से प्रेरणा 
लेकर शोषित मानवता पर विशेष हृष्टि रखी है। मध्ययुगीन सामंती 
व्यवस्था में किसान के शोषण का परिचय देने के लिए तत्कालीन 
इतिहास के प्रति उनकी एक जनवादी आलोचसनात्मक दृष्टि सर्वत्र मिलती 
हैं । इससे सामंतीय व्यवस्था के स्पष्टीकरण के साथ उसका व्यंग्यात्मक 
आलोचन भी होता रहता है--उस युग की सामंतीय व्यवस्था का यथार्थ 
चित्रण भी रहता हैं और उसके प्रति इस युग का दृष्टिकोण भी । 
यथा, 'मृगनयनी' में वे लिखते हैं---“राज्य के सिपाहियों की उगाही 
के बाद पुजारी की उगाही सहज ही नहीं हो गई । किसानों को ग्रन्त 
के दर्शन राम-राम करके हुये थे। इसलिए वे देने में किनर-मिनर कर 
रहे थे ।” पुजारी ने कहा--शास्त्र का वचन कभी न भूलो, छठवाँ 
भाग राजा का होता हैँ, सो तुमने दे दिया । बीसवाँ देवता का, तीसवाँ 
ब्राह्मण का होता हैं। उसको देने में आनाकानी करने से यह लोक 
तो बिगड़ेगा ही परलोक से भी हाथ धो बैठोगे ।! 

एक किसान खिसियाहठ को छिपाता हुआ बोला, “फिर हम क्या 
खायेंगे ?” 

भगवान देंगे, में भजन जो करूँगा ।! 

भजन करने पर भी दिल्ली के सुल्तान ने इतना खून बहा दिया *. 
इतने घर और खड़े खेत चौपट कर दिये !!! 

दिखा इस मूर्ख को ! इस घोर नास्तिक को !! ग्रब कोई नई 
विपद को बुलाने वाला है। कहता है एक भोगमान भ्रुगतनी पड़ती है. 
हम तुम सबको !/ 

कर रे अधिकांश किसान आनाकानी करते हुए भी जानते थे कि 
अनिवार्य का निवारण नहीं होने का इसलिए देने के लिए अपने को 
विवश पा ही रहे थे ।” (३०) उपयुक्त कथन में शोषितों की शोचनीय 
लाचारी-ग़रीबी मृतिमान हो उठी है। शासक वर्ग अपनी रक्षा तथा 
स्वार्थ-सिद्धि के लिए दंड के भय से काम लेते हैं और धर्मं-रक्षक पुजारी 


:२६४] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


ली झपने अन्याय के विरोध को शानत करने के लिए लोक-परलोक 
बियड़ने का भय और भगवान द्वारा झजन्ुओं से रक्षा करने का लोभ 
दिखकर, मानों मानव के पृत भाव-दक्षेत्र को स्वार्थ-सिद्धि के लिए मलिन 
करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। वर्मा जी तत्कालीन इतिहास की 
सीमा में घुटते-पिसते किसान के विरोध-विद्वोह का अधिक से अधिक 
नसांकेतिक आभास ही दे सकते थे । 
वर्मा जी की प्रगतिशीलता का अन्य प्रमाण है उनका रूढ़ि-विरोध । 
आात्र परम्परा या शास्त्र के नाम पर किसी बात को झटल मान लेने 
“का वह घोर विरोध करते हैं। बोधन पुजारी शास्त्र की बातों को अटल 
“मानता हैं और मानसिंह उसके इस अंधविश्वास” को. मू्खता समझता 
है १ मानसिंह ऐसे लकीर के फकीरों के लिए कह॒ता हँ--“हे भगवान्‌ ! 
आया हमारे समाज के इन अन्धे-बहिरों को कभी सृूभता सुनता करोगे ? 
झा हम सब को ड्रबोकर ही रहोगे ?” (पु० २६०) अनेक प्राणी इसी 
“अन्धविश्वास की बलि चढ़ जाते हैं। इसी अंधविश्वास के रूप हैं, धर्म 
“के बाह्याडम्बर, छूत-छात, जात-पाँत आदि जिन से वर्मा जी ने युद्ध 
ईकेया है। विजयजंगम के निम्ष कथन में लेखक ने भगवानृ-भजन या 
शर्मे-पाखंड की पोल खोलने के साथ छूत-छात तथा भेद-भाव की भत्सना 
'की है---** “संसार के गले पर खाँड़ा चलाते जाओ और भगवान्‌ का 
चाम लेते जाओ, तो क्या इस मार्ग से भी मोक्ष मिल जायेगा ? वरोँ- 
आवरण के भेद मानकर एक दूसरे से छूणा करते रहो, अछूतों को मनुष्य 
न समभो, छुप्ाछूत के नरक में रहते हुए भी भजन की माला टालते 
रहो तो क्‍या बेकुण्ठ प्राप्त हो जायगा ?” (४५) विजय शैव है और 
जमकता है कि “भगवान शंकर के सामने वर, अ्रवर्ण, सुजात, कुजात 
कृष कोई भेद नहीं ।” (४४) मानसिह और विजय उस मानववादी धर्म 
क%के अनुयायी हैं जहाँ सभी प्रकार के भेदभाव लुप्त हो जाते हैं और सुकर्म 
कै ही भजन-भाव सार्थक हो सकता है । 
“जाति-पाँति को समस्या ने अटल-लाखी की कथा के रूप में बड़ा 


मृगनयनी का उद्देश्य [१६५ 


उग्ररूप धारण किया है । इन दोनों में पूर्ण प्रेम है किन्तु विधिपूर्वंक विवाह 
करना तो दूर इन्हें पुरातनपंथी समाज तथा ब्राह्मणों के कारण अपने घर- 
बार तथा गाँव को भी त्यागना पड़ा । वर्मा जी ने इस जात-पाँत को भूत 
(३१५), बाघ (२८५४) आदि कहकर लड़ने के लिए युद्ध समान (२६१) 
समझा है। समाज के लिए जात-पाँत किस प्रकार से हानिष्रद सिद्ध 
हुई है और उसके सीमित लाभ का स्वरूप-बोध निम्न विश्लेषण से 
हो जायेगा--- 

१. जात-पाँत के कट्टरपन के कारण कितने ही हिन्दू अपने धर्म 
समाज से द्र जा पड़े हैं। (३७६) जात-पाँत-त्रिरुद्ध विवाह नहीं हो 
सकता है। जो ऐसा करता उनके साथ कट्टरपंथी समाज खाना-पीना, 
उठना-बेठना, बोल-चाल बन्द कर देता है। यही नहीं उनको मारने की 
बात सोची जा सकती है। (२२१६-१७ ) घृणा की सीमा इतनी 
बढ़ती है कि उनको पापी समझा जाता है, या देखा जाता है तो थूका 
जाता है। (२२१) 

२. रक्षा के लिए ढाल और तलवार दोनों अनिवार्य रूप॑ से 
आवश्यक हैं। जात-पाँत ढाल का काम तो कर सकी है और कर रही 
है परन्तु तलवार का काम न तो हाल के युग में उसने कर पाया है झौर 
न कभी कर पायेगी ।” (३७६) 

३. जात-पाँतः हिन्द्‌ जाति के असंगठन तथा दुबंलता का 
कारण है । 

४. जात-पाँत से समाज में भ्रामक भेद-भाव या उच्च वर्णों में 
क्षुद्र उन्नति-प्रन्थि की सृष्टि हुई है। उच्च जाति का हिन्द्‌ वही समभा 
जाता है जिसका छुआ दूसरा खा लें। (३८२) क्षत्रिय अहीर का छुपा 
नहीं स्ना सकते । अहीर जाति की स्त्रियाँ पेर में सोना नहीं पहन सकती ।[. 

(३१३) बोधन केवल ब्राह्मण वर्ण को ही उपदेश देने का अ्रधिकारी 


वैसे आजकल उच्च वर्णों की स्त्रियाँ भी पर में सोना पहनना 
गनुचित समभती हैं । 


१६६] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


समभता है, क्षत्रिय आदि अन्य वर्णों को केवल धर्म और गो-ब्राह्मण 
की रक्षा के लिए समभता है। मानसिंह का विचार है कि क्षत्रिय भी 
उपदेष्टा रहे हैं और बाद में भी हो सकेंगे । जनक, महावीर, गौतम बुद्ध 
राम, कृष्ण, अ्रजु न इत्यादि इसके प्रमाण हैं। (३७९) 

मानसिह द्वारा लाखी-अटल का विधिवत विवाह करा के वर्मा जी 
ने इस प्रथा के विरुद्ध युद्ध में मानों विजय लाभ की है। यही नहीं जात- 
पाँत के निंदाचारे के विरुद्ध लाखी के शब्दों में ललकारा है--“उतर 
पड़ो संसार में कमर कसकर और सिर उठाकर निन्दाचारे का सामना 
करो ।” इसी प्रसंग में वर्मा जी ने बोधन जेसे पुजारियों की उस सामंत- 
पोषक नीति की ओर भी संकेत किया है जो राजा के जात-पाँत- 
विरुद्ध विवाह को तो स्वीकार कर सकती है किन्तु लाखी-अभ्रठल के 
नहीं । लेखक ने मरणासच्न बोधन का किचित हृदय-परिवर्तन दिखा कर 
सभी मानवों की. आध्यात्मिक एकता के आ्राधार पर जाति-पाँति के 
भेद-भाव को असंगत बताया है। मरने के समय वह सोचता है--“बह 
सब में रम रहा है, मेरे और जल्लाद के भीतर वही है, जल्लाद की 
तलवार और मेरे सिर में वही है। सब में वही है। सब बराबर हैं । 
लाखी श्र अटल में वही है ! दोनों में वही है ? फिर मैंने उन दोनों 
के बीच में भेद क्‍यों किया ? पर वह तो वर्णाश्रम की बात थी । जो 
कुछ भी हो, श्रब किसी के लिए मन में बुराई नहीं है ।” (४०५) 

वर्मा जी. की नारी-भावना भी परम्परा-मुक्त तथा नृतन आदर्शों 
का निर्माण करने वाली है | वर्मा जी यदि किसी सामान्य वर्ग-प्रतिनिधि 
नारी-चरित्र से नारी-भावना के आधुनिक दृष्टिकोण को व्यक्त कराते 
तो यह अवश्य काल-दोष होता किन्तु मृगनयनी जेसे विशिष्ट व्यक्तित्व 
सम्पन्न पात्र को इसका माध्यम बना कर वह इस दोष से बच गए हैं ।. 
उनकी प्रगतिशील नारी-भावना का विश्लेषण इस प्रकार हो सकता है-- 

१. पर्दा प्रथा का विरोध--मृगनयनी ने विवाह पूर्व राजा को 
5चनबद्ध कर लिया कि वह विवाहोपरान्त पर्दा नहीं करेगी । (१६८) 


मृगनयनी का उद्देश्य [१६७ 


२. नारी और शिक्षा:--वर्मा जी ने भ्रटल से बोधन शास्त्री को 
यह प्रश्न कराया है कि क्या स्त्रियाँ (वेद) पढ़ सकती हैं ?' 


वेद ! अरे राम राम !! .स्त्रियाँ और शृद्व वेद नहीं पढ़ सकते ।' 
स्त्रियाँ मात्र पढ़ सकती हैं ?' 


पढ़ सकती हैं । पुरों और बड़े ग्रामों में लड़के-लड़कियों की अलग- 
अलग पाठ्शालाएँ रहती रही हैं। श्राक्रमणकारियों के अत्याचारों के 
कारण बन्द हो गई हैं, उनमें लड़कियाँ भी पढ़ती थीं ।” (३१-३२) 

मृगनयनी को कलाओं में ही नहीं शास्त्रादि में प्रवीण करने की 
शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। वर्मा जी ने विज्येष प्रसंग निकालकर 
नारी-शिक्षा की चर्चा की है । 

३. नारी और श्रात्मरक्षा:--वर्मा जी नारी को आत्मरक्षा के लिए 
आत्म-निर्भरता तथा साहस-शौयें का संदेश देते हैं। मृगनयनी का 
निम्न चिंतन इसी का सुफल है--“राजा लोग अपने थोड़े से भाई बाँधवों 
को किसी गढ़ में बन्द करके लड़ते-लड़ते मर जाते हैं और उनकी 
स्त्रियाँ चिता में जलकर भस्म हो जाती हैं (****** उनके हाथ-पैर इतने 
निकम्मे होते होंगे कि अपने ऊपर आँख और हाथ डालने वाले पुरुष 
को घूँसे से धरती न सूँघा सकें ? कैसी स्त्रियाँ होंगी ये ! खाने को इतना 
और ऐसा अच्छा मिलते हुए भी मन उनके ऐसे मरियल :! चिता . 
में जलकर मरें स्त्रियों पर हाथ डालने वाले !!! मैं तो कभी इस तरह 
नहीं मरने की ।” (१७-१८) मृगतयनी श्र लाखी का आदरशो परम्परागत 
नारियों के समान पति के बाद मर्यादा-रक्षा के लिए चिताओों को सजाना 
नहीं, पुरुषों की सम्भोक्ता-सहचरी के आचरणानुकूल युद्ध में पति के 
साथ-साथ लड़ते हुए वीर-गति को पाना है। मृगनयनी की शौये-भावना 
यही कहती है--पहले की सतियों ने आग और चिता को जितना प्यार 
किया उसके बराबर तीर और तलवार के साथ भी करना चाहिए था। 
आने दीजिए बरी को. किले के निकट फिर देखिए मेरा और लाखी का 


१९८] परिचित प्रदइन, नई समीक्षा 


काम ।” (३४६) मृगनयनी की कामना तो पूरी न हुई किन्तु लाखी का 
अन्त वीरोचित हुआ । 

४. नारी पुरुष की प्रेरणा--तारी कामिनी या पुरुष की वांछा 
और कामना की श्युगार (३४५) नहीं, वह जीवन की प्रेरणा, प्रातःकाल 
की उषा जैंसी सजग करने वाली' (३४५) है । मानसिंह मृगनयनी से 
कोमल प्रेरणा पाने का आकांक्षी हैं, उसे युद्ध की श्रांति-क्लान्ति के 
परचात्‌ सबलता-स्फूर्त के लिए मृगनयनी की मृदुल मुस्कान तथा मधुर 
स्व॒रों की ललित तान चाहिए। किन्तु मृगनयनी सबल स्फूर्ति देने के 
लिए प्रदन करती है--' हमारे चलाये तीरों की सनसनाहठ क्या आपकी 
भुजाओं को कम फड़कन देगी ?” (३४६) जब कोमल कांत उषा प्रखर 
प्रचण्ड दोपहरी का रूप ले सकती है, तो नारी का सहयोग भी कोमल- 
कठोर दोनों प्रकार का हो सकता है। द 


तारी-गौरव के धरातल पर मानसिह किसी दासी' का 'स्वामी' 
होने की अपेक्षा प्राणप्यारी' का प्रारोश्वर होने का अधिक अभिलाषी 
हैं। (२४६) द क्‍ 

५. मृगनयती के अन्तर्वाह्य सौन्दर्य को देखकर मानसिह को 
दो बार यही प्रतीति होती है कि सन्नी का गौरव, सोन्दर्य, महत्त्व स्थिरता 
में है, जैसे उस नदी का जो बरसात के मटमेले, तेज प्रवाह के बाद 
दरद में नीले जल वाली, मन्थरगति-गामिनी हो जाती है-दूर से 
बिल्कुल स्थिर श्रौर शांत, बहुत निकट से प्रगति वाली । (४१७, ४८७) 
मृगनयती अपने सौन्दर्य में वासनोत्तेजकता के चांचल्य का श्रतिक्रमण 
नहीं होने देती, उसमें संयम की गम्भीरता हैं जो मानर्सिह से कह सकती 
है---/नियम-संयम के साथ रहिए और मुझको रहने दोजिए ।” (२४७) 
इसी से दोनों के दरीर में शक्ति स्थिर रह सकती है जो प्रेम के स्थायित्व 
का आधार है । मानसिंह की निम्न स्वीकारीक्ति में वर्मा जी ने प्रेम के 
स्थायित्व का रहस्य देने का प्रयास किया हें-- तुम संयम से प्रेम को 
अचल बनाती हो और मैं अपने विकार से उसको चंचल कर देता हैं । 


मृगनयनी का उद्देश्य [१६६० 


संयम के आधार वाला प्रेम ही आगे भी टिके रहने की समर्थता रखता” 
हैं। (३८७) 

६. एक स्थल पर वर्मा जी ने विवाह में नारी की स्वेच्छा-स्वीकृति: 
का आभास भी दिया है। मानसिंह ने विवाह-बन्धन के पहले मृगनयनी 
से स्वीकृति ली थी। मानसिह की आठ रानियाँ हैं। मृगनयनी लाखी से 
. कहती है--मैं नहीं जानती थी कि महल में आठ पहले से हैं, नहीं: 
तो---” (३१४) 

नारी समस्या के प्रसंग में वर्मा जी ने सामन्‍्तों की बहु-विवाह कामना 
का भी व्यंग्यात्मक उपहास किया है । मृगनयनी सोचती है--“उन्होंने 
पहली स्त्री से ब्याह किया' होगा तब उससे भी इस तरह का प्रेमालाफ 
करते होंगे, फिर दूसरा, और आठवाँ ब्याह किया, हर एक रानी केः 
साथ आरम्भ में इसी श्रकार की चिकनी और मीठी बातें करते रहे 
होंगे'**” मानसिह सुमनमोहिनी के सौतिया डाह से विचलित होने लगता 
है। तब वर्मा जो लिखते हैं--“उस (मानसिंह) का अभिमान कहता: 

था--इतने बड़े राज्य की व्यवस्था करने वाला आठ स्त्रियों का भी 
शासन नहीं कर सकेगा ? उसके विवेक ने बतलाया, एक स्त्री का शासन: 
ही पृरुष के लिए कठिन काम है, आठ तो झ्राठ ग्वालियर-राज्यों की; 
समस्या के समान हैं ।” (२५३) 

मृगनयनी उपन्यास इतिहास के जिस काल से सम्बन्धित है उस 
समय मुसलमान बादशाह अपनी अन्य इच्छाओं को पूरा करने के साथ: 
मुल्लाओं की या अपनी मज़हबी इच्छाएँ भी पूरी करते थे। अनेक” 
हिन्दुओं को स्वधर्म-त्याग पर बाध्य किया गया और इसी सम्बन्ध में 
अनेक हिन्दुओं को तलवार के घाट उतार दिया गया, मन्दिर तोड़े गए: 
और उनके स्थान पर मस्जिदें निमित हुई । इस साम्प्रदायिक समस्या क्लेः 
आधुनिक भारत में और भी उम्र रूप धारण किया है। ऐसी अवस्थप 
में वर्मा जी के समक्ष कठिनाई थी कि मुसलमानों की तत्कालीन बर्बरताः 
का वर्णन इस रूप में करें कि ऐतिहासिक सच्चाई भी आवृत्त न हो. 


२०० ] परिचित प्रतन, नई समीक्षा 


और हिन्दू-मुसलिम ऐक्य की भावनाएँ भी कुण्ठित न हों । 'परिचर्य में 
उनके इस दृष्टिकोण की परिचायक ये पंक्तियाँ उल्लेखनीय हैं--“बोधन 
बाहर ऐतिहासिक व्यक्ति है। उसके मारने वालों की बबंरता का मैंने 
बहुत थोड़ा वर्शान (किया है--करना पड़ा । इस “करना पड़ा” की 
मजबूरी लेखक के सामने सदेव रहती है। मुल्लाओं और सिकन्दर ने 
धर्म न छोड़ने पर बोधन को मरवा डाला--इस पर वर्माजी की 
आलोचनात्मक टिप्पणी है--“मूतियों और मन्दिरों के तोड़ने-फोड़ने से 
जो आग उत्तर भारत में नहीं फुक पाई थी वह एक बोधन के वध ने 
फूक दी । अन्तर्वेंद और अन्तवेंद की दोनों दिशाओं के क्षेत्रों की छातियाँ 
मानों फोलाद की बन गई । 

“सिकन्दर और सिकन्दर के मुल्लों, सरदारों ने सोचा, अब हुआ 
दिल्‍ली की सल्तनत का पाया मजबूत । उन्होंने नहीं देख पाया कि पाये 
काँप गये ।” (४०६) अन्तिम वाक्य से स्पष्ट है कि वर्मा जी मज़हबी 
कट्टरता को राज्य के लिए हानिप्रद बताते हैं। वर्मा जी ने ग्रयासुद्दीन 
तथा बघर्रा के मुल्लाञों की कट्टरता भी दिखाई है और उनका राज्य 
कार्य में अनुचित हस्तक्षेप तथा विशेष प्रभाव भी । मुसलमान बादशाहों 
केद्वारा ही लेखक ने इनकी भर्त्सेना कराई है। गियास कहता 
हैं-- “मुल्ला जी, यों ही आराम हिन्दुओं को चिढ़ाने से क्या फ़ायदा ?” 

जहाँपनाह से मैंने भ्रज कर दिया है, दिल्‍ली के मुल्लाश्ों का यही 
फतवा है ।' 

द गियास कुछ कुढ़ कर रह गया--“दिल्ली के मुल्ला मुझ से भी 
बढ़कर हैं। काम बने चाहे बिगड़े इनके फ़तवे के सामने सिर को 
भुकाना पड़ेगा !! कठ मुल्लों के सामने ![!” (२६३) 

वर्मा जी ने मुल्लाशों की उस कट्टरता की भत्संना कराई है जो 
हिन्दुस्थान में रह कर भी ईराक की रिवायात सामने रखती है । मुल्लाप्रों 
को हिन्दू कारीगरों से शिकायत है कि उन्होंने मस्जिद की मीनार की 
गुम्मजों की खिड़कियाँ कमानीदार न बनाकर, जो ईराक का नमूना 


मृगनयती का उद्देश्य [२० 


है बेंडीदार बनाई हैं जिसमें हिन्दुओं के मन्दिरों जेसे बन्दनवार रख 
दिये हैं । 

गियास आगे चलकर इसका उत्तर देता है---“मुल्ला और मोलवियों 
के बाप ने भी कभी इमारतें बनवाई थीं हिन्दुस्तान में ? | 

जहाँपनाह 

आ्राप लोगों का एतराज चिड़ियों, बन्दरों, घोड़ों और मोरों की 
तस्वीरों से ज्यादा ताल्लुक रखता है ।है न ऐसा ?' 

जहाँपनाह ने ठीक फ़रमाया 

कारीगरों ने जो कुछ पुराने ज़मानों से कारीगरी के रिवाज में 
सीखा है, उसी को तो पेश कर रहे हैं। (७१) 

एक विशेष स्थल निकाल कर वर्मा जी ने राजा मानर्सिह की 
धर्म (मज़हब) निरपेक्ष राजनीति तथा सहिष्णुता-उदारता का परिचय 
दिया है। सिकन्दर लोदी का भाई जलाल बहुत से मुसलमान साथी 
ग्वालियर में छोड़ गया था। जलाल तो मारा गया और ये साथी भअनाथों 
के समान थे और,भ्रभय आश्रय के इच्छुक थे। “मानसिंह ने उनको 
शरण प्रदान की । आश्वासन दिया, मेरा भगड़ा सुल्तानों और सुल्तानी 
शासन से है न कि मुसलमानों से । काम करो, राज भक्त रहो और 
हिन्दुओं के समानही बर्ताव पाते हुये इज्जत के साथ जीवन को 
बिताओी ।” (४८२) 

वर्मा जी ने एक स्थल पर भारत की सांस्कृतिक अ्रखण्डता के 
सम्बन्ध में विचार प्रकट किए हैं। चाहे भारत राजनेतिक दृष्टि से अनेक 
भागों में विभक्त रहा है किन्तु इसकी सांस्कृतिक एकता अ्रविछिन्न रही है 
जो राष्ट्रीय एकता का श्रनिवारय तत्त्व है । वे लिखते हैं---“भारत के पहाड़, 
जंगल, नदी-नताले, विस्तृत क्षेत्र और लम्बे चौड़े अश्रन्तर, अ्रतगनित छोटे 
बड़े राज्यों की संख्या और जनपदों के खण्डों की भिन्‍नता को बढ़ाने 
में सदा से सहायक रहे हैं, परन्तु एक छोर के विचार और मत को 
दूसरे छोर तक पहुँचाने में न तो वे और न उनके उत्पादक अनेक 


२०२] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


छोटे-बड़े राज्य, रजवाड़े और भिन्‍न-भिन्‍न जनपदों के सीमाबद्ध संकुचित 
खण्ड कभी बाधक हो पाए हैं | शंकर उत्पन्न हुए सुदूर दक्षिण में 
और अपने विरोधी को हराने को तथा अपने मत के प्रचार के लिए भी 
पहुँच गये काश्मीर ! चेतन्‍्य हुए दूरखर्ती बंगाल में और उनके मत के 
प्रचारकों ने भ्रपना संस्थान बनाया वृन्दावन में !! तक्षिला का ब्राह्मण 
काञ्जी के विद्यालय में और काञ्जी का काइमीर और काश्ञी में !!! 
गंगा और गोदावरी का नाम उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम _ 
के ओर-छोर तक, घर-घर में, जंगल में, पर्वत की कन्दराओं में-मानों 
हिमालय, विध्याचल, सहद्याद्वि सब एक ही थैली के चट्ट -बट्ट हों !/(७३) 

मृगनयनी ऐतिहासिक उपन्यास होते हुए भी आधुनिक भारत की 
प्रवृत्तियों के भ्रनुकुल है। वर्मा जी की दृष्टि अ्रतीत में भी वर्तमान 
क्षणों को खोजती रही है । 


अिशननलननिभानलत ७9 उल्यान- अताननलबक. 


[4] 
'मुगनयनी' के गुण-दोष 
मृगनयनी उपन्यास की ग्रुण-दोष विवेचना हम स्पष्टीकरण की 
सुविधा के लिए साथ-साथ करेंगे। 


मृगनयनी की कथावस्तु ऐतिहासिक है | इस में सामान्यतः इतिहास 
का प्रामाणिकता से पालन किया गया है। ऐतिहासिक उपन्यास में 
उपन्यासकार का इतिहास-पग्रन्थों से सामग्री संकलंन का सरल-सुलभ 
लक्ष्य भी हो सकता है और अपनी अनुसन्धित्सु मेधा, तथा अथक अध्य- 
वसाय से निज का योग देकर इतिहास का संशोधन तथा सजीव सुजन 
भी । वर्मा जी में यह दूसरी विशेषता मिलती है जिस की व्याख्या हम 
पहले लेख में कर चुके हैं । 

मृगनयनी रोमांस भी है--यहाँ इतिहास-रोमांस का आदशे समन्वय 
है। रोमांसकार इतिहास से पात्र लेकर भी कल्पना की स्वच्छन्दता के 
कारण इतिहास की प्रामारिकता का दावा नहीं कर सकता । किन्तु 
वर्मा जी ने मुख्यतम पात्रों--मानसिह-मृगनयनी तथा उसके प्रतिद्वन्द्रियों 
गयास, सिकन्दर, राजसिह, बघर्रा--की कथा को इतिहास सम्मत बना तथा 
इनकी कथा से भ्रटल-लाखी की शौरय॑-श्वू गार प्रधान रोमानी कथा का 
मनोरम संयोग कर इतिहास-रोमांस का अ्रदूभुत समन्वय प्रस्तुत कर दिया 
है । ऐसा समन्वय होने से मृगनयनी' में रोमांस का कथा-रस तो है 
किन्तु असम्भव-दुर्लभ के तत्त्व नहीं। यहाँ प्रेम है किन्तु रसिकता का 
चांचल्य नहीं; शौयं और जीवट का स्वरूप भी निर्माण मूलक तथा 
गौरव-मण्डित है। ग्यास-नसीर में कामुकता की कर्दमता है किन्तु इससे 
अटल-लाखी के भ्रटल प्रेम का कमल शौर भी खिल उठा है। गयास-नसीर की 
आकुल अकूल वासनाओ्रों का चित्रण इतिहास-सम्मत तथा तत्कालीन सामंतों 


( २०३ ) 


२०४] परिचित प्रहइन, नई समीक्षा 


की वज्‌ विलासिता को व्यक्त करनेवाला है। किन्तु यह विक्ृति भी घुणा 
जगाती है, डुबोती नहीं । इसका कारण है लेखक का कुण्ठामुक्त स्वस्थ 
दृष्टिकोण । शारीरिक चित्रणों में लेखक सतके-सावधान रहा है । नसीर 
की अकूल कामुकता का परिचय वह सांकेद्धिक विधि से देता है, ब्यौरेवार 
चित्रण करके उसमें रस नहीं लेता । देखिये--“बड़े नखरों के साथ नाच- 
गान हुआ । ऐसा कि अश्लीलता भी शर्मा गई होगी। नाच-गान की 
समाप्ति होते-होते नसीर तकिये के सहारे पड कर सो गया । अश्लीलता 
के इतने आकार-प्रकार उसके अनुभव में आ चुके थे कि अरब कोई भी 
अश्लीलता उसको देर तक आकर्षण नहीं दे सकती थी ।” (४७९६) 
आगे जल-विहार का वर्णात भी ऐसा ही है। मृगनयनी-लाखी के शारी- 
रिक सौन्दर्य या नख-शिख वर्णेत भी कौशलपूर्ण है। शिकार के समय 
दोनों को रंगना पडता है । वर्मा जी लिखते हैं--“ऊ ची छतियाँ पत्थरों 
और करघई के मोटे काँटों से टकरा-टकरा जा रही थीं, परन्तु मानों 
उनमें पत्थरों और काँटों से भी लड़जाने की दम हो।” यहाँ ऊँची छातियाँ 
शब्द साभिप्राय है । इसके स्थान पर उरोज-क्च लिखने से सभी कूड़ा 
हो जाता, शिकार में शौर्य के स्थान पर लेखक श्वुगार का चित्रण 
कर बैठता । पशुता की पर्याय बघर्रा में शोय॑ की उद्धतता तथा 
आशइ्चर्यानुप्रारितत करने वाली भोजन-भोगता है--ये इतिहास सम्मत होते 
हुए भी रोमांस की प्रकृति लिए हुए है। सारत: मृगनयनी' की 
विशेषता यह है कि इसमें रोमांस की सरसता तो है किन्तु अस्वाभा- 
विक असम्भव तत्त्वों का समावेश नहीं । न ऐतिहासिकता' विकृत हुई है न 
महत्‌ उद्देश्य की गरिमा में गिरावट आई है । 


देशकाल के चित्रण में वर्मा जी पूर्ण सफल रहे हैं; १५वीं शताब्दी 
की राजनेतिक गतिविधि का इसमें व्यापक चित्रण हुआ है। ग़यासुद्दीन, 
नासिरुद्दीन, बधर्रा और सिकन्दर मिलकर मुसलमान सामनन्‍्तों का पूरा 
इतिहास ही प्रस्तुत कर देते हैं। मुसलमान सामनन्‍्त जिन प्रेरणाञ्रों से 
युद्ध करते थे, उनकी असीम उच्छु खल विलासिता जो कारनामे करती 


मृगनयनी के गुण-दोष [२०५ 


थी, बेटे तक बाप को जहर देकर जैसे राज्य पाते थे, और मज़ह॒ब या 
मौलवियों के आतंक में राजनीति जैसा भीषण रूप लेती थी, इस सबका 
पूरा चित्र सामने झ्रा जाता है। यदि कथा-विधान की दृष्टि से देखा 
जाए तो नासिरुद्दीन तथा बघर्रा के कथासूत्र व्यर्थ जान पड़ते हैं किन्तु 
तत्कालीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के निर्माण में इनका योग स्पष्ट है । 
इस दृष्टि से वर्मा. जी ने कथा-संगठन की अ्रपेक्षा देशकाल या इतिहास 
का विचार अ्रधिक रखा है। ऐसा होने से वर्मा जी पर यह आाक्षेप हो 
सकता है कि वे कथा की एकसूत्रता तथा इतिहास-सम्मतता का समन्वित 
निर्वाह करने में सफल नहीं हो सके । 

राजपृतों के मानमूलक क्षुद्र स्वार्थ, चारणों की स्फूर्तिप्रद प्रशस्तियाँ, . 
गौरव के लिए मर मिटने का उत्साह आदि का भी सफल चित्र मिलता 
है । हिन्दू सामन्‍्त उस समय आत्म रक्षा में ही प्रवृत्त थे। मानसिंह के 
रूप में एक आदर्श हिन्दू सामन्‍त का चित्रण हुआ है । 

इस उपन्यास की महत्त्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें हिन्दू-मुसलमान 
सामन्त का ही चित्र नहीं मिलता, समाज का भी पूरा चित्र मिलता है। : 
बार बार होने वाले युद्धों के फलस्वरूप, राजनंतिक अस्त व्यस्तता के 
कारण, जनताकी जो शोचनीय अवस्था हो. जाती थी वह राई गाँव के 
चित्रण से स्पष्ट हुई है। उनकी आथिक विक्ृति इसी से लक्षित हो 
जाती है कि होली मनाने के लिए वे सिन्दूर-गुलाल तक की व्यवस्था में 
असमर्थ रहते हैं। गाँव की प्रकृति, गाँव के उत्सवों तथा ग्रामीणों की 
सामाजिक-धामिक रूढ़ धारणाओं सभी का सर्वांग चित्रण हुआ है। 
राई गाँव के ऐसे चित्रण से वर्मा जी को देशकाल में लोक तत्त्व की 
अभिव्यक्ति में पूरी सफलता मिली है। नमर में मज़दूरों का चित्रण 
भी हुआ हैं। धामिक-सामाजिक मतभेदों तथा वाद-विवादों का चित्रण 
भी स्विस्तार हुआ है। यही नहीं कलाओं में प्रचलित शैलियों का 
परिचय भी मिलता है। भाषा झौली में प्रादेशिक रंगत बुन्देलखण्डीय 
वातावरण के चित्रण में सहायक हुई है। सारतः राजनैतिक, आशिक, 


२०६] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


सामाजिक, धामिक, सांस्कृतिक तथा कलात्मक परिस्थितियों के चित्रण 
से उस काल का सजीव पुनरनिर्माण हो उठा है। 

मृगनयनी के उद्देश्य में हम स्पष्ट कर आए हैं कि उस काल का 
चित्रण करते हुए भी वर्मा जी ने सामयिक युगधर्म का पूर्ण पालन किया 
है | सामन्‍्ती व्यवस्था के पूर्ण चित्रण के साथ युगीन जनवादी प्रगतिशील 
दृष्टि का निर्न्नाह, तत्कालीन स्वर्ग-नरक की कल्पनाओं में भी जीवन- 
सौंदर्य तथा कर्मण्यता का सन्देश, युद्धग्रस्त वातावरण में भी कलात्मक 
सुरुचि के स्तम्भ-निर्माण तथा हिन्दूओ्रों की उदारता और मुसलमानों की 
मज़हबी कट्रता-क्ररता का--ऐतिहासिक प्रतिबन्ध के कारण--परिचय 
देकर भी जातीय घृणा से बचाए रखने के श्लाघनीय प्रयत्न में उनका 
' झद्भुत कौशल व्यक्त हुआ है । 

इस उपन्यास की प्रथम मौलिकता इसमें है कि यहाँ इतिहास के 
ऐसे कालखंड तथा पात्रों को मूर्त्त किया गया है जो अभी तक साहित्य 
का विषय नहीं बने थे । दूसरी मौलिकता कला+-कर्ततव्य के समन्वय 
सम्बन्धी प्रतिपाद्य के चुनाव में है। फिर भी कला-कर्त्तव्य के सामंजस्य 
की व्याख्या में अपेक्षित गहराई नहीं आ सकी । दूसरे इस उद्देश्य के 
प्रतिपादन में लेखक जितना सचेष्ट है उतना उपन्यास की कथा-परिणति 
से ध्वनित नहीं होता । इसका स्पष्टीकरण हम “मृगनयनी के उद्देश्य 
में कर आए हैं। इतना और कह दें कि उपन्यास की कथा माँग करती 
है कि कत्तंव्य को आवश्यकता श्रधिक है किन्तु लेखक अपनी अ्रतिरिक्त 
चेतना से कला-कत्तेव्य के समन्वय पर बल देता रहता हैं। निहालसिह, 
बोघन, अ्टल-लाखी वीरगति को प्राप्त हुए--पहले दो को तो बिना 
कारण वध किया गया है, नरवर का किला हाथ से चला गया; राज्य 
की सीमाएंँ श्रभी तक सुरक्षित नहीं हुईं और अन्त में भी लाखी की 
मोतियों की माला प्रजा के सुख और देश की स्वाधीनता की ओर 
संकेत कर रही है, फिर भी उपन्यासकार यही कहलवाये जा रहा है कि 
कला-कत्त व्य का समन्वय इस कसर को पुरा करेगा । इस त्रुटि की ओर 


मृगनयनी के गुण दोष [२०७ 


ध्यान न जाता यदि कथा से कला की माँग का पक्ष भी उतना ही 
अ्बल रहता । किन्तु यहाँ कथा, कत्त व्य की ओर संकेत करती है और 
लेखक कला-करत्त व्य के समन्वय पर बल देता रहता है। ऐसा दिखाई 
देता है कि लेखक ने समझ लिया है कि एक बात को बार-बार दुहराने 
से काम चल जाएगा । जो बात कथा व्यश्ञित नहीं कर सकती थी उसको 
कुछ सीमा तक कला-कत्त व्य के समन्वय विषयक गहन विचारों 
से पूरा (किया जा सकता था, किन्तु इस दिशा में हमें संतोष नहीं 
होता । लेखक इस सामझस्य के भीतरी मनोवैज्ञानिक घरातल पर 
कम पहुँचा है। वह संकल्प, भावना आदि का नाम लेकर रह गया है। 
मृगनयनी की तीसरी तथा विशिष्ट मौलिकता स्थापत्य कला को 
महत्त्व देने में है । इस सम्बन्ध में डा० सत्येन्द्र लिखते हैं---“मृगनयनी 
के सम्बन्ध में सब से विशिष्ट बात यह है कि यह हिन्दी साहित्य में 
पहला उपन्यास है जिसमें स्थापत्य कला के मूत्त॑ अ्रभिप्रायों की प्रेरणा 
के मूल में जीवन-स्रोत का सरस सिंचन ऐसी मनोहरता से प्रवाहित 
हुआ है, जिसके जड़ स्थापत्य में संगीत की तरल-लहरियों को ही उत्कीर्ण 
नहीं किया, उन्हें तृत्य और चित्र में भी अनूदित किया गया हैं ।* 
मृगनयनी में स्थापत्य कला के महत्त्व के सम्बन्ध में प्ररत बाद 
में उठता है, पहले यही जाँच अपेक्षित हैं कि स्थांपत्य कला, कला 
है भी या नहीं ? हिन्दी में साहित्यालोचन की सभी पस्तकों में पाँच 
ललित कलाओं में स्थापत्य कला को भी स्वीकार किया गया है। पहले 
पहल डा० श्यामसुन्दर दास ने हेगिल के विवेचन के आधार पर कलाओं 
का वर्गीकरण किया और बाद में यही प्राय: अन्य पृस्तकों में स्वीकृत 
हो गया। यथा, बाबू गुलाबराय के अभ्रनुसार--“जिस कला में बाह्य 
सामग्री का प्रयोग जितना कम हो और आत्मा के भावों की अभिव्यक्ति 
जितनी अधिक हो उस अंश में वही श्रेष्ठ कला है। इस हृष्टि से सबसे 
नीचे वस्तु कला हैं। उसमें सामग्री का आधिक्य रहता है और भावों 


* मृगनयनी: कला और कतित्व, पृ० १३०-३१ 


२०८] परिचित प्ररन, नई समीक्षा 


की अभिव्यक्ति अपेक्षाकृत कम होती हैं। इस प्रकार उत्तरोत्तर मूर्ति 
कला, चित्रकला, संगीत और काव्य में बाह्य सामग्री कम होती जाती है 
और भावाभिव्यक्ति का आधिक्य होता हैं । पं० रामदहन मिश्र भी ललित 
कलाओं में स्थापत्य या वास्तु कला की गणना करते हैं किन्तु यहाँ उस 
प्र किचित शंका बढ़ गई दिखाई देती हे---“वास्तु कला वा शिल्पकला 
स्थुल कला हैँ पर यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें भावनाओं का अभाव 
होता है । रूपों में जो अभिव्यक्ति होती हे वह तो भावना ही है।”' बस्तुतः 
यहाँ वास्तुकला वा शिल्प (मूति) कला' दोनों के लिए कहा गया हैं। 
यदि केवल वास्तुकला के लिए कहना होता तो मिश्र जी को कुछ अ्रधिक 
सोचना पड़ता । कुछ पाश्चात्य श्राचार्यों, अरस्त्‌, प्लेटो ने वास्तुकला 
को कला नहीं माना । हिन्दी की काव्य शास्त्रीय पस्तकें इनके मतों का 
उल्लेख नहीं करतीं । ' 


“सिद्धान्त और अध्ययत' (१६५१ संस्करण ) पृ० ३६ 
काव्य दपेंणा (तृतीय संस्करण ) पृ० २६ 

8 (<58000698) ०एण्ांडं०पघ ०05 8०७७४४०९९४पघ7ा"९ 
907 ॥6 ॥86 04 776 8708 7787 &50 08प86 80788 
60 7700 67 ए6कव6९7"8 ०. ॥९78, 88 47 8077प्रा'०, 006 
#ातंड00 278807888 ० 6 (७.8806 8७7वै8 प्रतरव579प् ०१, 
. चक्रफ्मांड, के0ज़0ए०७, 6 48 क्रा०छोए ईणी0एां702 76 
घ88206 0 ४8 600प्रशाएए7670 ज्ञृत0 760ण76व #76कां- 
+600778 ०7९ 06 परह९॑पों 878. 6 छ88 [9760 60 
6 [9798070%8]| ज़0जण१., ॥ 8008702 070 04 ॥96 ४९०१४ 
रण ठंश० ब्यव फथांशांणप8 प्6, थावे +76० 27०8॥०४४ 
क्रिंप्ाए।8 64 6 8४ छछ९०ए6७ ००ा०कल्ते जाए 
एप०76 इक 90वें ज़णहां० 

(“6 9800068 (607"ए 04 0000"ए ७0पे ॥76 ७7; 
आ0्प्रफत ढवांप्रंऊ, 8.5. छप80897५ 9,: 48) (शेष आगे) 


मृगनयनी के गुण-दोष [२०६ 


प्रस्तु का अनुकरण सिद्धांत स्थापत्य कला पर चरितार्थ नहीं होता 
क्योंकि इससे भावाभिव्यक्ति सम्भव नहीं । गुलाबराय जी लिखते हैं--- 
“वास्तुकला को किसी श्रंग्रेजी लेखक ने जमा हुआा संगीत (+#70८७॥ 
77प870) कहा है। संगीत की भाँति वास्तुकला की भी भाषा सावें- 
जनिक है | यदि उसमें गहराई की कमी है तो व्यापकता का आधिक्य है । 
ताज के सौन्दर्य से सभी लोग प्रभावित होते हैं । वास्तुकला में मानव की 
ग्राकृति न रहते हुए भी वह मानवी भावों की द्योतक होती है। मूर्ति 
और चित्र में भावों के साथ आक्ृति भी रहती है ।* गुलाबराय जी को 
बात समझ में भरा गई है कि वास्तुकला का अन्य कलाझओरं से यह भेद है 
कि इसमें अ्रन्य कलाओं की तरह आकृति नहीं होती। पर वास्तुकला 
आकृति के बिता भी मानवी भावों की द्योतक होती है', इसका स्पष्टी- 
36 006 0फ्ांशांगा 04 870770600776 ए७॥ ॥0 हा७५, 
038 66-#%ांए 80 06 (76७४४ तांते आअ0 #0व ॥58 
एपंशांध्ए8० ॥ए096 ध्यूव क्रा०्व७] कर +6 0०7४ए०ातें 
प्रा॥7॥ए७7886, 4. >प्रावांग३ 88 870 02७४7760 06 दांत 
70% 687 प्र था 74709826 ०+< ए07व 07४»946 4688०, 
00०९] ॥86 7०6॥0व ०7 #-कां॥6०प्राः-6 व068 #व्गांगते 
5तलंडा0ोी6 ० ४6 उफप्रकपएक 7760004 ० 780४प-९. 
पिएछा ६ ७70760076 80 86७76त $0 भ्रांता ६0 
7609700प706 696 8[006%7870006 ७ +76 फकजछशंकों 
परशांए0786 6 एण०प्रीत 700 ##8ए6 88४ं876वे रांड 466७, 
0 छाकांडप० वमांकक्रांएा; 0० की। .6 808 पप।00० 
#प्रशाक्षा) 68 77४ 8076 07 708 कराक्णां[।689807078 हें 
हए/0806 7678 609]8०08 0गोए 80 497 88 (688 
867ए6 0 47४6७क/७॥ शुल्क बताते ऋध्याओं एछ0- - 
068868, (070: 449) 
“सिद्धान्त और अध्ययन (पृ० ३६) 


२१०] . परिचित प्रइन, नई समीक्षा - 


करण उन्होंने नहीं किया । अवश्य ही ताजमहल अपने , असीम सौंदय से 

अभावित करता है पर लुहार, बढ़ई आदि की सुन्दर चीज़ें भी प्रभावित 
'करती हैं। सुन्दर भवनों या अन्य सुन्दर वस्तुग्नों में, सामग्री के न्यास, 
अनुपात, अनुक्रम, आकार, ओचित्य आदि के कारण सौन्दर्य होता है। 
भावाभिव्यक्ति का सौंदर्य नहीं । मृगनयनी' में आचाये विजय कायक 
“श्रम पर बल देता है । वह मानसिह से कहता है--उसको भवन निर्माण 
में कैसे व्यस्त किया जायगा ?* 

मानसिह--“उसकी विशालता से कायक धर्म का मर्म प्रकट हो 
जावेगा ।” 

विजय-- “उसकी विश्ञालता, देखने वालों को आतंकित न करेगी?” 

“सौन्दर्य की विशालता स्रीधे लम्बे ताड़ वृक्ष की जैसी विशालता 
नहीं ।* 

“देखने वाले को जीवन में श्रम को गौरव का पद देने की प्रेरणा 
भी मिलेगी क्‍या उसके सौन्दये से ?” 

“बहता तो हूँ कि हम सब और आगे आने वाले लोग भी उसको देख- 
“देखकर आल्हादित हों, गाने के लिए लहरा उठे और उस लहर से कर्मठ 
अनने की स्फूरतति और शक्ति को पाकर जीवन को अपने श्रम से भर दें ।” 

“सोचूँगा किस प्रकार यह कल्पना पत्थरों की योजना द्वारा प्रकट 
ह्हो सकेगी, आप तो सोच ही रहे हैं ।” (३३८५-३६) 

विजय का मानसिह से उक्त प्रश्न, मृगनयनीकार से हमारा प्रश्न 
"भी है। वर्मा जी ने इसे सुलका लिया है भौर उन्होंने बेज़ू बावरा जैसे 
संगीतज्ञ को भी स्थापत्य से प्रेरणा दिलवा दी है, जो हमें नहीं जँचती । 
'देखिए---/फिर उसने वीणा के ऊपर उन्हीं तानों को उतारने का प्रयास 
“किया । कई बार असफल हुआ । वीणा को एक तरफ रखकर भरोखे 
से मान-मन्दिर की एक कोर को देखने लगा । कंग्रों के नीचे पत्थरों में 
: बनी हुई बन्दनवारों की उमेठी ओर मुरकी हुई बेलों के वीच में चौकोर 
फिमिरियाँ और सूंड उठाये हुए हाथी पर रिपटी हुई रवि-रश्मियों पर 


मृगतयनी के गुणा-दोष [२११ 


प्रांत जम गई। एकाध क्षरा पीछे पत्थरों की जालियों में बने पुष्पों 
और हंसों पर जा अझटकी । 


“ग्रे ! यह मन्दिर भी टोड़ी की इसी तान को ले रहा है | वीणा 
प्र तान और गमक अब यों निकल आवेगी ।” वह उल्लास के साथ 
बोला ।” (४२) 


ताजमहल हमें भावाभिव्यक्ति करता जान पड़ता है क्योंकि हमें इसका 
मारमिक इतिहास ज्ञात है। भारत के जिन कलात्मक मन्दिरों की बात 
की जाती है वे वास्तुकला से नहीं अपनी अन्य कलाओझों से--उन में बनी 
मूर्तियों और चित्रों के माध्यम से--- भावाभिव्यक्ति करते जान पड़ते हैं । 
वर्मा जी की स्थापत्य कला की चर्चा में भी यही बात देखी जा सकती 
है । बैजू बावरा ने स्थापत्य के जिस भाग से प्रेरणा ली वहाँ भी पशु- 
पक्षियों की श्राकृतियाँ हैं। तेल मन्दिर में भी मूतियों का आश्रय लिया 
गया हैं । “मन्दिर के चारों ओर मणेश शौर मयूरगामी कारतिकेय की 
मूतियाँ भी हैं ।” (३३७) 


मानसिंह जिन भावों को स्थापत्य में मूत्त करता चाहता है वह 
भवन से अभिव्यक्त नहीं हो सकते, मात्र लेखक के द्वारा वर्णित ही हो 
सकते हैं । मानसिह मृगनयत्ती से कहता है--/“जिस समय, भाँवर पड़ने 
की घड़ी, मुकुट बाँचे, हरे-हरे पत्तों के लता-वितान वाले मण्डप के नीचे 
: तुम उस आँगन में आई--वह छवि, मान-मन्दिर का द्वार उस घड़ी की 
छवि को मूर्ते करेगा। ****** ऐसे बड़े और छोटे द्वार बनाऊंगा जिनमें 
होकर आने वाला प्रकाश तुम्हारी हँसी और मुस्कानों को व्यक्त करे । 
तुम्हारे केश-कुन्तल, कपोलों की दोनों शोर छूट-छूट जाने वाली लटें उन 
द्वारों की बन्दनवारी सजावटों में उतर आयेंगी। तुम्हारी मुस्कानों के 
पीछे जो मोती से दमक जाते हैं वे बेलबूटेदार भिमिरियों की आभा 
द्वारा व्यक्त हो जायेंगे | ऊपर के खण्ड के श्रागन में निकली .हुई गोखें, 
बारजें और उनकी पतली सुहावनी बड़रियाँ तुम्हारी चितवन और भौहों 


२१२ | परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


को प्रकट करती रहेंगी"*“बाहर की विशालता और भीतर का सौन्दर्य 
हमारी तुम्हारी उपासना झशौर विष्णु की आराघना को मूत्तें करेगी ।” 


हम स्थापत्य पर अपने भावों का आरोप करके उससे अभिन्‍्यक्त 
होता हुग्ना चाहे जो जान लें, वेसे वह किसी सुन्दरी के इन सब हाव- 
भावों या छवियों को उतारने में समर्थ नहीं हो सकता स्थापत्य पर 
मृति और चित्रकला आदि का आश्रय लेकर ही यह सम्भव है, वैसे 
नहीं । सारतः स्थांपत्य अपने आझ्नाप में पुर्णा कला नहीं । 

अन्य कलाशों में कलाकार स्वयं आत्माभिव्यक्ति करता है, स्थापत्य 
में उसे किसी माध्यम का आश्रय लेना पड़ता है। कोई मूतिकार या 
चित्रकार स्वयं मूर्ति या चित्र निर्मित करता है किन्तु स्थापत्यकार प्रेरणा 
दे सकता है, या अधिक से अधिक अनेक भवन-निर्माता कारीगरों के 
साथ वह भी एक हो सकता है; अझ्तएव यहाँ अनुभूति 520079व #७ए09 
हो जाती है। वृन्दावनलाल वर्मा को इस बात का ध्यान था इसलिए एक 
विशेष प्रसंग में उन्होंने इसके स्पष्टीकरण का बजयास किया है| देखिये- 

मानसिह---मैं तो ढाँकी-हथौड़े की कविता और संगीत के ताल 
और ज्ञान को मूर्त करना चाहता हूँ इस भवन में । किन उपादानों और 
साधनों से हों, यह श्राप सरीखे विद्वान बतलावें; मैं भी कुछ सोच रहा 
हैँ परन्तु निर्णय नहीं कर पाया हूँ । 

विजयजं॑गम---शिल्पी और कारीगर बतलावेंगे यहाँ के ?' 

मानसिह--- शिल्पी और कारीगर निर्माण कला के शब्द और 
व्याकरण हैं । उनकी योजना, दब्दत्यास, पदलालित्य और अनुपात 
को कविता तथा मंजुल-मंगल की फुरफ्री देता हमारा आपका 
काम है । (३३८) 

यही 80006 #०णवे श्रनुभूति मृगतयनी-मान्सिह के निम्न 
वार्तालाप से भी स्पष्ठ है:---मृगनयनी ते कहा “बहुत ललित और सुन्दर 
है। आपकी कल्पना में जो कविता रही है वह मानमन्दिर में अपने पूरे 
वेभव शौर ऋंगार के साथ आ बंठी ।” 


मृगनयनी के ग्रुण-दोष [२१३ 


. मानसिह--मेरी कविता नहीं तुम्हारी कविता । और कारीगरों के. 
ध्यान की कविता ।.मेरे शब्द कारीगरों को जो सूक नहीं. दे सके उसको 
तुम्हारे दिये हुए मेरे भाव ने उनको दिया । कारीगरों ने योग साधा, 
उनके ध्यान में वह भाव मूते हुआ और टाँकी हथौड़े ने तुम्हारी कविता 
और मेरे भाव को पत्थरों में उतार कर- बसा दिया ।/ (डै०८-४०६) 

कलाओं के अनुकरण सिद्धांत के चरितार्थ न हो सकने की कठिताई 
उपयु क्‍त.- वार्तालापों में स्पष्ट है । 


'मृगनयनी का महत्त्व इसमें हैं कि इसमें काव्य को छोड़ इतर 
कलाओं--मूर्ति, चित्र, संगीत को पहली बार इतना स्थान मिला हैं। 
साथ ही यह बात भी स्पष्ट होती है कि अन्य कलाओों के संयोग से 
स्थापत्य भी कलात्मक रूप में खिल सकती हैं | 'मृगतयती' में इन कलाओं 
तथा कलाकारों के सिद्धान्त पक्ष तथा गुणों की भी जो चर्चा हुई है वह 
युक्ति संगत होने से उपन्यास के कलात्मक वातावरण को ताकिक संगति 
प्रदान करती है अ्रतएव महत्त्वपूर्ण हैं। स्थापत्य कला (?) विषयक 
वर्मा जी के कुछ विचारों से हम परिचित हो चुके हैं, मृगगयती और . 
मानसिंह में मूर्तिकला के विषय में निम्न वार्तालाप भी स्वाभाविक- 
संगत है-- 


“«**** “सुना है किसी कलाकार ने चन्देरी के निकटवर्ती देवगढ़ में 
विष्णुमढ़ की प्रतिमा को ऐसी मुस्कान दी है कि देखने वालों के विकारों 
को शान्त करके शक्ति के साथ ध्यान को एकाग्र कर देती है। क्‍या 
कभी उस मति के दर्शत कर सकगी ?**'“अपने यहाँ के कलावन्त कारीगर . 
नहीं ला सकते उस मुस्कान को वहाँ से झ्ापने हृदय की गाँठों में 
बाँघकर ?” 


“कदाचित ला सके । कलाकार के भीतर पूरी उपासना, आस्था, 
श्रद्धा और भक्ति, योग द्वारा जाग पड़ें, तभी वह उस वरद मुस्कान को 
ढाँकी-हथोड़े के द्वारा पन्थर में उकसा कर पिरो सकता है ।” (३८६) 


२१४] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


गूजरी ठोड़ी, मंगल गूजरी आदि रागों का किस प्रकार आविर्भाव 
हुआ यह भी संगीतश्ञास्त्रानुमोदित है। 

आशभूषणों के सम्बन्ध में मानसिह का कथन है सिधाई पर श्राभूषण 
और आभूषणों के भीतर सिधाई । (३६२) 

मृगनयनी के कथा विधान में अनेक त्रटियाँ हैं। मृगनयनी' पढ़ 
लेने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि मृगनयनी सम्बन्धी जीवनी का क्षेत्र 
संकुचित था । इसलिए वर्मा जी को लाखी-अटल के कथानक तथा 
गियासुद्दीन, नासिरुद्दीन, बधर्रा आदि के कथासूत्रों के विस्तार से काम 
चलाना पड़ा है । मृगनयनी की अपेक्षा लाखी-अटल की कथा अधिक 
मामिक हो गई है । विवाह-पूर्व लाखी की अपेक्षा मृगनयनीं का शोयें 
अधिक खिलता है किन्तु बाद में लेखक की कल्पना ने लाखी की वीरता 
को जो घटनात्मक उत्कर्ष दिया है वह मृगनयनी को नहीं मिल सका। 
मृगनयनी का शोय मानसिक होकर रह गया है । आपत्ति इस बात पर 
नहीं कि अठल-लाखी के कथानक में माभिकता क्‍यों आई, वरन इस बात 
पर है कि मृगनयनी के कथानक में लाखी के समतुल्य कोई मामिक 
, कल्पना क्यों न की जा सकी ? ऐसा आवश्यक था क्योंकि मृगनयनी की 
कथा मुख्य है और लाखी की प्रासंगिक । प्रासंगिक कथा में एक “कथावस्तु 
के तत्त्व--ता रतम्य, विरोध, कौतृहल आदि--मुख्य कथा से अधिक हैं । 

आलोचकों को मृगनयनी के कथासूत्र में एक च्युति दिखाई दी है कि 
लाखी को नटकला सिखाने के लिए वर्मा जी ने इतना समय व्यर्थ 
नष्ट किया है । उनका तक है कि लेखक लाखी की इस कुशलता का 
बाद में उपयोग नहीं कर सका--यह अनुमान किया जा सकता है कि 
पहली कल्पना में लेखक लाखी के द्वारा नरवर के घेरे के श्रवसर पर पत्रादि 
ले जाने का कार्य कराना चाहता था, बाद में उसने अपना यह ॒ विचार 
बदल दिया” * या लेखक के मस्तिष्क में यह बात पहले से थी कि उसे 

(लाखी को) नरवर के किले से रस्से पंर चढ़ा कर निकालना होगा, 

* डा० सत्येन्द्र, मृगनयनी: कला और कृतित्व' पृ० ध८ 


मृगनयनी के गुण-दोष (रश्शा 


जिसके लिए पहले से ही भ्रभ्यास करा लेना आवश्यक है, परन्तु जबः 
समय आया तो बात ध्यान से हट गई । रस्से का प्रसंग तो आया और: 
'लाखी' ने उसे काटकर 'पिल्ली' की जान भी ले ली परन्तु लेखक पूरक: 
प्रसंग को यथार्थता की रक्षा करने के लिए उसे रस्से पर चढ़ने का: 
अवसर नहीं दे पाया ।ग ह 
हम उक्त दोनों मतों से सहमत नहीं हैं, क्योंकि वर्मा जी ने लाखी 

के नटकौशल का उपयोग किया हैं। लाखी की योजना सफल न हो 
पाती यदि वह तट वर्ग में यह विश्वास न उत्पन्न कर सकती कि वह 
रस्सी के काम में इतनी कुशल है कि नट्वर्ग के जाने के बाद वह अटल 
को साथ लिए रस्सी पर नटवर्ग का सफलता से अनुकरण कर सकतीः 
है । पिल्‍ली का अनुरोध था कि पोटा के जाने के बाद लाखी जाए और 
सबसे अ्रन्त में रस्सी-कार्य-कुशल वह रस्सी-कार्य-पनभिज्न अटल को लिए 
हुए किले से उतरे | पर लाखी अपनी योजनानुसार हढ़ता से” कहती है: 
मैं तो जानती रस्सी का काम अन्त में अटल को लेती आऊंगीः 
साथ ।' (२८६) द 5 

.. 'मृगनयनी” उपन्यास के कथा-विधान में च्रुटि की चर्चा करते हुए: 
डा० सत्येन्द्र लिखते हैं---“उपन्यास में झ्राये विविध पात्रों का उपन्यासकार- 
कैसा उपयोग करता हैं यह एक महत्त्वपूर्ण बात होती है। प्रत्येक कार्य 
प्रत्येक पात्र नहीं कर सकता। पात्र के स्वभाव के अनुकूल ही उसका 
कार्य होना चाहिए अ्रथवा प्रत्येक काये के लिए उचित कारण हो सकना- 
चाहिए । ऐसे अनौचित्य इस उपन्यास में कहीं-कहीं दंष्टिगोचर होते हैं: 
जैसे मृगनयनी का सुमनमोहिनी के आशभूषणों को छिपा देना। लेखक: 
मनोविश्लेषण का ज्ञाता है उसके आभूषण को मृगनयनी की मनोवस्था: 
के श्रतीक के रूप में उसने प्रस्तुत किया है; पर उस छिपाने के दिखाने न: 
दिखाने से कोई हानि अथवा बाघा नहीं थी । न तो मृगनयनी का चरित्र 
इतना दिव्य है कि उसको मानवीय धरातल पर लाने के लिए उसके द्वारा 


| त्रिभुवनसिह, हिन्दी उपन्यासकार और यथार्थवाद' पृ० १५४ 


र१६] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


कोई अशोभनीय काम कराया जाय ।”* पर भअन्यत्र डा० सत्येन्द्र ने ही 
आभूषण छिपाने की सार्थकता स्पष्ट कर दी है--“*“अन्तर्व्याप्त कला 
की शक्ति कलुष पर धीरे-धीरे विजयिनी होती है। सुमन मोहिनी के 
आभूषण को लौठाने का साहस उसी कला की विजय का प्रथम संकेत 
है ।+ अतएव डा० सत्येन्द्र की उक्ति के सिद्धान्त पक्ष से तो हम सहमत 
हैं पर 'मृगतयती पर उनके आक्षेप से नहीं; क्‍योंकि दूसरी उृक्ति में 
स्वयं उन्होंने अपनी पहली उक्ति का खंडन कर दिया है शऔर यही ठीक 
है। यक्त सिद्धान्त के अनुसार डा० साहब के इस कथन से हम सहमत 
हैं कि बैजू बावरा के द्वारा कला के पड़यंत्र का भण्डाफोड़ समुचित नहीं 
माना जा सकता ।”| 

उपन्यासकार को भी प्रबन्धकाव्यकार के समान मार्भिक स्थलों की 
पहचान होनी चाहिए । विभिन्न प्रसंगों का अपना-अपना महत्त्व 
होता है और उपन्यास में इनकी महत्ता के अनुकूल यथार्थ प्रभाव 
पड़ना भी आवश्यक है। लाखी-अटल की वीर मृत्यु (४६५-६६-६६), 
नरवर बचाने के अवसर पर लाखी के गले में राजा का पुरस्कार का 
हार डालना (२६६), मानसिह का मृगनयती को प्रणय-निवेदन (१६६) 
ग्रादि स्थल मामिक हैं, भ्रभीष्ठ प्रभाव डालते हैं, किन्तु वर्मा जी सिकन्दर 
द्वारा निहालसिह तथा बोधन पुजारी के वध का यथार्थ प्रभाव डालने 
में अक्षम रहे हैं । 

_ चरित्र चित्रण की दृष्टि से वर्मा जी सफल नहीं कहे जा सकते । 
इस सम्बन्ध में डा० सत्येन्द्र का कथन उल्लेखनीय है---“उपन्यासकार 
ने महती संभावनाओं के बीजारोपश करके अपने चरित्रों को स्वाभाविक 
रूप से विकसित नहीं होने दिया, उन्हें बौना कर दिया है। हम यह भी 
देख सकते हैं कि इन चरित्रों के स्वाभाविक विकास में इतिहास बाधक 


मृगनयनी : कला और कृतित्व (पृ० ५८-५६) 
| वही पृ० ७७ 
+ वही १० ५६ 


मृगनयनी के गुण-दोष [२१७ 
नहीं हो सकता था, केवल' उपन्यासकार की श्रपनी धारणा और उसका, 
अपने व्यक्तित्व का आतंक ही इसमें बाधक हुआ है ।॑ | 

“मानसिंह'' "का जो रूप, इतिहास के संकेतों से खड़ा होता है 
वर्मा जी ने उसे बौना कर दिया है। सिकन्दर के पहले आक्रमण के 
परचात्‌ वह धनुविद्या में हमें नौसिखुआ-सा लगता है। मृगनयनी के 
शौर्य के समक्ष हतप्रभ, उसकी मंत्रणा के समक्ष दीन, बोधन के समक्ष 
ग्रसमर्थ, विजय जंगम के समक्ष प्रेरणारहित-क्‌ंठित,. सुमन मोहिनी के 
समक्ष व्यस्त, मृगनयनी की कला के समक्ष मुग्ध, मृगनयनी के संकल्पों 
के समक्ष जड़, यहाँ तक कि अपने लिए प्राण न्‍्योछावर करने वाले के. 
प्रति वह कृतघ्न भी है; निहालसिह की बलि का वह उचित सम्मान नहीं . 
कर सका । न राजनीति में हम उसका चमत्कार देख पाते हैं, न उसमें 
उचित सतकंता पाते हैं--तीन बार महलों में मृगनयनी को विष देने. 
का षड़यंत्र हुआ और एक बार भी उसे भेद नहीं मिल सका, नरवर 
झादि पर होने वाली चढ़ाई का वृत्त भी वह अपनी ओर-से नहीं 
जान पाता फलतः मानसिह के व्यक्तित्व का यथावत विकास नहीं हो 
सका ।* 

यही अवस्था प्रायः अन्य पात्रों की भी है; पात्र जेसे लेखक के 
आदतों के अनुसार निमित निश्चित प्रतिमाएँ हैं। उनमें स्थापत्य है, . 
संगीत नहीं; सुगढ़न है, स्पन्दन नहीं । उनके आकार के बाह्य रेखाचित्र 
विज्लेष सुन्दर हैं पर अन्तर जंसे विलुप्त हो गया है। वर्माजी के 
अधिकांश चित्र एकांगी हैं--उनके निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने वाले । . 
उनमें मानवोचित द्वन्द्द नहीं | कोई विलासी है तो वज्चञ॒ विलासी है, 
वहाँ संयम का इन्द्र नहीं और कोई संयमी है तो सम्पूर्ण संयमी है वहाँ 
वासना का चांचल्य नहीं । और ये निद्व न्वता भी लाखी की स्वाभाविक 
निद्व न्ता नहीं, रानी मृगनयनी की आरोपित निद्व॑न्द्रता हैं। हमारा 

+ मृगनयनी : कला और कृतित्व' पृ० १०६ ह 
# डा० सत्येन्द्र, मृगनयनी : कला और कृतित्व' पूृ० १०८ 


२१८] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


विरोध आदर्श चरित्रों से नहीं चित्रण की आादर्शात्मकता से हैं। आदर्श 
पात्रों का भी यथार्थ--संतुलित-मनोवैज्ञानिक--चित्रण हो सकता है। 
'मृगनयनी' में इसकी कमी खटकती है । 

लाखी के चरित्र-चित्रण में लेखक अपेक्षाकृत अधिक सफल है। कला 
का चरित्र अस्पष्ट ही नहीं, असंगत भी है । हमारा यह आशय नहीं कि 
एक कलावती में क्षद्रता हो ही नहीं सकती । उसके चित्रांकन की रेखाएँ 
अपर्यात्त हैं, अतएवं उसके चरित्र की विषमता स्पष्ट नहीं हो पाती । 

मुसलमानों में, मानसिह के सर्वाधिक युद्ध सिकन्दर से हुए, वही 
उसका प्रमुख शत्रु है। किन्तु यह विचित्र बात है कि अन्य मुसलमानों 
का तो अतिरंजित चित्रण हुआ है पर सिकन्दर का चरित्र-चित्रण ही 
नहीं हुआ । 

कथोपकथन पात्रानुकूल तथा स्वाभाविक हैं। उनकी नाटकीयता 
प्रश्ंससीय है। निन्‍नी-लाखी की नोक-फ्रोंक, मटरू की चाद्रुकारिता, 
ग़यास की सुरा के सरूर में नाजुक बयानियाँ तथा मुल्लाओं पर व्यंग्यो- 
क्तियाँ, सुमन मोहिनी की कण्टकोक्तियाँ, मृगनयनी-मानसिह के प्रथम 
मिलन पर इन दोनों तथा लाखी के संलाप में अपना-अपना सौन्दये है ।* 
उक्त संलाप में वर्मा जी के सुन्दर कथोपकथनों की सभी विशेषताएँ-- 
अवसरानुकूलता, पात्रानुकू लता, नाटकीयता, हादिकता,-- मिल जाएंगी । 
'मृगनयनी' के कथोपकथनों में उक्त गुण होते हुए भी, उनमें इतंना सौन्दर्य 
नहीं कि ये उपन्यास की विशिष्टता कहे जा सकते हों । द 

” वर्मा जी की भाषा-शैली साधारण है । वे प्रेमचन्द, प्रसाद, जैनेन्द्र 

अज्ञेग आदे के समान शैलीकार नहीं । उपन्यास में भांषा-शैली का भी 
अपना सौन्दर्य हो सकता हूँ जो वर्मा जी में नहीं । 'मृगनयनी' में जिस 
कलात्मक वातावरण का सृजन किया गया है, लेखक की शैली उस 
कलात्मक स्तर पर नहीं पहुँच सकी । वर्मा जी की शैली में अपेक्षित 
कवित्व की कमी है। आ्ालोचकों ने उनकी भाषा में शब्द-भंडार की 

“देखिए 'मृगनयनी' पृ० १६५-१६७ द 


अकाल 


मृगनयनी के गुण-दोष [२१६ क्‍ 


कमी, अ्रप्रचलित शब्दों का प्रयोग, वाक्य शिथिलता, व्याकरण सम्बन्धी 
अ्ंव्यवस्था आदि अनेक दोष देखे हैं। आलोचकों के इन निष्कर्षों से हम 
सहमत हैं । उन के दो शब्दों को एक सांथ प्रयोग कर कंथन को बलशाली 
बनाने की प्रवृत्ति की भी झालोचना हुई हैं। हम इसके आगे कुछ और 
कहना चाहते हैं । वर्मा जी का यह मोह उनकी अपनी शैली तक ही सीमित 
नहीं, ये दोहरे शब्द सभी पात्रों से भी बार-बार कहलवाए गए हैं । अधिक 
उद्धरण 'लिख-लिख कर' हम पाठकों को परेशान नहीं करेंगे, ये कुछ ही 
पर्याप्त होगे--- 

8५222 सूखे पत्ते उड़-उड़ कर निन्‍नी के तपे हुए गोरे और लाखी के 
साँवले गालों पर पड़-पड़ जा रहे थे | (४९) ऊँची छातियाँ पत्थरों और 
करघई के मोटे काँटों से टकरा-टकरा जा रही थीं******“करधई की . 
टेढ़ी-मेढ़ी डालें सिर से बाँधी हुई झ्ोढ़नी में अटक-अ्ठक जा रही थीं, गोरी 
सलोनी धुजाओं में काँटे खरोंचे कर-कर रक्त की पतली लीकें निकाल 
रहे थे ।! (५१) भींकते-फींकते होली खेलती थी ।” (४) पुराने स्थानों 
पर चौंकते-चौंकते से झा गए! (२)॥१ 

लाखी---* ***** वह मेरी और तुम्हारी तरफ बार-बार देख रहा 
था। कभी-कभी भीग-भीग कर रीक-रीक कर |” (२१) 

मृगनयनी--- हम कलाओं को अधिक समय देंगे तो वे अवसर पाते 
ही अपनी वासनाभ्रों पर उतर-उतर आयेंगे ।” (४२२) 

ग़यास-- रास्ते में बे-हिसाब कीचड़, बड़ी-बड़ी नदियों के पुर 
वरैरह-वरैरह जान खा जायेंगे ।? (६६) “बिचारियों के फफोले पड़- 
पड़ आते होंगे।” (६०) “उस को देखते ही आप लोगों को अपनी कमी 
डस डस लेगी ।” (७२) 

अटल---“लड़की ने श्रपती जान जोखों में डाल डाल कर इतना 
बड़ा पराक्रम किया******”(६३) 


[मृगनयनी' के पृ० १४५ पर ऐसे शब्दों का जमघट हो गया है । 


२२० | परिचित प्रदत, नई समीक्षा 


-- वर्मा जी ने ध्वन्यात्मक युग्मों का बड़ा प्रयोग किया है । ऐसे शब्दों 
में सार्थक शब्द पहले. तथा. निरर्थक शब्द बाद में आया करता' है। 
किन्तु वर्मा जी ने अ्रतेक युग्मों में इसका विचार नहीं रखा है; जेसे उके- . 
तुर्क (२१७) ग्रावरा-बावरा । (३९४) उन्होंने ध्वन्यात्मक या श्रनुकरणा- 
त्मक तथा हृश्यात्मक शब्दों से बहुत काम लिया है। इससे भाषा का 
सौन्दर्य बढ़ा हैं । ः 

युद्ध और शिकार के वर्णनों में तो वर्मा जी श्रत्यंत सिद्धहस्त हैं। 
हमारा विश्वास है कि यदि वे शिकार सम्बन्धी अलग उपन्यास लिखें तो 
यह उनकी हिन्दी साहित्य को सुन्दर, चृतन तथा श्रद्धितीय देन होगी । 


आचार्य शुक्ल की चिन्तामणि' 


१, विचारधारा 
२. वर्गीकरण 
३. गद्यशली 


(पृष्ठ संदर्भादि पचिन्तामरि', भाग १, संवत २००३ के संस्करण 
पर आधुत हैं) 


शुक्ल जी की विचारधारा 
--सिद्धान्त तथा समाज-ससमीक्षा 
शुक्ल जी साहित्य के आलोचक ही नहीं, समाज के समीक्षक भी 


थे। चिन्तामणि के निबन्धों में मानव जीवन के प्रवत्त क अरूप भाव 
या मनोविकारों का विवेचन ही नहीं, जीवन के रूप का, समाज की 
व्यवस्था का, काल-दशा का दर्शन भी है । शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक 
तथा श्रालोचनात्मक निबन्धों का झ्राधार मनोविज्ञान के ग्रंथ तथा 
सुजनात्मक साहित्य ही नहीं, प्रत्यक्ष जीवनध्ययन प्रसूत तत्त्व भी हैं। 
शुब्द-काव्य की सिद्धि के लिए वस्तु काव्य का अध्ययन आवश्यक है--- 
उनका यह साहित्यिक सिद्धान्त, सिद्धान्त ही बन कर नहीं रह गया, 
जीवन का व्यवहार भी बना, विश्वास भी । निबन्धों में व्यक्तित्व-निहति 
की अपेक्षाकृत भ्रधिक स्वच्छन्दना होने के कारण, शुक्ल जी का जीवन 
दर्शन यहाँ भली भाँति व्यक्त हुआ है । इन निबन्धों में निहित जीवन- 
सिद्धान्त उनके समग्र साहित्यिक कृतित्व को संगठित॒-समन्वित किए हुए 
हैं । अतएव इनका अध्ययन शुक्ल जी के शेष साहित्य के लिए एक ठोस 
भूमिका का काम दे सकता है। द 
... परम्परा ओर प्रभाव 

... शुक्ल जी के जीवनं-हृष्टिकोश तथा समाज-समीक्षा के स्वरूप को 
संमभने के लिए उनके साहित्यिक व्यक्तित्व के निर्मायक अन्तर्बाह्य प्रभावों 
'का किन्चित अवलोकन आवश्यक है । चितामरि का प्रकाशन द्विवेदी 
युग की संध्या में सतू १९१६ में हुआ । उस समय तक भारत में अंग्रेजों 
की शोषक व्यापार-तीति स्पष्ट हो चुकी थी, भ्रग्नेज राज! के भारी 


( २२३ ) 


. परिचित प्रइन, नई समीक्षा [२२४ 


सुख साज' की पोल खुल चुकी थी | भारत की स्वतन्त्रता का आन्दोलन 
तीब्र से तीव्रतर होता जा रहा था | फिर भी राष्ट्र के सत्य स्वरूप का 
ज्ञान बहुत कम को था । दूसरी भरोर श्रंग्रेज़ों की सभ्यता-संस्कृति का 
प्रसार भी हो छुका था । भर ग्रेज राज्य को सफल बनाने में सहायक, 
आत्मगौरवशून्य, परानुकरण-प्रिय राज-भक्त सरकारी कर्मचारियों, 
विलायती भाषा-प्रवीण खुशामदी बाबुओं तथा क्रूर पुलिसमेनों का एक 
वर्ग भी तैयार हो चुका था। अ्परिग्रह प्रधान भारतीय संस्कृति के 
स्थान पर श्रर्थ-प्रधान “व्यावसायिक विदेशी संस्कृति की स्थापना हो 
रही थी । 
धामिक क्षेत्र में प्राचीन वराग्य प्रधान अध्यात्म के स्थान पर समग्र 
विश्व की सेवा .करने वाले प्रवृत्ति प्रधान श्रध्यात्म की स्थापना हो चुकी 
थी-। भक्ति के रूढ़ पूजा-अचेना के स्थान पर श्रम पूजा का महत्त्व 
स्थापित हो चुका था । बुद्धिवादी प्रवृत्तियों के प्रसार के कारण प्राचीन 
रूढ़ियों के श्रागे प्रश्न चिन्ह लग छुका था तथा सभी क्षेत्रों में नाना प्रकार 
के पाखंडों के उत्पाटन के प्रयास हो रहे थे । मानववादी तथा जनवादी 
प्रवृत्तियों के फलस्वरूप पीड़ित-शोषित मानव की ओर जागरूकता बढ़ 
गईथी । 
साहित्यिक परम्परा की दृष्टि से,भारतेन्दुयुगीन निबन्धकार सामयिक 
गरत की सामाजिक-राजन तिक परिस्थितियों की ओर विशेष जागरूक 
रे । तत्कालीन भारत इन में पूर्ण पतिबिम्बित हुआ । द्विवेदी युग में 
यह परम्परा कुछ मंद पड़ गई । इसमें वह बरामाजिक सजीवता'” नहीं 
मिलती जो भारतेन्दू युगीन निबन्धकारों में थी। फिर भी स्थूल हृष्टि 
से कहा जा सकता है.कि सामयिक भारत की दश्षाओं का ज्ञान कराने और 
उनके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का परिचय देने की दृष्टि से शुक्ल जी के 
निबन्ध पर्व-परम्परा का विकास हैं| परन्तु इस परम्परा में शुक्ल जी का 
अपना योग भी स्पष्ट है द्विवेदी युग के निबन्धों को शुक्ल जी ने बातों के 
संग्रहक हा है क्योंकि उनमें लेखकों की 'अन्तःप्रयास से निकली विचारधारा 


शुक्ल जी की विचारधारा [२२४ 


नहीं मिलती । | झ्रतएवं पहली बात, शुक्ल जी के निबन्ध संग्रह नहीं 
स्रोत हैं। ये वह स्थायी निबन्ध' हैं जिनकी द्विवेदी युग में कमी थी। 
दूसरे, गम्भीर मनोवैज्ञानिक विषयों में सामाजिक-राजनेतिक प्रतिक्रियाओं 
का परिचय देना भी नई बात है | तीसरे, इनको अधिक व्यंजक विधि से 
व्यक्त किया गया है--द्विवेदी युग का स्थल प्रचारवाद नहीं मिलता 
तथा ये प्रतिक्रियाएँ प्रायः निबन्धगत मूल विषय से सम्बन्धित रहती हैं । 
चौथे, ये प्रतिक्रियाएँ गहन चिन्तन तथा व्यक्तिगत विशेषता को लिए हैं । 


युगीन परिस्थितियों तथा साहित्यिक परम्परा के अतिरिक्त शुक्ल जी 
के स्वभाव-संस्कार ने भी इनके जीवन-दर्शन को स्वरूप दिया है। इस 
सम्बन्ध में ये बातें उल्लेखनीय हैं--- 


१. राम भक्ति तथा तुलसी-प्रेम के संस्कार' 


| हिन्दी साहित्य का इतिहास पृ० ५०८ 


* स्वयं शुक्ल जी लिखते हैं---“मेरे पिताजी***प्रायः रात को 'राम- 
चरितमानस', 'रामचन्द्रिका' या भारतेन्दु जी के नाटक बड़े चित्ताकर्षक 
ढंग से पढ़ा करते थे ।--(आश्रालोचक रामचन्द्र शुकल--मगुलाबराय, 
विजयेन्द्र स्नातक, १० ३) व्यामसुन्दरदास लिखते हैं कि बाल्यकाल में 
“झपनी दादी से रामायण और 'सूरसागर' तथा अपने पिता से 
“रामचन्द्रिका * “बड़ी रुचि से सुनते थे।” (वही १० ७) शुक्ल जी के पुत्र 
पं० केश्वचन्द्र शुक्ल के अनुसार:“इन (शुक्ल जी) की माता गाना के एके 
पुनीत मिश्र घराने की कन्या थीं । इसी गाना के मिश्र भक्त-शिरोमरणि 
प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी थे । इस प्रकार गोस्वामी जी 
पं० रामचन्द्र शुक्ल के सीधे मातुलवर्ग में आते हैं; पं० रामचन्द्र शुक्ल 
को अपने जीवन-काल में जितनी शक्ति तथा शान्ति गोस्वामी जी की 
पावन निर्मल वाणी द्वारा प्राप्त हुई उतनी उन्हें श्रौर किसी भाव-भूमि 
में जाकर नहीं मिली ।” (वही पृ० १२) 


२२६] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


२. जम्मभृमि प्रेम 

३. प्रकृति प्रेम 

४. स्वाभिमानी स्वभाव तथा देशभक्ति 
५. शुक्ल जी का कवि होता 


. मृत्यु के प्रायः १॥ मास पूर्व उनका भाषण था: “यद्यपि मैं काशी 
में रहता हूँ और झ्राप लोगों का यह विश्वास है कि वहाँ मरने से मुक्ति 
मिलती है तथापि मेरी हादिक इच्छा तो यही है कि जब मेरे प्राण 
त्िकलें तब मेरे सामने मिर्जापुर का यही भूखंड रहे । मैं यहाँ के एक- 
एक नाले से परिचित हँ--यहाँ की नदियों, काँठों, पत्थरों तथा जंगली 
पौधों में एक-एक को जानता हूँ ।/ (१४) लोभ और प्रीति' निबन्ध में भी 
इसीसे मिलता-जुलता कथन है । “मिर्जापुर प्रकृति की अनुपम क्रीड़ा-स्थली 
है । (वही १० १३) 


“इस सम्बन्ध में उनके सुपुत्र लिखते हैं--इनके पिताने बड़ा प्रयत्न 
करके इनका नाम नायव तहसीलदारी के लिए मि० ५/ए४१॥४07४ के 
द्वारा, जो उस समय मिर्जापुर का कलक्टर था, गवर्नमेंट में भिजवाया । 
पं० रामचन्द्र शुक्ल अपने पिता के साथ कई वार कलक्टर के बँगले पर 
गये । उस कलक्टर को प्रसन्न करने के लिए 'हजूर' कहना परमावश्यक 
था। संभवतः पं० रामचन्द्र शुक्ल को भी इस अ्रपमानजनक विधि का 
प्रतिपालन करना पड़ा । तदुपरान्त इनके आ्रात्म-बल को इतनी ठेस 
लगी तथा इनके चित्त में इतनी ग्लानि का संचार हुआ कि चट इन्होंने 
झंग्रेज कर्मचारियों की नव्वाबी तथा हिन्दुस्तानियों की खुशामदी जी 
हजूरी की तीत्र आलोचना -रिंएवैप्रड४80 #७ए7०७छ में अंग्रेज़ी 
में एक लेख ४४४७४ ४७४8 कप)७ +$0 त0.? लिखकर की। 
हल ड5 उस दिन से कभी सरकारी नौकरी का नाम इन्होंने नहीं 
लिया ।” (वही प्ृ० १७) 


शुक्ल जी की विचारधारा (२२७ 


हिन्दी-प्रेम*. 7 

शुक्ल जी प्रवृत्तिवादी थे---जीवन में भी, साहित्य में भी । उनके 
जीवन और साहित्य का एक ही लक्ष्य था--शैष सृष्टि के साथ अभ्रधिक 
से अ्रधिक तादात्म्य करना, अहं का अधिक से भ्रधिक विसर्जन करना ॥॥ 
इसी के आलोक में उनके लोकोन्मुखी मनोविज्ञान, कर्मे-भक्ति मार्ग, राम 
प्रेम, तुलसी प्रेम, प्रकृति प्रेम, विश्व प्रेम, अतीत प्रेम, धामिक उदारता 
तथा काव्य में भावयोग के प्रतिपादन को समझा जा सकता है । 

शुक्ल जी मानव जीवन की सजीवता भावों के प्रसार में देखते हैं । 
उन्होंने ये भली-भाँति समझ लिया था कि मानव जीवन के प्रवतेक इन 
भाव या मनोविकारों पर ही लोक-रक्षा और लोकरझ्नन की सारी 
व्यवस्था का ढाँचा आधारित है। (४) वस्तुतः “अन्त:करण की जितनी 
 वृत्तियाँ हैं उनमें से कोई निरर्थक नहीं--सबका उपयोग है ।'''यदि 

“स्वर्य शुक्ल जी लिखते हैं--“'मेरे मुहल्ले में एक मुसलमान 

सबजज आ गये थे । एक दिन मेरे पिता जी खड़े-खड़े उनके साथ कुछ 
बातचीत कर रहे थे। बीच में में उधर जा निकला । पिताजी ने मेरा 
परिचय देते हुए कहा-- इन्हें हिन्दी का बड़ा शौक है ।” चट जवाब मिला 
आपको बताने की ज़रूरत नहीं, मैं तो इनकी सूरत देखते ही इस बात से 
वाकिफ हो गया ४ मेरी सूरत में ऐसी क्या बात थी ? यह-इस समय नहीं 
कहा जा सकता ? आज से चालीस वर्ष पहले की बात हैं ।” (वही प्रृ० ५) 

+ चिन्तामणि के पहले निबन्ध के अन्तिम पेरा में निष्कर्ष रूप 
में शुक्ल जी ने जीवन तथा काव्य के लक्ष्य की घोषणा की है कि “जब 
मनुष्य के सुख और आनन्द का मेल शेष प्रकृति के सुख-सौन्दर्य के साथ 
'हो जाएगा, जब उसकी रक्षा का भाव त्ण-गुल्म, वृक्ष-लता, पशु-पक्षी, 
कीट-पतंग, सबकी रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जायगा, तब 
उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जायगा और वह जगत का सच्चा 
प्रतिनिधि हो जायगा । काव्य योग की साधना इसी भूमि पर पहुँचने के 
लिए है ।” (प० ५) 


३१५८] पंरिचिंत प्रश्न, नई समीक्षा 


मनुष्य इनमें से किसी को निष्क्रिया के कार्य में अभ्यास डालेंगा तो 
अपनी पूर्णता को खोएगा और' अपनी स्थिति को जोखिम में 
डालेगा ।” (३८) शुक्ल जी ने नीतिपरायरा के समान कहीं लोभ-क्रोध 
आदि को छोड़ने को नहीं कहा । एक तो सामाजिक जीवन में इन दोनों 
की जरूरत बराबर पड़ती है (१३१) दूसरे “रागों के सम्पुर्ण दमन की 
अपेक्षा रागों का परिष्कार ज़्यादा काम में आने वाली बात है ।” (४२) 
इनके दमन का प्रयास करना मनुष्य को जड़ बनाता हैं। भ्रतएवं शुक्लजी 
के अनुसार “नीतिज्ञों और धामिकों का मनोविकारों को दूर करने का 
उपदेश घोर पाखंड है। इस विषय में कवियों का प्रयत्न ही सच्चा है 
जो मनोविकारों पर सान नहीं चढ़ाते बल्कि उन्हें परिमाजित करते 
हुए सृष्टि के पदार्थों के साथ उनके उपयुक्त सम्बन्ध निर्वाह पर जोर 
देते हैं। यदि मनोवेग न हों तो स्मृति, अनुमान बुद्धि आदि के रहते 
भी मनुष्य बिल्कुल जड़ है। प्रचलित सभ्यता और जीवन की कठिनता 
से मनुष्य अपने इन मनोवेगों को मारने और अशक्त करने पर विवश 
होता है, इनका पूर्ण और सच्चा निर्वाह उसके लिए कठिन होता हैं । 
और इस प्रकार उसके जीवन का स्वाद निकल जाता है। वन, नदी 
पर्वत आदि को देख आनन्दित होने के लिए अब उसके हृदय में इतनी 
जगह नहीं । दुराचार पर उसे क्रोध या घृणा होती है पर भूठे शिष्टा- 
चार के अनुसार उसे दुराचारी की भी मूँह पर प्रशंसा करनी पड़ती 
है। जीवन-निर्वाह की कठिनता से उत्पन्न स्वार्थ की शुष्क प्रेरणा 
के कारण उसे दूसरे के दुःख की ओर ध्यान देने, उस पर दया करने 
ओर उसके दुःख की निवृत्ति का सुख प्राप्त करने की फुरसत नहीं । 
इस प्रकार मनुष्य दया को दबाकर केवल क्रूर आवश्यकता और कृत्रिम 
नियमों के अनुसार ही चलने पर ट्षिवश और कठपुतली-सा जड़ होता 
जाता है। उसकी आवश्यकता का नाश होता जाता है। पाखंडी लोग 
मनोवेगों का सच्चा निर्वाह न देख, हताश हो मूँह बनाकर कहने लगे 
हैं--“करुणा छोड़ो, प्रेम छोड़ो, बस हाथ-पेर हिलाओ काम करो |” 


शुक्ल जी की विचारधारा ... [२२६ 


स्पष्ट है कि शक्ल जी का लोकहित, कर्म मार्ग, मानववाद तथा मनुष्य 
को उसके स्वाभाविक अ्रकृतिम रूप में देखने का आग्रह, भाव था मनो- 
विकारों की सजीवता या प्रसार पर आश्रित है । 


शुक्ल जी ज्ञान और भक्ति में, भक्ति के प्रबल समर्थक थे। क्योंकि 
भक्ति का स्थान मानव हृदय है--वहीं श्रद्धा और. प्रेम के संयोग से 
इसका प्रादुर्भाव होता है---अतएव यह हृदय द्वारा अर्थात्‌ आनन्द अनुभव _ 
करते हुए धर्म में प्रवृत्त होने का सुगम मार्ग है ।[(४०) दूसरे शब्दों में 
“भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है ।/(५,२०७) भक्ति में प्रवृत्ति है 
और ज्ञान में निवृत्ति। "ज्ञान हमारी आत्मा के तटस्थ (77७&78067 ) 
स्वरूप का संकेत है; (भक्तिपर्णों) रागात्मक हृदय उसके व्यापक (3- 
708706770) स्वरूप का ॥ ज्ञान ब्रह्म है तो हृदय ईहवर है । किसी व्यक्ति 
या वस्तु को जानना ही वह शक्ति नहीं है, जो उस व्यक्ति या वस्तु को 
हमारी अन्तस्सत्ता में सम्मिलित कर दे। वह शक्ति है राग या प्रेम 
(२५५) ज्ञानियों ने श्रात्ममोध और जगदूबोध में गहरी खाई खोदी है 
किन्तु भावनापूर्ण भक्त हृदय जगदबोध के साथ ही आत्मबोध की कल्पना 
कर सकता है | -- लोक के बीच नर में नारायण की दिव्य कला का 
सम्यक्‌ दर्शत और उसके प्रति हृदय का पुर्ण निवेदत भारतीय . भक्ति 
मार्ग में ही दिखाई पड़ा ।” (२१३) 

. भक्त हृदय शुक्ल जी के आदर्श थे राम और आदरों भक्त तुलसी- 
दास । “न भक्तों के राम और कृष्ण उपदेशक थे न उनके अनन्य भक्त 
तुलसी और सूर ।” इसी के अनुकूल शुक्ल जी (हिन्दू धर्म! के उस प्राचीन 
भक्ति मार्ग के प्रबल समर्थक थे जो संसार से तटस्थ रहकर श्ांति-सुखपुर्वक 
लोक व्यवहा र-सम्बन्धी उपदेश्य देने वालों को उतना अधिक महत्त्व नहीं 
देता जितना संसार के भीतर घुस कर उसके व्यवहारों के बीच सात्तविक 
विभूति की ज्योति जगाने वालों को देता है--यहाँ उपदेशक ईइवर के. 
ग्रवतार नहीं कहे गए, कर्म सौन्दर्य संघटित्र करने वाले अवतार कहे 
गए । (४२ तथा २०१) तुलसीदास ने हृदय-मर्म को न छूने वाले वाक्य 


२३० ] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


ज्ञान' की अपेक्षा अनुभूति को, चरित्र कीतेन तथा चरित्र श्रवण को, ही 
अधिक महत्त्व दिया जिससे जीव-कल्याण का लक्ष्य अधिक से श्रधिक 
पुरा हो सकता है। (२०१-२) वस्तुत ज्ञान स्वयं सचार है सचारक 
नही, सचारण का काये हृदय पद्धति से ही सम्भव है | दूसरे राम-कष्ण 
का आ्राकर्षण उनके सिद्धातो मे नही, आचरण में है--व्यक्ति के चरित्र- 
भवन की आधार शिला उसकी भोगतृत्व पद्धति में है। तुलसीदास के 
आदर्श, इसी श्राधार पर राम के झ्रादर्श हो सके हैं। रास के झ्रादर्शानुकूल 
तुलसीदास की भक्ति किसी तटस्थता या वैराग्य का दम्भ नही दिखाती, 
लोक-मशल की प्रेरण द्वारा समग्र ससार से नेह का नाता' जोडती है--- 
सारे जगत को सियाराम मय जान कर प्रणाम करता है। 


शुक्ल जी भी इसी आश्रादर्शानुकूल लोकमगलात्मक भक्ति तथा भक्त 
के आदशों का स्पष्टीकरण करते हैं---/जब कोई राम भक्त पुत्र॑ंकलत्र, भाई- 
बन्धु का राग छोडने, कर्म पथ से मुँह मोडने और जगत्‌ से नाता तोडने 
का उपदेश देता है तब मेरी समझ जवाब देने लगती है। मेरे देखने में 
तो वही राम भक्त-सा लगता है जो अपने पुत्र-कलत्न, भाई-बहिन 
मांता-पिता से स्नेह का व्यवहार करता है, रास्तें मे चींटियाँ बचाता 
चलता है, किसी प्राणी का दुख देख आँसू बहाता हुआ रुक जाता है, 
किसी दीन पर निष्ठुर भ्रत्याचार होते देख क्रोध से तिलमिलाता हुआ 
प्रत्याचारी का हाथ थामने के लिए कूद पडता है, बालको की क्रीडा देख 
विनोद से पूर्ण हो जाता है, लहलहाती हुई हरियाली देख लहलहा उठता 
है और खिले हुए फूलो को देंख खिल जाता है। जो यह सब देख 
'मुर्स्ते क्या प्रयोजत ” कह कर विरक्त या उदासीन रहेगा--क्रोध, 
करुणा, स्नेह, आनन्द आदि को पास तक न फटकने देगा--उसे मैं ज्ञानी, 
ध्याती, संयमी चाहे जो कहेँ भक्त कदापि न कह सकूँगा ।” (६१-६२) 
यहाँ स्पष्ट है कि शुक्ल जी का भक्तिमार्ग भी सेवा-सार्ग या कर्म-मार्गें 
के लिए है, उनकी भक्ति मदिर में बैठकर पत्थर की मृति की पूजा-अर्चना 
कौ नही बल्कि खुले संसार॑ में विचरते प्राणी मात्र कौ सक्रिय भक्ति है । 


शुक्ल जो की विचारधारा [२३४ 


यही नहीं इसका स्वरूप इतना' व्यापक है कि प्राणी ही नहीं प्राणेतर, 
चराचर जगत्‌ भी इसमें भ्रा जाता है | शुक्ल जी के अनुसार “भक्ति राग 
की वह दिव्य भूमि है जिसके भीतर सारा चराचर जगत्‌ आ जाता है ।” 
(६१) इसी के अनुसार शुक्ल जी रागात्मक प्रसार में मानवों के साथ 
पशु-पक्षियों तथा पेड़-पौदों का उल्लेख श्रवश्य करते हैं। इस दृष्टि से 


कविता क्या है निवन्ध पठनीय है । 
कर्म पथ में भक्ति का विशेष महत्त्व है। श्रद्धालु और भक्त के 


महत्त्व में अन्तर का स्पष्टीकरण करते हुए शुक्ल जी भक्ति के सक्रिय 
सामाजिक महत्त्व को स्पष्ट करते हैं । वे लिखते हैं--“अपने आचरण 
द्वारा दूसरों की भक्ति के अधिकारी होकर ही संसार के बड़े बड़े महात्मा 
समाज के कल्याण-साधन में समर्थ हुए हैं। गुरु गोविद सिंह को यदि 
केवल दण्डवत्‌ करने वाले और गद्दी पर भेंट चढ़ाने वाले श्रद्धालु ही 
मिलते, दिन-रात साथ रहने वाले अपने सारे जीवत को अपित करने 
वाले भक्त न मिलते तो वे अन्याय-दमन में कभी समर्थ न होते । इससे 
भक्ति के सामाजिक महत्त्व को, इसकी लोकहितका रिणी शक्ति को स्वीकार 
करने में किसी को आगा-पीछा नहीं हो सकता। सामाजिक महत्त्व के लिए 
आवश्यक है कि या तो श्राकषित करो या आकर्षित हो ।” (३४) 

जो चरित्र जितना ही कर्मोन्मुख होगा, वह उत्तना ही प्राणु-सौरभ- 
सम्पन्त होगा ।मात्र सदेच्छा या अनुकूल मनोवेग उत्पन्न होना और बात 
है और मनोवेग के अनुसार व्यवहार करना और बात । (५४) शुक्ल जी 
सच्चा उत्साही उसे ही समभते हैं जिसमें कर्म सौन्दर्य हो (६) कष्ट 
सहने के निरचेष्ट साहस में और आननन्‍्दपूर्ण प्रयत्नोन्मुखता में बड़ा 
अन्तर है। सच्चे उत्साह ही में कष्ट-सहन हृढ़ता तथा कर्म-प्रवृत्ति के 
आनंन्‍्द का योग रहता है। (६, ७) 

शुक्ल जी गीता के निष्काम कम योग में विश्वास करते हैं। उनके 
अनुसार “कर्म-भावना-प्रधान उत्साह ही सच्चा उत्साह है। फल-भाववा- 
प्रधान उत्साह तो लोभ हो का एक प्रच्छन्न रूप है ।” (१२) “जब तक 


२३२ | परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


फल तक पहुँचने वाला कर्मंपथ अच्छा न लगेगा तब तक केवल फल 
का अच्छा लगना कुछ नहीं | फल की इच्छा मात्र हृदय में रखकर जो 
प्रयत्त किया जायगा वह अभावमय और आननन्‍्दशुन्य होने के कारण 
निर्जीव सा होगा । (१३ 


इसी प्रसंग में शुक्ल जी ने कर्मपथ से मंह मोड़ने वाले भारतवर्ष 
के तथाकथित भक्त आलसियों की अच्छी खबर ली है। वे लिखते हैं-- 
“फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वांसना उत्पन्न होती है, चित्त 
में यही आता है कि कर्म बहुत कम या बहुत सरल करना पड़े और फल 
बहुत-सा मिल जाय | श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलाशक्ति की प्रबलता 
हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया; पर उनके समभाने पर 
भी भारतवासी इस वासना से ग्रस्त होकर कम से तो उदासीन 
हो बठे और फल के इतेने पीछे पड़े कि गरमी में ब्राह्मण को 
एक पेठा देकर पुत्र की आशा करने लगे; चार आने रोज़ का 
अनुष्ठान कराके व्यापार में लाभ, शत्रु पर विजय, रोग सै मुक्ति, धन- 
घान्य की वृद्धि तथा और भी न जाने क्‍या क्‍या चाहने लगे ।” (१४) 

कर्मपथ पर बल देने के कारण, और लोकहित की दृष्टि से शुक्ल जी 
काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले, 
कंमे-सॉन्दर्य निदर्शक काव्यों की ही प्रशंसा कर रहे हैं। गीति काव्यों की 
अपेक्षा प्रबन्ध काव्यों पर बल देने का भी यही कारण है । प्रेम के प्रसंग में 
उन्होंने साहस-शोयें-सम्पन्न प्रेम के कर्म-सौन्दर्य-दर्शंक स्वरूप का स्पष्टीकरण 
करते हुए लिखा है-- “भारतीय प्रबन्ध काव्यों की मूल प्रवृत्ति लोक 
जीवन से संदिलष्ट प्रेम के वर्णन की ओर ही रही। आदि कवि 
वाल्मीकि के राम और सीता के प्रेम का विकास मिथिला या भअयोध्या 
के महलों ओर बगीचों में न दिखाकर दंडकारण्य के विस्तृत कम क्षेत्र 
के बीच दिखाया है। उनका प्रेम जीवन यात्रा के मार्ग में माधुय फैलाने 
वाला है; उसमें अ्रलग किसी कोने में चौकड़ी या आहें भरने वाला नहीं, 
उसके प्रभाव से वनचर्य्या में एक श्रदभुत रमणीयता आ गई हैं। सारे 


शुक्ल जी.की विचारधारा [२३३ 


केट्रीले पथ प्रसुनमय हो गये हैं, सम्पूर्ण कर्मक्षेत्र एक मधुर ज्योति से 
जगमगा उठा है ।********* सीता हरण होने पर राम का वियोग जो - 
सामने आता है वह भी चारपाई पर करवटें बदलने वाला नहीं है; 
समुद्र पार करा कर पृथ्वी का भार उतारने वाला है। (६०) 


शक्ल जी काव्य के भावयोग और जीवन के कर्मयोग दोनों का एक 
ही लक्ष्य मानते हैं--शेष सष्टि के साथ अधिक से अ्रधिक सामंजस्य 
निजी स्वार्थों का अधिक से भ्रंधिक विसर्जते। लौकिक जीवन में भी 
कर्मोन्मुख व्यक्ति शुद्ध ज्ञान या विवेक द्वारा कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, 
इसके लिए करुणा, क्रोध आदि मन के वेग का आना आवश्यक है। 
ओर कविता भी भाव प्रसार द्वारा मानव को सहृदय बनाती है, उसकी 
अन्तः प्रकृति में प्रवृत्ति -निवृत्ति को जागरित करती है, कर्मण्य के लिए 
कर्मक्षेत्र का और विस्तार कर देती है | शुक्ल जी काव्य को व्यवहार में 
कितना साधक समभते हैं इसके लिए उनके ये शब्द पर्याप्त होंगे-- 
“किसी महाक्रूर पुलिस कर्मचारी को जाकर देखिए, जिसका हृदय पत्थर 
के समान जड़ और कठोर हो गया है, जिसे दूसरे के दुःख और क्लेश 
की भावना स्वप्न में भी नहीं होती । ऐसों को सामने पाकर स्वभावतः 
यह मन में आता है कि क्या इनकी भी कोई दवा है? इनकी दवा 
कविता है ।” (१६०) सारतः शुक्ल जी काव्य के भावयोंग को कर्मयोगर : 
के समकक्ष मानते हैं । (१४१) 

. शुक्ल जी मात्र कोमल कम में ही सौन्दर्य नहीं देखते, उग्र तथा 
विकट कर्मों में भी उतना ही सौन्दर्य देखते हैं। वस्तुतः जैसे राम कुसुम 
कोमल तथा वज्‌ कठोर हैं (२२६) तथा उनके प्रिय कवि तुलसी में 
कोमल तथा परुष दोनों रसों का समतुल्य निर्वाह है, वेसे ही शुक्ल जी 
लोक-कल्याण के लिए कोमल-कठोर दोनों प्रकार के कर्मों को आवश्यक . 
बताते हैं। शुक्ल जी के समय राजनीति तथा साहित्य में माँधी जी... और 
तोल्सतोय के प्रभाव से निष्क्रिय प्रतिरोध या विनत वि. का जो प्रचार 
बढ़ा था, उस पर शुक्ल जी ने अनेक स्थलों पर व्यंग्य किए हैं । शुक्ल जी 


२३१४] परिचित प्रशने, नई समीक्षा 


ने गाँधी जी का नाम नहीं लिया किन्तु तोल्सतोय तथा कलावादियों को 
नहीं छीड़ा । मात्र प्रेम और भ्रात्‌ भाव की कोमल व्यंजना पर बल देने 
को वह तोल्सतोय के समय स्ले चला "नया फैशन” बताते हैं और उसे 
एकदेशीय (२२०) तथा साम्प्रदायिक (२९४) .कहते हैं। शुक्ल जी का 
स्पष्ट मत है कि “मनुष्य के शरीर के जैसे दक्षिण और वाम दो पक्ष हैं, 
वसे ही उसके हृदय के भी कोमल और कठोर, मधुर और तीक्ष्ण दो 
पक्ष हैं और बराबर रहेंगे। काव्यकला की पूरी रमणीयता इन दोनों 
पक्षों के समत्वय के बीच मंगल या सौन्दर्य के विकास में दिखाई पड़ती 
है ।” (२२१) शेली के काव्य “दि रिवोल्ट झ्ाफ इस्लाम” का उदाहरण 
देते हुए शुक्ल जी स्पष्ट करते हैं--“स्वतन्त्रता के उन्मत्त उपासक घोर 
परिवर्तनवादी शैली के महाकाव्य (॥76 +#७४०१ ० 48%77) 
के नायक-नायिका अत्याचारियों के पास जाकर उपदेश देने वाले, 
गिड़गिड़ाने वाले, अपनी साधुता, सहनशीलता और शांत वृत्ति का चमत्का र- 
पूर्णो प्रद्न करने वाले नहीं हैं, वे उत्साह की उमंग में वेग से युद्ध-केत्र 
में बढ़ने वाले, पाखंड, लोकपीड़ा और श्रत्याचार देख पुनीत क्रोध के 
सात्विक तेज से तमतमाने वाले, भय या स्वार्थवश आततायियों की सेवा 
स्वीकार करने वाले के प्रति उपेक्षा प्रकट करने वाले हैं।” (२२४) 
झुक्ल जी उन्हें ही “पूर्ण कवि” कहते हैं जो जीवन की अनेक परिस्थितियों 
में सुख, माधुयं, सुषमा, विभूति, उल्लास, प्रेम व्यापार आदि 
तथा. पीड़ा, बाधा, अन्याय, अत्याचार श्रादि के दमन में तत्पर शक्ति 
के संचरण में भी सौन्दययं का साक्षात्कार करते हैं । (२०४) 
इंक्ल जी उस क्रोध कां समर्थन करते हैं जो “करुणा के श्राज्ञा- 
कारी सेवक” के रूप में सामने आता है । (१३७) जैसे “किसी अनाथ 
अबला पर अत्याचार करने पर एक क्रूर पिशाच को हम उद्यत देख रहे 
हैं ।॥ समभझाना बुभाना या तो व्यर्थ, है अथवा उसका समय ही नहीं है।. 
ऐसी दर्शा में यदि उस अबला की रक्षा इष्ट है, तो. हमें चटपट उस कर्म 
में प्रकृत्त होना होगा जिससे उस दुष्ट को बाधा पहुँचे । उस समय का 


शुक्ल जी की विचारधारा [२३५ 


हमारा क्रोध कितना सुन्दर और अक्रोध कितना गहित होगा;!” (४३) 
अत्याचारी के विरुद्ध कालाग्नि संद्श क्रोध में सांत्विक तेज होगा, तामसे 
ताप नहीं । (१३७-३८) इसी आधार पर शुक्ल जी सामाजिक जीवन 
में क्रोध की आवंइ्यकता का स्पष्टीकरण करते हैं। (१३१) लोक 
मंगेल की साधना में उग्र भावों के साथ कोमल भाव--क्रोध के सार्थ 
करुणा, प्रचण्डता के साथ आदर ता, आादि--साथ लगे रहते हैं। शुक्ल जी 
ने विरुद्धों के इस सामंजस्य को कर्मक्षेत्र का सौन्दर्य बताया है जिस की. 
झोर भ्राकंषित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता । (२१६) 


विरुद्धों का चरम सोन्‍न्दये क्षात्र धर्म में अपने पूर्य वेभव पर पहुँचता 
है और इससे असीम लोकहित होता है। अ्तएव शुक्लजी ने क्षात्र धर्म की 
पुनप्र तिष्ठा पर विज्ेष बल दिया है। वें लिखते हैं-“जनंता के सम्पूर्रग 
जीवन को स्पर्श करने वाला क्षात्र-धर्म हैं। क्षात्र-धर्म के इसी व्यापकत्व 
के कारण हमारे मुख्य भ्रवतार राम और कृष्ण क्षत्रिय हैं। क्षात्र-धर्म 
एकांतिक नहीं है। उसका सम्बन्ध लोक रक्षा से है। "**** कर्मे- 
सौन्दर्य की योजना क्षात्र जीवन में जितने रूप में सम्भव है, उतने रूपों 
में और किसी जीवन में नहीं । शक्ति के साथ क्षमा, वैभव के साथ 
विनय, पराक्रम के साथ रूप माधुय, तेज के साथ कोमलता, सुख-भोग 
के साथ पर-दुःख-कातरता, प्रताप के साथ कठिन घमे-पथ का अवलम्बंन 
इत्यादि कर्म-सोन्दर्य के इतने भ्रधिक प्रकार के उत्कष-योग और कहाँ 
घट सकते हैं ? इसी से क्षात्र धर्म के सौन्दर्य में जो मधुर आ्राकर्षण है वह 
श्रधिक व्यापक, अधिक मर्म-स्पर्शी और अधिक स्पष्ट है। मनुष्य की 
सम्पूर्ण रागात्मिका वृत्तियों को उत्कषं पर ले जाने और विशद्ध करने की 
सामथ्यं उसमें है ।” (४३) 
इस युग में बड़े-बड़े राज्य माल की बिकरी के लिए लड़ने वॉलें 
सोदागर होगए हैं और व्यापार नीति राजनीति का प्रधान. अंग होगई 
है । “कोई-कोई देश लोभवश इतना माल तैयार करते हैं कि उसे किसी 
देश के गले मढ़ने की फ़िक्र में दिन रात मरते रहते हैं? । चुपचाप दबे 


२३६ |] परिचित प्रदइन, नई समीक्षा 


पाँव की इस शोषण वृत्ति को शुक्ल जी चोरी” कहते हैं जिससे ससार 
की शाति भग होती रहती है। उनका विचार है कि चोरी” का बदला 
'डकेती' से लेने के लिए ससार मे क्षात्र-धर्म की पुनप्र तिष्ठा आवश्यक 
है । (७४) वस्तुत इस युग मे क्षात्र-धर्म धर्म! नहीं रहा । अ्तएवं शुक्ल 
जी इसका शुद्धीकरण चाहते हैं । धर्म सेसमाज की स्थिति है (१८) और 
धर्म वह व्यवस्था है जिससे लोक मे मगल' का विधान होता है ।(२१७) 
किन्तु आज इस क्षात्र वृत्ति का दुरुपयोग हो रहा है। सार्वभौम वरिक- 
वृत्ति--सबल और सबल देशो के बीच अ्रथ-सघर्ष की, सबल और निर्बंल 
देशो के बीच अर्थ-शोषण की प्रक्रिया--तथा क्षात्र वृत्ति का सहयोग हो 
गया है और इसलिए अनर्थ भी बढ गया है। साम्राज्यवादी देश विशाल 
सेनाझो तथा अस्त्र-शस्त्र का भय दिखाकर अपने व्यापारिक बाजार 
स्थिर रखते हैं। अतएव शाति-व्यवस्था के लिए शुक्ल जी का मत है कि 
“बतंमान अर्थोन्माद को शासन के भीतर रखने के लिए क्षात्र धर्म के उच्च 
झौर पवित्र आदर्श को लेकर क्षात्र सघ की प्रतिष्ठा आवद्यक है ।[(१३०) 
शुक्ल जी क्षात्र धर्म का पूरा और ठीक उपयोग चाहते थे। उनके 
अनुसार “राज-दड राजकोप है, जहाँ कोप लोक-कोप श्लौर लोक-कोष 
घम-कोप है। जहाँ राज-कोप धर्मकोप से एकदर्म भिन्‍न दिखाई पड़े, 
बहाँ उसे राज-कोप न समभकर कुछ विशेष मनुष्यों का कोप समभता 
चाहिए। ऐसा कोप राजकोप के महत्त्व और पवित्रता का अधिकारी नहीं 
हो सकता । उसका सम्मान जनता अपने लिए आवश्यक नहीं समर 
सकती ।”(१३८)शुक्ल जी ने यहाँ स्पष्ट कहा हैं कि कोप लोकानुमोदित 
होना चाहिए। लोकानुमोदित कोप वही हो सकता है जो लोकहितार्थ 
हो--विशिष्ट व्यक्तियों के स्वार्थार्थ न हो । उसमे समबुद्धि अ्रनिवाय है। 
कौटिल्य नीति के अनुसार भी यही है-- 
दण्डो हि केवलो लोक पर चेम च्‌ रक्षति । 
राज्ञा पूत्रे च दत्रौ व यथादोष सम धृत ॥॥ 


+ अर्थशास्त्र ३१,४५४ 


शुक्ल जी की विचारधारा . [२३७ 


. “दवाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी 
है ।**'दुराचारियों के जीवन का सामाजिक उपयोग करने के लिए ही-- 
संसार में धर्म की मर्यादा स्थापित करने के लिए ही श्रीकृष्ण ने अजु न 
को युद्ध में प्रवृत्त किया । यदि अंधर्म में तत्पर कौरवों का नाश न होता 
और पांडव जीवन भर मारे-मारे हीं फिरते तो संसार में अन्याय भर 
अधर्म की ऐसी लीक खिच जाती जो मिठाये न मिटती ।*“***“भगवातु 
श्रीकृष्ण ने कहा है--- 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ! 
अभ्युत्यानमधरमस्थ तदात्मानं सुजाम्यहमू (! 

यदि कहीं पाप है, अन्याय है, अत्याचार है तो उनका श्राशुफल 
उत्पन्न करना और संसार के समक्ष रखना, लोक रक्षा का कार्य 
है। अपने ऊपर किये जाने वाले श्रत्याचार और श्रन्याय का फल 
ईइवर के ऊपर छोड़ना व्यक्तिगत आत्मोन्‍नत्रि के लिए चाहे श्रेष्ठ 
हो, पर यदि श्रन्यायी याः अत्याचारी अपना हाथ नहीं खींचता है तो 
लोक-संग्रह की दृष्ठि से वे उसी प्रकार आलस्य या कायरपन है जिस 
प्रकार श्रपने ऊपर किये हुए उपकार का कुछ भी बदला न देना कृतघध्नता 
है ।” (३७) उपयु क्त उद्धरण से स्पष्ट है कि शुक्ल जी की दृष्टि सदेव 
लोक-संग्रह की ओर रही है। दूसरे वे भ्रथोन्‍्माद के लिए युद्ध नहीं 
चाहते किन्तु धर्म की रक्षा के लिए महाभारत जैसे भीषण युद्ध को भी 
उचित ठहरा पकते हैं। तीसरे व्यक्तिगत शआआरात्मोन्‍्नति का विचार भी 
लोक-संग्रह की दृष्टि से ही किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट हो जाता 
है कि शक्‍ल जी ने क्षात्र धर्म त्तथा उग्र कामों पर विभिन्‍न स्थितियों 
में विचार कर उनके आचित्य तथा महत्त्व की स्थापना की है। वे हृढ़ता- 
पूर्वक कह सके हैं कि--क्षात्र धर्म पालन की आवश्यकता संसार में 
सब दिन बनी रहेगी, कोई व्यापार युग उसे नहीं हटा सकता ।” (४३) 
शक्ल जी नीतिशास्त्र के अनुकूल अहिसा को महत्त्व देकर, किसी 
काल्पनिक आदशेवाद में खो नहीं गए, उन्होंने व्यावहारिक आदर्श 


२३८| परिचित प्रइन, नई सम्रीक्षा 


के अनुकूल प्रपीड़न-मुक्ति, पाप-शमनाथे तथा स्वाधिकार-रक्षा हेतु-- 
लोक-रक्षा के साधक कर्तव्यों में---हिसा को धर्म माना है। मनु ने 
भी दण्ड को धर्म कहा था--दंड धर्म विदुबु धा: ।” (मतुस्मृति ७/१८) 

यह ध्यान रहे कि क्षात्र धर्म को महत्त्व देकर तथा विशेष गअवस्थाओं 
में युद्ध, हिसा, क्रोध आदि का समर्थन करके शुक्ल जी इनको नियमरूप 
में स्वीकार नहीं करते । वह जीवो जीवस्य जीवनमृ” या जिसकी 
लाठी उसकी भैंस' (सर्वाइवल आफ़ दी फ़िटेस्ट) के सिद्धान्त का घोर 
विरोध करते हैं। शुक्ल जी समभते हैं कि मनुष्य जाति की स्थिति इन 
बबर या जंगली नियमों से बहुत आगे बढ़ी हुई है । 

आज के कुछ योरोपीय राष्ट्रों ने इन्हीं श्रसभ्य सिद्धान्तों को दुह्मई 
देकर विश्व को युद्धों में फोंका । इन्हीं की सभ्यता को दृष्टि में रखकर 
शुक्ल जी लिखते हैं--“कुछ दिनों पहले की सभ्यता मनुष्य-जीवन को 
देव-तुल्य बनाने में थी; अ्रब म्कंट-तुल्य और मत्स्य-तुल्य बनाने में 
समझी जाने लगी है। पर यह सभ्यता जड़त्व और नाश की ओर ले 
जाने वाल्री है। जब हृदय की कुछ उदात्त प्रवृत्तियाँ बोक मालूम होने 
लग्मी हैं तब और प्राणियों की भ्रपेक्षा श्रपने भ्रन्तःकर॒ण की पूणुंता का 
ग॒व मनुष्य जाति कब तक कर सकती है ? उसके मामिक अंग की 
व्यापकता के ह्वास और स्तब्धता की वृद्धि के भयंकर परिणाम का 
आभास योरप दे रहा है ।” (३८) शुक्ल जी सहयोग और भाईवारे में 
ही मानव-समाज को शान्ति, व्यवस्था और विकास देखते थे । इस दृष्टि 
से परोक्ष रूप में वे सभ्य देशों से अहिसात्मक आचरण की ही अपेक्षा 
रखते थे । 

ऊपर हम शुक्ल जी के अनुसार यह बता चुके हैं कि वे आदर क्षात्र 
धर्म चाहते हैं। इस आदर्श के मूतिमान प्रतिनिधि प्रतीक राम और कृष्ण 
हुए हैं। शुक्ल जी अवतारों में क्षत्रिय अवतारों को ही श्रेष्ठठम समभते 
हैं क्योंकि जनता के सम्पूर्ण जीवन को स्पर्श करने वाला क्षात्र धर्म है ।' 
'उत्तके विचारानुसार “क्षात्र धर्म के इसी व्यापकत्व के कारण हमारे मुख्य 


शुक्ल जी की विचारधारा [२३६ 


अवतार राम और, कृष्ण क्षत्रिय हैं ।” (४२-४३) शुक्ल जी ने रामलीला 
झौर क्ृष्णुलीलाओं के आयोजन को बड़ा कल्याणकारी बताया है। 
आज के तथाकथित मानववादी चाहे रावण को हर वर्ष जलाने की 
मनोवृत्ति को हिन्दू जाति की संकीरंता बताएँ किन्तु शुक्ल जी लोक- 
हितार्थ इसका महत्त्व भली भाँति समभते थे। वे लिखते हैं--“रामलीला 
द्वारा लोग वर्ष में एक बार अपने पुज्यदेव की आदर्श मानव लीला का 
माधुय देखते हैं। जिस समय दूर-दूर के गाँवों के लोग एक मंदान में 
आकर इकटठे होते हैं तथा एक ओर जदा-मुकुट-धारी विजयी राम- 
लक्ष्मण की मधुर मृति देखते हैं' "दूसरी ओर तीरों से बिधा रावण 
का विशाल शरीर जलता देखते हैं, उस समय वे धर्म के सौंदर्य पर 
लुब्ध और अधर्म की घोरता पर क्षब्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार 
जब हम क्ृष्णलीला में जीवन की प्रफुल्लता के साथ धर्म-रक्षा के 
अलौकिक बल का विकास देखते हैं, तब हमारी जीवन-धारणा की 
अभिलाषा दूनी-चौगुनी हो जाती है ।” शुक्ल जी की राम-क्ृष्ण भक्ति 
भगवानू-भक्ति नहीं, आदशे-मानव-भक्ति है। यह अन्धी भावुकता नहीं 
गम्भीर विश्वास है, जो साधना की दृष्टि से व्यक्तिगत पर प्रसार की 
दृष्टि से समष्टिगत है। यही उनकी आलोचना का बल है। शुक्ल जी 
से उन अवतारों का अ्रवलम्ब लिया जिन की भक्ति से हिन्दू जाति 
“प्रतिकूल अवस्थाओ्ं के बीच अपना स्वत॒न्त्र अस्तित्व बचाती चली 
आई है--उन्हीं की अंदूभ्भुत आकर्षण शक्ति से वह इधर-उधर टलने नहीं 
'पाई है ।” अतएवं “राम और कृष्ण को बिना आँसू बहाए छोड़ना हिन्दू- 
जाति के लिए सहज नहीं था'**” (४१) और न है । 

राम-कष्ण की जीवन-लीला में मानवता सम्पोषक शाश्वत तत्त्व हैं । 
अतएव शुक्ल जी राम-कृष्ण की मर्यादा रखनी आवश्यक समभते थे। 
अपने समय में उठी हुईं किसी हवा की झोंक में, विदेशी शिक्षा से प्रभावित _ 
होकर पुरानी धारणा तोड़ने की बहादुरी दिखाने के लिए, प्राचीन 
आप काव्यों के प्रसुतया निद्िष्ट स्वरूप. वाले राम-कृष्ण आदि आदक्ष 


. २४० ] परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


पात्रों को एक दम कोई नया रूप देने वाले कवियों को शुक्ल जी ने 
भारती के पवित्न मन्दिर में व्यर्थ गड़बड़ मचाने वाला कहा है। (२२०) 

शुक्ल जी की मर्यादा-प्रियता, लोकहित की रक्षा का प्रयत्न है जो 
आधुनिकता के अर धानुकरण का निराकरण करती है। अपने सिद्धान्तों 
के पालन में भी उनकी सजग-हृष्टि रहती थी। उन्होंने क्षात्र धर्म की 
बड़ी प्रशंसा की है किन्तु यदि कोई इसी आधार पर वर्ग॑-बुद्धि से प्रेरित 
होकर भेदभाव की सुष्टि करनेलगे तो शुक्लजी उसे कभी क्षमा नहीं कर 
सकते । उन्होंने बंग भाषा के कवि नवीनचन्द्र पर व्यंग्य किया है जिसने 
कुरुक्षेत्र नामक काव्य में कृष्ण का आंदर्श ही बदल दिया है। “उसमें 
वे ब्राह्मणों के अत्याचारों से पीड़ित जनता के उद्धार के लिए उठ खड़े 
हुए एक क्षत्रिय महात्मा के रूप में अर कित किए गए हैं ।” शुक्ल जी का 
क्षात्र-धर्म प्रेम, धर्म या लोक मंगल की वृत्ति से प्रेम है किसी वर्ग या 
जाति विशेष से प्रेम नहीं । 


हम यह बता आए हैं कि शुक्ल जी ने कर्मक्षेत्र तथा साहित्य में 
कठोर और तीक्ष्ण भावों में तब सौन्दर्य देखा है जब इनके साथ करुणा 
हो । करुणा के आज्ञाकारी सेवक' के रूप में उग्र भाव भी अच्छे लगते हैं 
ग्रन्यथा नहीं । शुक्ल जी ने भाव या मनोविकारों में करुणा को विशेष 
महत्त्व दिया है क्योंकि यह “मनुष्य की प्रकृति में शक्ति और सात्विकता 
का आदि संस्थापक मनोविकार” है । (४६) अतएवं “सामाजिक जीवन 
की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है । (५१) 
लोक में मानव के लिए रक्षा और रंजन दोनों आवश्यक हैं। फिर भी 
रक्षा अनिवार्य है--रक्षा के बाद ही रंजन का अवसर मिल सकता हैं । 
करुणा की गति रक्षा की ओर तथा प्रेम की गति रंजन की ओर होती 
हैं। “अतः साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों का 
बीज भाव करुणा ही ठहरता है। इसी से शायद अपने दो नाटकों में 
रामचरित को लेकर चलने वाले महाकवि भवभूति ने “करुणा 
को ही एक मात्र रस कह दिया ।” (२२३) सारतः शुक्ल जी ने अपने 


शुक्ल जी की विचारधारा [२४१ 


लोकहितवाद के अनुकूल प्रेम से करुणा को अ्रधिक महत्त्व दिया है ः 
इस दृष्टि से उनके आदर्श भवभूति तो हैं ही तुलसीदास श्र वाल्मीकि 
भी हैं, क्योंकि रामाण्ण का मूल बीजभाव करुणा हैं । 


करुणा के मनोवेज्ञानिक आधार के सम्बन्ध में शुक्ल जी ने परिचम 
के मनोवैज्ञानिकों तथा समाज शास्त्रियों से मतभेद प्रकट किया है। वे लिखते 
हैं--/समाज शास्त्र के पश्चिमी ग्रंथकार कहा करे कि समाज में एक 
दूसरे की सहायता अपनी-अपनी रक्षा के विचार से की जाती है; यदि 
ध्यान से देखा जाय तो कर्म-क्षेत्र में परस्पर की सहायता की सच्ची 
उत्तेजना देने वाली किसी न किसी रूप में करुणा ही दिखाई देगी | 
मेरा यह कहना नहीं हैं कि परस्पर की सहायता का परिणाम प्रत्येक का 
कल्याण नहीं है । मेरे कहने का अ्भिप्राय यह है कि संसार में एक दूसरेः 
की सहायता विवेचना द्वारा निश्चित इस प्रकार के दूरस्थ परिणाम पर 
दृष्टि रखकर नहीं की जाती, बल्कि मन की स्वतः प्रवृत्त करने वाली' 
प्रेरणा से की जाती है । दूसरे की सहायता करने से भ्रपनी रक्षा की सम्भा- 
वना है, इस बात या उद्देश्य का ध्यान प्रत्येक, विशेषकर सच्चे, सहायक को 
तो नहींरहता ।**“किस युग में और किस प्रकार मनुष्यों ने समाज रक्षा. 
के लिए दूसरे की सहायता करने की गोंष्ठी की होगी, यह समाज झास्त्र- . 
के बहुत से वक्‍ता लोग ही जानते होंगे । यदि परस्पर सहायता की 
प्रवृत्ति पुरखों की उस पुरानी पंचायत ही के कारण होती और यदि 
उस का उहू हय वहीं तक होता जहाँ तक समाज शास्त्र के वक्‍ता बत-. 
लाते हैँ, तो हमारी दया मोटे,मुस्टण्डे और समर्य लोगों पर जितनी होती" 
उतनी दीन, श्रशक्त और अ्रपाहिज लोगों पर नहीं, जिनसे समाज को उतना: 
लाभ नहीं ।” (५१) करुणा करने में शुक्ल जी क्योंकि स्वार्थ नहीं, 
देना ही देना देखते हैं--वंसे आंतरिक सुखोपलब्धि को स्वीकार करते: 
' हैं--इसलिए वे सचेत करते हैं कि “करुणा सेंत का सौदा नहीं।” (५५), 
उपर्युक्त अवतरण से स्पष्ट है कि समाज शास्त्र के पश्चिमी विद्वाव. 
मनुष्य की स्वार्थपरता तथा शुक्ल जी स्वयं प्रेरणा के आधार पर 


२४२ परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


समाज में करुणा की स्थिति की व्याख्या करते हैं । शुक्ल जी की स्वतः 
ग्रेरणा वाली बात अपरिग्रह प्रधान भारतीय संस्कृति के अनुसार है जो 
वृरिचमी संस्कृति से भिन्‍त है। इस भारतीय संस्कृति का आध्यात्मिक 
आधार है जिस का स्पष्टीकरण शुक्ल जी ने इस प्रसंग में किया है । 
उक्त प्रसंग के सारांश रूप में उतका मत है कि “परस्पर सहायता के जो 
ब्यापक उद्देश्य हैं उतका धारण करने वाला मनुष्य का छोटा-सा 
अन्त:क रण नहीं, विश्वात्मा है।” (५१) इससे पहले भी वे लिखते हैं 
कि “दूसरों की सहायता करने से अपनी रक्षा की सम्भावना है ऐसे विस्तृत 
उद्देश्यों का ध्यान सेवा करने वाला मनुष्य नहीं, विश्वत्मा स्वयं रखती 
हैं; वह उसे प्राणियों की बुद्धि ऐसी चंचल और मुण्डे-मुण्डे भमित्न 
कस्तु के भरोसे नहीं छोड़ती ।” (५१) यह “विश्वात्मा' झब्द परमात्मा के 
हथान पर आया लगता है। जब वे लिखते हैं--जिसने अपनी कमाई 
के १०००) अलग किए, या अपराध द्ारा जो क्षति-प्रस्त हुआ, 
विश्वात्मा उसी के हाथ करुणा ऐसी उच्च सद्वृत्ति के पालन का शुभ 
अवसर देती है।” (५५) तो इस से भी परमात्मा का बोध होता है । 
झुक्ल जी का आध्यात्मिक इृष्टिकोण अधोश्वतरण से भी सिद्ध है; 
देखिए:--- जो केवल अपने विल|स या सुख की सामग्री ढूँढा करते हैं 
उनमें उस रागात्मक सत्त्व” की कमी है जो व्यक्त सत्ता मात्र के साथ 
हैकता की अनुभूति में लीन करके हृदय के व्यापकत्व का आभास देता 
है । सम्पूर्ण सत्ताएं एक ही परम सत्ता और सम्पूर्ण भाव एक ही परम 
भाव के अन्तभू त हैं । अतः बुढ़्ि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वेंत 
भूमि पर पहुँचता है। उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय भी इस 
संत्त्व रसके प्रभाव से पहुँचता हैं। इस प्रकार अन्त में जाकर दोतों पक्षों 
की वृत्तियों का समन्वय हो जाता है। इस समन्वय के बिना झनुष्य 
की साधना पूरी नहीं हो सकती है” (१५१) शुक्ल जी ने स्पष्ट किया 
है कि मानव जीवन की साधना का चरम लक्ष्य परम सत्ता के साथ 
शकीकरण है, या दो से अद्देत भूमि पर पहुँचना है । दूसरे रूप में यह. 


शुक्ल जी की विचारधारा [१४३ 


शेष विश्व के साथ पूर्ण रूप से रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करना है, 
जिसकी शुक्ल जी ने अ्रनेक स्थलों. पर चर्चा की है। सृष्टि के साथ 
पूर्ण रागात्मक सम्बन्ध या परम भाव यथा परम सत्ता के साथ 
एकीकरण का एक ही ग्र्थ है परम सत्ता के साथ सम्बन्ध स्थापित 
करना, एक एक सत्ता से सम्बन्धित होना । क्योंकि सम्पूर्ण सत्ताएँ एक 
ही परम सत्ता के अन्तभू त हैं। यह भारतीय एकात्मवाद या वेदांत का 
शुद्धाइत है जिसमें एक ही तत्त्व की प्रधानता या प्रकृति-पुरुष में अभेद 
माना जाता है| शुक्ल जी जगत्‌ को ब्रह्म की ही व्यक्त सत्ता या विभूति 
समभते हैं। (६१) अतएव उनका यह कहना स्वाभाविक है कि “राम 
: तक पहुँचने का रास्ता इसी संसार के भीतर से गया है ।” “विश्वात्मा/ 
तक पहुँचना मानो सम्पूर्ण विश्व के साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित कर 
लेना ही है। विश्वात्मा से विश्व का ग्रहण होता है और साधक विश्व 


को भूलकर या उससे तठस्थ रहकर परमात्मा को पाने का पाखंड नहीं 
रच सकता । 
दया (करुणा) और दान का घनिष्ठ सम्बन्ध है. । शुक्ल जी के अ्नु- 


सार “सच्चा दान दो प्रकार का होता है--एक वह जो श्रद्धावश दिया 
जातां है। पण्डितों, विद्वानों और घामिकों को जो दान दिया जाता है 
वह शभ्रद्धावश दिया जाता है, अन्धों, लूलों और लेंगड़ों को जो दान दिया 
जाता है दयावश दिया जाता है । श्रद्धा सामथ्यं के प्रति होती है और दया 
असामर्थ्य के प्रति ।” (३२) शुक्ल जी दान के विषय में पात्रता-सम्बन्धी 
विवेक का होना श्रावश्यक बताते हैं । अनुकूल पात्र को दान देने में, विशेष 
रूप से श्रद्धावश दान में उपयोगिता का तत्त्व छिपा है, किन्तु अनुचित 
व्यक्ति को दान देने से समाज का अपकार भी हो सकता है । जैसे विद्या 
दान में रत विद्वानों, परोपकार में रत कर्मवीरों श्रादि को ग्रभाव में जो 
श्रद्धावश दिया जाता है वह ठीक समाज के दुरुस्त पेट में जाता है, जहाँ 
से रस-रूप में उसका संचार अंग-अंग में होता है । इसके विरुद्ध स्वार्थियों, 
अन्यायियों आदि को जो कुछ दिया जाता है बह समाज के अंग उसी 


२४४ परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


प्रकार नहीं लगता जिस प्रकार अतिसार या संग्रहणी वाले को खिलाया 
हुआ अन्न । (३२) इसी प्रकार शुक्लः जी सचेत करते हैं--“यदि किसी 
पहलवान के बल पर प्रसन्‍त होकर कोई उसे हलवा पूरी खाने के लिए 
कुछ महीना बाँधता है तो उसके गुण्डेपन के कारण लोगों को पहुँची हुईं 
पीड़ा के दोष का वह कम से कम उतना भाग अवश्य पा सकता है जितना 
- इन्द्र कृत्य हत्या की बँटाई के समय बहुतों को मिला था ।” (२७) सारत: 
मनोविकार के उपयुक्त विषय के निश्चय में बुद्धि से काम लेने की थोड़ी 
बहुत श्रावश्यकता अवश्य होती है । 


शुक्ल जी ने विरोधी गुणों के सामंजस्य को कर्मक्षेत्र का सौन्दर्य कहा 
है। स्वयं उन्होंने अपने विरोधी गुणों--करुणा तथा क्रोध--का पूरा 
उपयोग किया है। करुणा से उन्होंने पीड़ित-शोषित मानवता को वाणीः 
दी और सात्विक क्रोध का उपयोग पाखंड-खंडन में किया । कुछ पर 
उनकी अाँखें बरसीं कुछ पर व्यंग्यबाण | कहीं वे छलछलाए, कहीं 
तिलमिलाए। नि३छल-निर्भीक सहृदयों का यही स्वभाव होता है | एक 
ओर शुक्ल जी की करुण दृष्टि निर्धनों के घूल भरे पेरों (७७), शोषित 
“ठठड़ियों' (७७), किसानों की भोंपड़ियों (७६), भ्रनाथ विधवाशों (८४) 
ग्रादि पीड़ित-शोषित लघुता या उदास-उन्‍्मन मानवता की ओर संकेत" 
कर पाठकों का ध्यान आक्ृष्ट करती है दूसरी ओर समाज-घातक दुरा- 
चारियों को डाँटती फटकारती, पाठकों को सावधान करती है। कहीं 
शुक्ल जी समाज सुधार के वतंमान आन्दोलनों में भाग लेने वाले नीचा- 
दाय छिछोरों-लम्पटों को विधवाओ्ं की दयनीय दशा पर आँसू बहाने के 
बहाने काम कथाओं से सनन्‍्तोष-प्राप्ति की पोल खोलते हैं (६), कहीं ब्रह्म- 
ज्ञानियों के वाक्‍्यों में उपदेश देकर श्रपना उल्लू सीधा करने वाले 
दुकानदार जी की (२८), कहीं परश्रद्धाभिलाषियों के मानसिक दुर्व्यंसन 
की (२६), कहीं सहानुभूति! दिखाने वाले छदम-शिष्टकों की (५२), कहीं 
सार्वजनिक उद्योगों में निराहार परोपकार-ब्रत करते सुने जाने वालों की 
(२६), कहीं लम्बा चोगा पहने देशोद्धारकों की (२८), कहीं मात्र गेरुआ 


शुक्ल जी की विचारधारा [२४५ 


वस्त्र लपेट कर धर्म का डंका पीठने वालों की (२८) और कहीं कर्म- 
पंगु जिह्दा-तीत्र वाग्वीरों (१०) का पर्दाफाश करते हैं। कभी वे पेट 
“चोबे जी (७०) की चुटकी लेते हैं,कभी 'स्वकार्य साधयेत' के अनुयायी 
काशी के ज्योतिषी और कर्मकाण्डी, कानपुर के बनिये और दलालों, 
कहचरियों के अमले और मुख्तारों (१४५८-५६) पर ब्यंग्य करते हैं। 
कभी पाशरचात्य सभ्यता में पगे नागरिक बाबुओं (७८), या विलायती 
बोली में ज़बानी जमा खर्च करने वाले तथाकथित नेताओं पर चोट करते 
हैं (७६-७७) और कभी भश्रर्वाचीन राष्ट्रनीति के शोषक “गुरुषण्टालों' की 
खबर लेते हैं । जो श्रगाथ विधवा का सर्वस्वहदरण करने के लिए कुर्के 
अमीन लेकर चढ़ाई करते हैं, जो मिट्टी में रुपया गाढ़ कर न आप खाते 
हैं न दूसरों को खाने देते हैं, जो परिजनों का कष्ट-क्रन्दन सुनकर भी 
रुपये गिनने में लगे रहते हैं( ८४-८५) ऐसे कृपण नर-पिशाच भी शुक्ल जी 
की व्यापक कोमल कृपा से नहीं बच सके । मोटे-मोटे व्यक्तित्व वाले 
पूंजीपति, तथा निरन्तर तपस्या में रत लोभी तो शुक्ल जी की खरी- 
खरी डाॉँट-फटकार के सहज शिकार रहे हैं। ब्रिटिश तानाशाही के हथि- 
यार पुलिस कर्मचारी (११४,१६०) तथा माल के भ्रफ़ुतर (११४) आदि 
को भी कुछ न कुछ पुरस्कार मिला है। शुक्ल जी की दृष्टि साहित्यिकों 
तक भी गई है । विधवा-वेश्या आदि समस्याओं को लेकर उनके सुधार- 
समाधान के नाम परे स्वयं रस लेने वाले साहित्यकारों (६) तथा 
वेश-भूषा या केश-भूषा की कोरी नकल से प्रतिभाशाली साहित्यकार 
बनने वालों पर भी व्यंग्य हुआ है । (२८) 

शुक्ल जी युगधर्म के प्रति ईमानदार रहे हैं, यह स्पष्ट है। उन्होंने 
राजनीतिक दलों द्वारा प्रचारित बातों या आन्दोलनों तक ही श्रपनी हृष्टि 
सीमित नहीं रखी । यहाँ समाज की वस्तुस्थिति पर व्यापक हृष्टि का 
आभास मिलता है। दूसरे ये बातें वाद या प्रचार की दृष्टि से नहीं, 
शुक्ल जी. की. अनुभूति का अंग बनकर आई हैं। 

शुक्ल जी ने हिन्दी साहित्य के इतिहास में वर्तमान. प्रान्दोलनों पर _ 


२४६ | परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


जो विचार प्रकट किये हैं, उनमें उनकी दूर हृष्टि का परिचय मिलता है। 
उनकी दृष्टि विशेष रूप से शोषक ब्रिटिश साम्राज्यवाद तथा पूंजीवाद 
प्र रही । वे लिखते हैं--“**“निपुण उपन्यासकारों को'''यह भी देखना 
चाहिए कि अँगरेजी राज्य जमने पर भूमि की उपज या आमदनी पर 
जीवन निर्वाह करनेवालों (किसानों और जमींदारों) की और नगर के 
रोजगारियों या महाजनों की परस्पर कया स्थिति हुई। उन्हें यह भी 
देखना चाहिए कि राज कर्मेंचारियों का इतना बड़ा चक्र प्रामवासियों 
के सिर पर ही चला करता है, व्यापारियों का वर्ग उस से प्राय: बचा 
रहता है । भूमि ही यहाँ सरकारी आय का प्रधान उद्गम बना दी गई 
है। व्यापार-श्रेणियों को यह सुभीता विदेशी व्यापार को फुलता-फलता 
रखने के लिए दिया गया था जिससे उनकी दह्या उन्नत होती श्राई और 
भूमि से सम्बन्ध रखने वाले सब वर्गों--क्या ज़मींदार, क्या किसान, 


क्या मज़दूर--गिरती गई।”+ 

.. दूसरे शब्दों में शुक्ल जी भारतवर्ष की गिरती हुई दशा के मूल में 
अंग्रेजों की व्यापारिक राजनीति को देखते थे । उनका विश्वास था कि 
जबतक विदेशी साम्राज्यशाही का उत्पाठ्न नहीं होता तब तक किसान- 
मजदूर आदि की दशा सुधर नहीं सकती । चितामरि में अंंग्रेज़ों द्वारा 
भारत के दारुण शोषण का सामान्यीकरण करते हुए शुक्ल जी ने 
योरोपीय शोषण वृत्ति तथा उसके भयंकर परिणामों का मामिक परिचय 
दिया हैं। वे लिखते हैं--“अर्थ शास्त्र के प्रभाव से श्रथोन्माद का उनके 
साथ बंयोग हुआ शोर व्यापार, राजनीति या राष्ट्रनीति का प्रधान श्रंग हो 
गया । योरप -के देश के देश इस धुन में लगे कि व्यापार के बहाने दूसरे 
देशों से जहाँ तक धन खींचा जा सके, बराबर खींचा जाता रहे । पुरानी 
चढ़ाइयों की लूटमार का सिलसिला झ्ाक्रमस-काल तक ही--जो बहुत 
दीघ नहीं हुआ करता था--रहता था। पर योरप के श्र्थोन्मादियों ने 

ऐसी गूढ़, जटिल और स्थायी प्रणालियाँ प्रतिष्ठित कीं जिनके द्वारा 


(हिन्दी सा० का इति०, पृ० ५३५ सं०, २००३ 


शुक्ल जी की विचारधारा [२४७ 


सूमंडल की न जाने कितनी जनता का क्रम-क्रम से रक्त चुसता चला जा 
रहा है--न जाने कितने देश चलते-फिरते कंकालों के कारागार हो रहे 
हैं ।” (१२६९) यह भारतवर्ष की दुदंशा का सामान्यीकरण है, भौर कुछ 
नहीं । शुक्ल जी भली-भाँति समभते थे कि विश्व की अशांति क्य 
उत्तरदायित्त्व इन्हीं व्यापारोन्मादी बड़े बड़े राज्यों पर है जो अपने मात्र 
की बिक्री के लिए लड़ने वाले सौदागर हो गए हैं। और ये ठीक रास्ते 
पर तब आ सकते हैं जब इनकी दबे पाँव धन हरण करने वाली चोरी 
का बदला डकैती से लिया जाएगा । हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि इसी 
लिए शुक्ल जी ने क्षात्रधर्मे की पुनप्न तिष्ठा का हढ़ विश्वास प्रकट 
किया है । (७४) क्‍ 

पजीवादी तथा साम्राज्यवादी देशों की श्रर्थोन्मादिनी दुर्नीति का 
ही नहीं, शुक्ल जी ने दैनन्दिन के धरातल पर आधुनिक अथ् प्रधान या 
पूंजीवादी सभ्यता का भी घोर विरोध किया है। शुक्ल जी के अनुसार यह 
व्यापार युग' है (३०) जिसमें सबकी 'ठकटकी टके की ओर लगगई है ॥ 
(७३) आध्िक मुल्यों या पूँजी के आधार पर ही किसी की सफलता तथा 
महत्ता निश्चित होती है अतएव सब प्रकार के सामाजिक, धामिक, राज- 
नेतिक व्यापार-व्यवहार घातु के ठीकरों पर ठहरा दिये गये हैं । पूँजीवादी 
समाज-व्यवस्था में व्यक्ति का प्राघान्य अनिवायं है क्योंकि इसका आधाश 
व्यक्तिगत एकाधिकार है, ऐसी अवस्था में जनहित की अपेक्षा व्यक्तिगत 
सफलता पर दृष्टि केन्द्रित हो गई है। समाजहित इसलिए -नहीं हो 
सकता क्योंकि आधार ही ग़लत है--शील या योग्यता के स्थान पर पैसे 
से राज-सम्मान, विद्या और न्याय की प्राप्ति होती है । जो बातें पहले 
पारस्परिक प्रेम की दृष्टि से धर्म की दृष्टि से की जाती थीं वे भी 
रुपये-पेसे की दृष्टि से होने लगीं । घ॒र्मं बिकता है, ज्ञान बिकता है ॥ 
जिसके पास कुछ रुपया है बड़े-बड़े विद्यालयों में अपने लड़के मेंज सकते 
हैं, न्यायालयों में फ़ीस देकर अपने मुकदमे दाखिल कर सकते हैं और 
मेंहगे वकोल-बेरिस्टर करके बढ़िया निर्णय करा सकते हैं, अत्यंत भीड़ 


शुक्ल जी की विचारधारा [२४६ 


यडे, सब पढ़े-लिखे आदमियों को सरकारी नौकरियों ही के पीछे न 
दौड़ना पड़े ।” ऐसा भी न हो कि कुछ विभाग सूने पड़ जायें और कुछ 
आवश्यकता से अधिक भर जाय । (११३-११४) यहाँ शुक्ल जी ने एक 
और सुझाव दिया था जिस की ओर आज समाज प्रवृत्त हो रहा है। 
वे लिखते हैं--“यहाँ कृषि, विज्ञान, शिल्प, वाणिज्य आदि की ओर तब 
तक पढ़े- लिखे लोग ध्यान न देंगे जब तक कुछ पेशों और नौकरियों 
की शात लोगों की नजरों में समाई रहेगी । (११४) 


इस वरिग्व॒ुत्ति या लोलुपता से व्यक्ति हृदय खो देता है, उसके 
कोमल मनोवेग मर जाते हैं--उसे न रक्त चूसने में दया आती है न मकक्‍्खी 
चूसने में घृणा । वह न किसी के धूल भरे पेरों पर रीभझता है न किसी 
के अन्याय-प्रत्याचार पर खीभता है । इस लिए शक्‍ल जी भ्रर्थ की क्रीड़ा 
को 'निष्ठर क्रीड़ा' कहते हैं जिसमें सहृदयता और भावुकता का भंग हो 
जाता है, व्यक्ति अपने वत्त में ही सीमित हो कर जीवन की अ्रखंडता और 
व्यापकता की अनुभूति का विसर्जन कर देता है । (२५०) ऐसा व्यक्ति 
और किसी का नहीं होता केवल पैसे का होता है । शुक्ल जी ने स्थान- 
स्थान पर स्वार्थी या हृदय-हीनों को अर्थ परायण' ही कहा है। उन्होंने 
अर्थ परायण का अर्थ ही अपने काम से काम रखने वाला' लिया है। 
(१५६) अतएव जो व्यक्ति अपने सहज स्वभाव से हँस-रो न सके, 
स्वार्थ की शुष्क प्रेरणा से ही कार्य करे उसे शुक्ल जी जड़ कहते हैं। (५३) 
इस सभ्यता ने मनुष्य को कृत्रिम बना दिया है। प्रचलित सभ्यता 
झौर जीवन की कठिनता से मनुष्य अपने स्वाभाविक मनोवेगों को 
मारने और अशान्त करने पर विवश्ञ होता है, इन का पूर्ण और सच्चा 
निर्वाह उसके लिए कठिन होता है और इस प्रकार उसके जीवन का 
स्वाद निकल जाता है। उसे अनेक काम अपने सहज स्वभाव के. विरुद्ध 
झूठे शिष्टाचार के नाते करने पड़ते हैं। ऐसा बार बार होने से सदभाव 
का अभ्यास कम हो जाता है जिससे उसकी मनोवृत्ति भी दृषित हो जाती 
है और स्वभाव में असत्य घर कर जाता है । (५३-५४) 





२५० | परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


भारतीयों ने पुरुषार्थ चतुष्टय--घधेम, अर्थ, काम, मोक्ष--को जीवन- 
साध्य माना है। भारतीय महाकाव्यों में भी इनकी प्राप्ति को तत्त्व- 
रूप में ग्रहण किया गया है। अर्थ भी जीवन-निर्वाह या जीवन के सुख 
के लिए श्रनिवाय है। शुक्ल जी ने भी पूजीवाद या श्रर्शवाद का विरोध 
किया है, श्र्थ का नहीं । हम पहले लिख चुके हैं शुक्ल जी निवृत्तिमार्गी 
नहीं । वे इस दुःखमय संसार में सुख की इच्छा और प्रयत्न प्रारि यों 
का लक्षण बतते हैं। (२६४) इस सुखप्रासि में, ऐहिक जीवन की 
समृद्धि में भ्र्थ और काम दोनों अनिवार्य हैं । शुक्ल जी अर्थ को काम या 
सुख का साधन बताते हैं। वे इन दोनों में संतुलन अनिवार्य समभते हैं । 
वे लिखते हैं--/£र्थ है संचय, आयोजन और तैयारी की भूमि; काम भोग- . 
भूमि है। मनुष्य कभी पअर्थ-भूमि पर रहता है, कभी काम-भूमि पर। श्रर्थ 
आऔर काम के बीच जीवन 8 आ वह चला चलता है। दोनों का 
ठीक सामझस्य सफल जीवन का लक्षरा है। जो अनन्य भाव से अ्र्थ-साधना 
में ही लीन रहेगा वह हृदय खो देगा; जो श्राँख मूंदकर कामचर्य्या में ही 
लिप्त रहेगा, वह किसी अर्थ का न रहेगा । औरंगजेब बराबर श्रर्थ भूमि 
पर ही रहा । मुहम्मदशाह सदा कामभूमि पर ही रह कर रग बरसाता 
रहा ।” (२६४) 

भारतीयों के अ्रनुसार जीवन का लक्ष्य है श्रम्युदय॒ और निश्रेयस्‌ । 
धर्म, ग्र्थ श्रौर काम अभ्युदय के अ्रन्तग्गंत तथा मोक्ष निःश्रेयस्‌ में आता है। 
शुक्ल जी ने अपनी धर्म की परिभाषा में उस व्यवस्था या वृत्ति को जिससे 
लोक में मंगल का विधान होता है, अभ्युदय' की सिद्धि होती है, धर्म 
कहा है। (२१७) अ्रतएव उनके धर्म में भ्र्भ भौर काम तो आा. ही जाते 
हैं और यह ध्वनि भी मिल जाती है कि लोकमंगल के लिए अर्थ और 
काम पर भी धर्म का नियंत्रण आवश्यक है--मनुष्य धर्मानुसार श्रर्थ 
ओर काम का सेवन करे। ये भी भारतीय परम्परा के अ्रन॒कल है। 
इसी प्रसंग से यह ध्वनि भी निकलती है कि शक्ल जी भोग और त्याग 
में संतुलन चाहते थे। 


शुक्ल जी की विचारधारा [२५१ 


ऊपर हमने यह स्पष्ट किया है कि शुक्ल जी ने श्राधुनिक पूँजीवादी 
सभ्यता तथा व्यक्तिवाद का विरोध किया है। उनकी दृष्टि समाज के 
घनी-निर्धन वर्गों पर भी रही। उन्होंने लघ्रुता को विशेष सहानुभूति 
दी है श्रौर परशोषण-पुष्ट पूँजीपतियों पर व्यंग्य विद्रप भी किया है:--- 
“मोटे झादमियो ! तुम ज़रा-सा दुबले हो जाते--अपने अ्रंदेशे से ही सही 
“तो न जाने कितनी ठठरियों पर माँस चढ़ जाता ।” यहाँ प्रगतिवादियों 
की सी बात उन्हीं की खरी-खरी भाषा में कही गई है। इन सभी बातों 
से ऐसा लगता है कि शुक्ल जी विश्व भर में समानता चाहते थे । उनका 
भारतीय एकात्मवाद में विश्वास, शेष सृष्टि के साथ सामंजस्य स्थापना 


वाला रस-सिद्धान्त सभी इस बात की पुष्टि करते हैं । फिर भी समानता 
की झधिक से अधिक कल्पना करते हुए भी मानवीय मनोवृत्तियों के 
वेविध्य के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त को नहीं भूले, अपितु इसी आधार पर 
वे समानता को असम्भव बताते हैं। उन्होंने स्पष्ट उद्घोष किया है--“एक 
एक व्यक्ति के दूसरे दूसरे व्यक्तियों के लिए सुखद और दुःखद दोनों रूप 
बराबर रहे हैं और रहेंगे । किसी प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक 
व्यवस्था--एकशाही से लेकर साम्यवाद तक इस दोरंगी भलक को दूर 
नहीं कर सकती । मानवी प्रकृति की श्रनेकरूपता शेष. प्रकृति की अनेक- 
रूपता के साथ चलती रहेंगी । ऐसे समाज की कल्पनां, ऐसी परिस्थिति 
का स्वप्न, जिसमें सुख ही सुख और प्रेम ही प्रेम हो, या तो लम्बी-चौड़ी 
बात बनाने के लिए अथवा अपने को या दूसरों को फूसलाने के लिए ही 
समझा जा सकता है ।” (१२६) वस्तुतः शुक्ल जी व्यक्तिवाद का विरोध 
करते हैं किन्तु व्यक्तिगत वैषम्य को सत्य मानते हैं। अन्यत्र भी उन्होंने 
दो स्थलों पर भ्रपनी बात को कहा है । यही नहीं वे कहते हैं--“संसार 
में मनुष्य मात्र की समान वृत्ति कभी नहीं हो सकती । इस. बात को 
भूल कर जो उपदेश दिए जाया करते हैं वे पाखण्ड के अन्तगंत झाते हैं ।” 
(४३) शुक्ल जी श्रपनी बात को हढ़ता से कहते हैं फिर चाहे उन्हें कितनों 
का ही विरोध क्‍यों न करना पड़े । यह श्रपने प्रति ईमानदारी उनका 


२४२ | परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


बड़ा गुण है, बड़ी शक्ति है। आगे अपने मार्ग को स्पष्ट करते हुए लिखते 
हैं---वृत्तियों की भिन्‍नता के बीच से जो मार्ग निकल सकेगा वही लोक- 
रक्षा का मार्ग होगा वही घर्मं का चलता हुंझ्ा मार्ग होगा । जिसमें शिष्टीं 
के आदर, दीनों पर दया, दुष्टों के दमन आदि जीवन के अनेक रूपों 
का सौन्दर्य दिखाई पड़ेगा, वही सर्वागपूर्ण लोक-धर्म का मार्ग 
होगा ।” (४३) [ 

.. लोभ और प्रीति” में शक्ल जी ने देशभक्ति की भी विशेष चर्चा की 
है | वे लिखते हैं--किसी को कोई स्थान बहुत प्रिय हो जाता है और 
वह हानि और कष्ट उठाकर भी वहाँ से नहीं जाना चाहता । हम 
कह सकते हैं कि उसे उस स्थान का पूरा लोभ है। ज़न्म भूमि का प्रेम, 
स्वदेश प्रेम यदि वास्तव में श्रन्त:करण का कोई भाव है तो स्थान के 
लोभ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस लोभ के लक्षणों से शून्य देश- 
प्रेम कोरी बकवाद या फंशन के लिए गढ़ा हुआ शब्द है। यदि किसी को 
अपने देश से प्रेम है तो अपने देश के मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, गुल्म*** 
सबसे प्रेम होगा," “सबकी सुध करके विदेश में आँसू बहाएगा । जो ये भी 
नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है****** जो यह भी नहीं 
भाँकते कि किसानों के भोंपड़ों के भीतर क्‍या हो रहा है, वे यदि दस. 
बने-ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी की औसत आमदनी का परता 
बताकर देश-प्रेम का दावा करें, तो छनसे पूछता चाहिए कि “भाइयो ! 
बिना परिचय का यह प्रेम कैसा ? जिनके सुख-दुख के तुम कभी साथी न 
: हुए उन्हें तुम सुखी देखना चाहते हो, यह समभते नहीं बनता ।"**” 
उपोयुक्त अवतरण से यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी भूमि, भूमिवासी जन 

तथा अन्य प्राणियों के प्रति रागात्मक उत्साह को देशभक्ति समभते हैं। 
और हठ, धीरता और आ्आालस्थ, सहनशीलता और भीरुता, उदारता और 
फ़्जूल खर्ची, किफ़ायत और कंजूसी आदि के बीत की सीमाएंँ मनुष्यों 
के हुदय में न एक हैं और नः एक होंगी । 


शुक्ल जी की विचारधारा [२४३ 


इसलिएं वे देशभक्ति को भी एक. प्रकार का लोभ कहते हैं। मनोवेग- 
वर्जित हिसाब-किताब में देश के प्रति आवश्यक त्याग का उत्साह नहीं 
हो सकता । दूसरे शुक्ल जी ने अपने देश से, उसकी प्रकृति तथा समस्याओं 
से, घनिष्ठ परिचय को आवश्यक बताया है क्‍योंकि परिचय प्रम' का 
प्रवतेक है।। (७७) घनिष्ठ परिचय से तात्पयं है अनुभूत्यात्मक या 
साक्षात परिचय से । इसलिए वे कहते हैं: “बाहर निकलो तो श्राँखें खोल 
कर देखो कि खेत कंसे लहलहा रहे हैं*' 'अमराइयों के बीच में गाँव फाँक 
रहे हैं । उनमें घुसो, देखो तो क्या हो रहा है। जो मिलें उनसे दो दो 
बातें करो, उनके साथ किसी पेड़ की छाया के नीचे घड़ी-आध-घड़ी 
बेठ जाओ और समझो कि ये सब हमारे हैं।” (७८) अधिक क्‍या, इस 
प्रसंग में जेसे शुक्क जी का हृदय रम रहा है, भावुकता फूट रही है । देश 
से इसी प्रकार का हादिक सम्बन्ध आवश्यक है । स्पष्टीकरण के लिए कहें 
तो यदि किसी को देश-प्र म के लिए हृदय में जगह करनी है तो देश के 
स्वरूप से परिचित ही नहों अभ्यस्त' होना आवश्यक है । तब ही किसी 
में ऐसी इच्छा का उदय हो सकता है कि वह देश न छूठे, सदा हरा- 
भरा, फला-फूला रहे, उसके धनधान्य की वृद्धि हो, और उसके सब प्राणी 
सुखी रहें । (७८) 

शुक्ल जी ने कालिदास के मेघदूत' की प्रशंसा कल्पना की उत्कृष्टता 
आदि किसी परम्परागत आधार पर नहीं की | शुक्ल जी ने देशभक्ति 
के कारण उसे महत्त्व दिया हैं। वे लिखते हैं--'पूर्वमेघ' तो यहाँ से 
वहाँ तक प्रकृति की ही एक मनोहर भाँकी या भारतभूमि के स्वरूप का' 
ही मधुर ध्यान है जो इस स्वरूप के ध्यान में अपने को भूलकर कभी- 
कभी मग्न हुआ करता है, वह घूम घूम कर वकक्‍तृता दे या न दे, चन्दा' 
इकट्ठा करे या न करे, देशवासियों की आमदनी का झसत निकाले या 
' न निकाले, सच्चा देशप्रेमी है। मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है, न कला 
की विचित्रता । वह है प्राचीत भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी 
प्यारी भमि की रूप-साधुरी पर सीधी-सादी प्रेम दृष्टि ।” (१४६) यहां 


२५४ | परिचित प्रहन, नई समीक्षा 


कालिदास की उत्कृष्ट कल्पना का आधार भी स्पष्ट हुआ है और शुक्ल जी 
का आलोचनात्मक दृष्टिकोण तथा आधार भी--कालिदास की कल्पना 
की समृद्धि का मूल अपनी भूमि से घनिष्ठ परिचय है और यही शुक्ल जी 
की झालोचना को भी शक्ति दे सका है । मेघदूत का उदाहरण देकर 
शुक्ल जी ने बौद्धिक या शाब्दिक देश भक्ति पर व्यंग्य भी किया हैं और 
अपनी भृमि से प्रगाढ़ रागात्मक सम्बन्ध का द्ववित समर्थन भी । 
 शुक्कजी इस परिचय को भी विस्तृत श्रथे में लेते हैँ--देश के वर्तमान 
स्वरूप से तो अनुभृत्यात्मक परिचय होना ही चाहिए, देश की परम्पराश्रों, 
संस्कृति के निर्माता महापुरुषों से भी परिचय होना आवश्यक हैँं। इस- 
लिए शुक्लजी कहते हैं: “प्रतीत की श्रोर हृष्टि फैलाभो, राम, कृष्ण, भीम, 
अर्जुन, विक्रम, कालिदास, भवशभूति इत्यादि का स्मरण करो जिससे ये 
सब नाम तुम्हारे प्यारे हो जायें। इनके नाते भी यह भूमि और इस भूमि 
के निवासी तुम्हें प्रिय होंगे। (७८) दुख है कि अ्रधिकाँश हिन्दू-इतर 
सम्प्रदाय इस महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय हृष्टिकोरश को हृदयंगम नहीं कर पाए । 
देश के प्रति रागात्मक उत्साह का मूल्यांकन, उसके प्रति किए 
गए त्याग के आधार पर किया जा सकता हैं। शुक्ल जी देश के प्रति 
उस प्रेम और त्याग को आदर मानते हैं जेसा रसखान का ब्रजभूमि 


के प्रति था । रसखान ने कहा था--- 
नेनन सौं रसखान जबे ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों 


केतिक ये कलघौत के धाम करील के कुझन ऊपर वारों 

करील के कंजों' पर 'कलघौत के घाम' श्रौर 'लकुटी भ्ररु कामरिया” पर 
तीनों पुरोंका राजसिहासन तक त्याग सकने वाले ही देशभक्तों के 
झादर्श हो सकते हैं। (७७) रसखान की सी व्यापक दृष्टि रखने वाले 
देश की रक्षा के लिए अ्रवसर पड़ने प्राण 
00293 हे पड़ने पे घर का लोभ क्‍या प्राण तक का 

शुक्ल जी की देशभक्ति स्वस्थ है--विश्व प्रेम की साथक है, बाधक द 
. नहीं । वे प्राचीन काल के यूनान के उस स्वदेश प्रेम की निंदा करते हैं 


शुक्ल जी की विचारधारा [२५५ 


जिस ने आगे चल कर समग्र योरप को अज्ञांत किया था। वे उस देश- 
प्रेम का भी घोर विरोध करते हैं जो श्रपना पोषण करने के लिये दूसरे 
देशों को चलते-फिरते कंकालों के कारागार बना देता है। (१२६). 
शुक्ल जी उन आत्माओं को अत्यन्त उत्कषं पर पहुँची मान सकते हैं. 
जो समस्त भेदभाव भेद कर सारे संसार की रक्षा चाहती हैं--जिस 
स्थिति में भूमण्डल के समस्त प्राणी, कीट-पतंग से लेकर मनुष्य तक 
सुख पूर्वक रह सकते हैं, उनकी अभिलाषिनी होती है। और ऐसी 
परार्थी आ्रात्माओं से जो विरोध करते हैं उन्हें शुक्क जी सारे संसार के 
विरोधी तथा लोक कण्टक' मानते हैं। (5१) : 

विदव-प्रेम के सम्बन्ध में भी शुक्ल जी का व्यावहारिक दृष्टिकोण है । 
एक देश के लिए आरातंक-मुक्त होने के लिए यही पर्यास नहीं कि वह दूसरे 
देश पर आक्रमण न करे, किसी की बुराई न सोचे; यह भी आवश्यक 
. है कि कोई श्रन्य देश उसे किसी प्रकार कष्ट पहुँचाने का साहस न कर 
सके । पहले का सम्बन्ध शील से है दूसरे का शक्ति और पुरुषार्थ से । 
झतएव एक देश के लिए शील-सम्पन्न होने के साथ शरक्ति-सम्पन्न होना 
भी आवश्यक है ताकि न वह किसी को भय दिखाए और न किसी 
से भय खाए। (१३०) द 

पहले महायुद्ध के बाद समग्र संसार में युद्धों की प्रतिक्रिया स्वरूप 
जो विद्व-प्रेम तथा आध्यात्मिकता का बोल बाला दिखाई दिया, इसके 
पीछे कोई स्थाई श्राधार नहीं था, महज़ प्रतिक्रिया थी--शुक्क जी ने इस 
बात को भली-भाँति समझा था जो श्लागे ठीक साबित हुई | शुक्ल जी 
ने लिखा-- जब तक योरप की जातियों ने श्रापस में लड़कर रक्त 
नहीं बहाया तब तक उन का ध्यान अपनी इस (थअर्थोन्माद वाली) अंघ- 
नीति के अ्रनर्थ की ओर नहीं गया । गत महायुद्ध के पीछे जगह-जगह 
: स्वदेश्ष-प्रेम के साथ-साथ विश्व प्रेम उमड़ता दिखलाई देने लगा। 
आध्यात्मिकता की भी बहुत कुछ पूछ होने लगी । पर इस विद्व प्रेम और 
आध्यात्मिकता का शाब्दिक प्रचार ही अभी .तोः देखने में, आया 


२५६] परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


है । इस फैशन की लहर भारतवर्ष में भी आई। पर कोई फैशन के रूप 
में ग्रहीत इस “विश्व प्रेम” का और भग्ध्यात्म की चर्चा का कोई स्थायी 
मूल्य नहीं, इसे हवा का एक भोंका ही समझता चाहिए ।” (१३०) 

हम समभते हैं कि दूसरे महायुद्ध के बाद भी शुक्ल जी की बात 
झपना महत्त्व रखती है। आज भी योरप आदि में युद्ध प्रेम की प्रति- 
क्रिया स्वरूप तथा नए विध्वंसक अस्त्रों के भय के कारण विश्व प्रंम या 
विश्व-शांति का उमड़ता स्वरूप दिखाई देता है। उसका कोई गम्भीर 
झ्राध्यात्मिक आ्राधार नहीं । दूसरे देशों पर आशिक प्रभुत्व स्थापित करने 
की अ्रंधनीति तथा पूंजीप्रधान सभ्यता-संस्क्ृति को जब तक तिलांजबि 
नहीं दी जाती विश्वप्रेम की दुहाई देना व्यर्थ है। शुक्ल जी ने मानो 
भारतवर्ष जैसे शांतिप्रिय देश को योरप के ऊपरी विश्वप्रम से सचेत 
किया है। हम श्ाांतिकामी रहें, विश्वशांति के प्रसार के लिए प्रयासरत 
भी रहें किन्तु इसके भ्ुलावे में अपने को सबल बनाना न भूल जाएँ। . 

सारतः शुक्क जी की झ्रालोचना के समान उनके विचार भी महत्त्व- 
पूर्ण हैं। शुक्ल जी का रचनात्मक कृतित्व सिद्ध करता है कि एक झ्रालोचक 
झालोच्य साहित्य तक सीमित रहकर सफल नहीं हो सकता, उसका 
समाज तथा समस्याओ्रों से भली भाँति परिचित होना आवश्यक है ॥ 
जीवन और आलोचना में ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध उनकी आ्रालोचना की 
दक्ति है। उनकी आलोचनाओं की हृढ़ता में उनके भली भाँति समझे 
हुए जीवन-सिद्धांत बोल रहे हैं। इसलिए वे रचनात्मक आलोचक हो सके । 

शुक्ल जी के विचारों में प्रगति और परम्परा का अपूर्व समन्वय 
मिलता है। उन्होंने आज की नूतन विचारधाराञ्रों का ग्रहण वहीं 
तक किया जहाँ तक वह इस देश की संचित संस्कृति और मौलिकता 
के भीतर समांहित हो सके । इस बात का निषेध भी नहीं किया जा 
सकता कि उनका मूल आधार हमारा प्राचीन समृद्ध साहित्य, अमर महा- 
पुरुष लचीली संस्कृति तथा वर्तमान जीवन के भ्रनुभव रहे और इसलिए 
वे किसी सामयिक फ़ेशन की लहर में न बहते हुए भी अपने युग-घर्म 
का निर्वाह कर सके । 


सी कक धों वर्गीकर 
शुक्ल जी के निबंधों का णु 

साहित्यिक वर्गीकरण आत्यन्तिक नहीं हो सकते, ये स्पष्टीकरण की. 
सुविधा को लक्ष्य में रखकर किये जाते हैं । व्यक्ति में विचार, भावना: 
तथा कल्पना के अलग-अलग खाने नहीं होते--ये सभी समन्वित हैं। इसी 
प्रकार उस के अभिव्यक्त साहित्यिक रूपों का भी विलगीकरण असम्भव् 
है। निबन्ध की भी यही स्थिति है | निबन्ध के विचारात्मक, भावात्मक, 
व्यक्तिपरक ([09'807%&॥ ), वर्णानात्मक, विवरणात्मक श्रादि भेदों का 
लक्ष्य भी निबन्ध में प्रधान तत्त्वों के आधार पर स्पष्टीकरण है, वैसे 
न्यूनाधिक मात्रा में, संयुक्त रूप में सभी तत्त्व विद्यमान रहते हैं और उनका 
पृथक-पृथक खण्डद: विभाजन असम्भव है । द 

निबन्ध के उपयुक्त प्रकारों में शुक्क जी ने अपने निबन्धों को 
विचारात्मक कहा है। “चिन्तामरि_ में क्या है ?” के स्पष्टीकरण के 
लिए मुख पृष्ठ पर वर्गाकार कोष्ठक में ही लिखा है “विचारात्मक 
निबन्ध ।” 


शुक्क जी ने विचारात्मक निबन्धों को विशेष महत्त्व दिया हैं 4 
वे लिखते हैं--/विश्वविद्यालयों के उच्च शिक्षा-क्रम के भीतर हिन्दी-' 
साहित्य का समावेश हो जाने के कारण उत्कृष्ट कोटि के निबन्धों की--- 
ऐसे निबन्धों की जिनकी असाधारण शली या गहन विचारधारा पाठकों 
को मानसिक श्रम-साध्य नृतन उपलब्धि के रूप में जान पड़े--जितनी 
आवश्यकता है, उतने ही कम वे हमारे सामने आ रहे हैं।न॑ ' 
“चिन्तामणि' के निबन्ध मानो इसी पूर्ति-प्रयास के पगे पग हैं जिस पर 
चलने के लिए शुक्क जी और भी यात्रियों की कामना करते हैं। 
“चिन्तामरि' नाम भी निबन्धों के विचारात्मक होने का परिचायक है। 


हिन्दी साहित्य का इतिहास, सं० २००३ का संस्करण, पृ० ५५४८ े 


( २५७ ) 


२५५] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


शुक्ल जी ने भ्रपने निवेदन में भी स्पष्ठ लिखा है---“इस पुस्तक में 
मेरी अन्‍न्तर्यात्रा में पड़ते वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिये निकलती 
रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकरं। अपना रास्ता निकालती हुई 
बुंद्धि, जहाँ कहीं मासिक या भावाक्षक स्थलों पर पहुँचती है वहाँ हृदय 
थोड़ा बहुत रमता और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है । इस 
प्रकार यात्रा के श्रम का परिहार होता रंहा है| बुद्धिपय पर हृदय भी 
अपने लिए कुछ-न-कुछ पाता रहा है ।” इस से स्पष्ट है कि ये निबन्ध 
जुंद्धि-तत्त्व-बहुल हैं और हृदय तत्त्व निबन्धों को बुद्धिबोभिल होने से 
बंचातां रहा है। अतएव इनमें विचार तत्त्व प्रधान है, भाव तत्त्व 
संहायक मात्र है। ये निवन्ध विचारात्मक हैं, भावात्मक नहीं । चिन्तामरि 
के पहले दस निबन्ध भाव या मनोविकार' विषयक हैं तथा शुक्ल जी का 
दृष्टिकोण रसवादी है, इसलिए ही इन्हें भावात्मक नहीं कहा जा 
सकता---इसमें रसवादी दृष्टिकोण से (फिर भी रस शास्त्री की त्तरह नहीं) 
भावों की व्यावहारिक व्याख्या-विवेचना है, उनके स्वरूप का विचारा- 
स्मक प्रतिपादन है, किसी आलम्बन से उद्बुद्ध-उद्दीसत भावों का विकास 
या प्रकाशन नहीं । निबन्धः शली में तके-युक्ति, कार्य -कारण खण्डन-मण्डन 
विज्वारात्मक निबन्धों के अनुकूल है । अवश्य ही. इत निबन्धों में यत्र-ततन्र 
शुक्ल जी का हृदय रमा है, और वहाँ पाठक का हृदय भी रमता है, 
आावों का सूर्तिकरण भी कहीं-कहीं म!मिक है, पर इसी से तो ये आदर्श 
विचारात्मक तिबन्ध बत सके हैं--हृदय-हीनता या भाव-विहीनता तथा 
विचार-भार से पाठक के लिए लोहे के चने नहीं बनते । वस्तुतः कहीं-कहीं 
आए भावात्मक स्थलों में पाठकों की वृत्तियों को विश्वाम मिलता है और 
उन्हें मानसिक श्रम-साध्य चुतन उपलब्धि में सुगमता होती है ।| सारत 
शुक्ल जी के निबन्ध विचारात्मक हैं, भावात्मक नहीं। 
+ इस सम्बन्ध में दो आलोचक विंद्वानों ने चरम विरोधी मत प्रकट 


किए हूँ, एक इन्हें भावात्मक निबन्ध' कहना अधिक सार्थक समभते हैं 
दूसरे इनकी शली में पुरी नीरसता देखते हैं। दोनों चरम विरोधों से 


शक्ल जी के निबन्धों का वर्गीकरण [२४५६ 


इन विचारात्मक निबन्धों के भी विषय के झ्राधार पर दो भेद किए 
जा सकते हैं--मनोविज्ञान विषयक तथा आलोचनात्मक । पहले प्रकार में 


परोक्ष रूप में उक्त मत की पुष्ठि होती है कि ये न तो भावात्मक हैं, न 


नीरस । दोनों मत लीजिए-- 
: (क)“...अनेक निबन्ध ऐसे हैं जिनमें विचार संतुलन, विचार-संगठन 


आर विचारोत्यादन की क्षमता के स्थान में किसी आलम्बन के सहयोग! 
से भाव का विकास करने की प्रवृत्ति अ्रधिक है, जिससे उन्हें भावात्मक 
निबन्ध कहना ही अधिक साथ्थक होगा । ढ 

(समीक्षक-प्रवर श्री रामचन्द्र शुक्ल' पृ०५९, गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश”) 

रु का हू के | 

0 इनमें से कुछ में लेखक ने जहाँ-तहाँ अपने साहित्यिक व्यक्तित्व से 
सम्बन्धित चर्चाएँ छेड़ी हैं, मृत्ति विधान द्वारा अमृत्ते विचारों और भावों 
को ग्राह्म बनाया है, दृष्टान्तों के प्रयोगों द्वारा रोचकता उत्पन्त की है 
और कहीं-कहीं सरसात्मकता की घारा प्रवाहित करके पाठकों को उन में 
स्नान कराया है साथ ही यह भी पायेंगे कि कुछ में इन सब विशेषाताओं 
का अभाव है। जिन निबन्धों में उक्त विशज्येषताएँ सर्वाश में नहीं हैं 
झ्थवा स्वल्पांश में हैं उन्हें विचारात्मक मानना चाहिए और जिनमें वे 
अ्रधिकांश में विद्यमान हैं उन्हें भावात्मकक समभना चाहिए ।” (वही 
पु० ५६-६० ) 

(ख) “...रामचन्द्र शुक् ने आचार्यों की गुरु गम्भीरता का अनुकरण 
किया । उनकी शैली बड़ी गम्भीर है और ऐसा जान पड़ता है मानो कोई 
बहुत ही विद्वान, अनुभवी और अ्रध्ययनशील पुरुष अच्छी तरह खाँस खूंस 
कर अपने शुष्क पांडित्य का प्रदर्शन कर रहा है, यथा : वैर क्रोध का 
आचार या मुरब्बा है ।' 

ञः के... ऊ# 
“रामचन्द्र शुक्क की शली में शुष्कता और नीरसता अधिक है ।” 
(आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास पृ० १८०,डा ० श्रीक्ृष्णलाल) 


२६० ] .. परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


भाव या मनोविकार सन्बन्धी चिन्तामरिस के प्रथम दस निबन्ध श्राते हैं, 
' दूसरे में अन्तिम सात । यह वर्गीकरण भी स्थूल है--मात्र समभने की 
_ सुविधा के लिए--क्योंकि दोनों विभाग भी परस्पर घनिष्ठ रूप से 
सम्बन्धित हैं। एक ही व्यक्तित्व, एक ही दृष्टिकोण सभी में मिलता है । 
शुक्ल जी का लोकहित समन्वित रसवादी दृष्टिकोण सर्वत्र लक्षित होता 
है। भ्रब हम इसी का स्पष्टीकरण करेंगे। भाव या मनोविकार विषयक तथा 
आलोचनात्मक निबन्धों के सैद्धांतिक निबन्धों--जैसे भाव या मनोविकार' 
तथा कविता क्या है शीर्षक निबन्धों--का तुलनात्मक अध्ययन करने पर 
एक ही सिद्धान्त दोनों में मिलता है। समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव- 
मनोविकार हैं । इन्हीं में जीवन की सजीवता है । लोक-रक्षा तथा लोक- 
रंजन की सारी व्यवस्था का ढाँचा इन्हीं पर ठहराया गया है। इन का 
सदपयोग भी हुआ है दुरुपयोग भी (४), इनका वास्तविक सदुपयोग इसी 
में है कि इनके प्रासर से शेष सृष्टि के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाय--- 
समाज के सुख-दुःखों से तादात्म्य स्थापित किया जाए। भाव तत्त्व प्रधान 
कविता मानव को स्वार्थों से मुक्त कर समाज तथा प्रकृति के साथ 
सामंजस्य-साधना में सर्वाधिक सहायक सिद्ध हो सकती है क्योंकि कविता 
को पहुँच आंतरिक है, बाह्य नहीं--यह उपदेश नहीं देती, अन्तःकरणा में 
प्रवृत्ति-निवृत्ति को उद्बुद्ध करती है। (५) ये उपयु क्‍त विचार प्रथम 
निबन्ध के हैं। शुक्कजी ने साहित्य की विधाओं में कविता को सर्वाधिक महत्त्व 
दिया है और अपनी आलोचनाशों को भी प्रधानतया इसी तक सीमित रखा 
है। आगे के निबन्धों में उनकी यही रुचि मिलती है। भावों के प्रसार 
से व्यष्टि-समष्टि की सामंजस्य-साधना प्रकारांतर से शुक्ल जी का रसवादी 
दृष्टिकोण है । इसी आधार पर उन्होंने “कविता क्‍या है' का स्पष्टीकरण 
किया है। (२४१-४२) पहले तिबन्ध में शुक्ल जी लिखते हैं---भक्ति 
धर्म की रसात्मक अनुभूति है।” (५) भकक्‍त क्योंकि संसार में रहता है 
और ज्ञानी उससे तटस्थ या विरक्‍्त हो जाता है अतएव अपने रसवादी 
दृष्टिकोण के अनुकूल उन्होंने भक्ति तथा भक्त कवियों को विशेष महत्त्व 


शुक्ल जी के निबन्धों का वर्गीकरण [२६१ 


दिया है। काव्य में लोक-मंगल की 'साधनावस्था” के प्रथम प्रघठक में 
इसी का प्रतिपादन है । मानस की धर्म भूमि! का प्रथम वाक्य ही यही 
है (२०७) और इसी आधार पर मानस की धर्म भूमि को स्पष्ट किया 
गया है । वैसे चिन्तामरिं के निबन्ध एक पुस्तक की योजना के अनुसार न 
लिखे जाकर समय समय पर लिखे गए और इसीलिए ये अपने आपमें पूरा 
भी हैं | कहीं-कहीं एक ही निबन्ध की बात दूसरे निबन्ध में भी आ गई 
है । फिर भी कहीं-कहीं भ्रालोचनात्मक निबन्धों में आलोचना करते समय 
शुक्ल जी उन सिद्धान्तों का उल्लेख करते हैं जो वे भाव या मनोविकार 
सम्बन्धी निबन्धों में निर्धारित कर चुके हैं, जेसे मानस की धर्म भूमि 
में लिखते हैं--धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह हम' 
कहीं कह चुके हैं! (२०७) या कविता क्या है' में लिखते हैं कि भावों 
या मनोविकारों के विवेचन में हम कह चुके हैं कि मनुष्य को कर्म में 
प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है ।” (२५७) पहले निबन्ध 


के समान शअ्रन्य भाव-मनोविकार विषयक निबन्धों में व्यक्त शुक्ल जी के 
जीवन-सिद्धान्त श्रालोचनात्मक निबन्धों में काव्य के सिद्धान्त बन गए 
हैं। राम प्रेम, तुलसी प्रेम, प्रकृति प्रेम, श्रासीत प्रम, क्षात्र धर्म प्रेम 
सभी निबन्धों में समान रूप से मिलता है। भय निबन्ध में फैशन के 
रूप में गृहीत 'भ्रध्यात्म' शब्द से अरुचि प्रकट की गई है (१३०) और 
यही बात काव्य के लिए काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था' निबन्ध 
में कही गई हैं। (२२५) करुणा के श्राज्ञाकारी सात्विक क्रोध (१३७) 
तथा क्षात्र-धर्म के महत्त्व पर (१३०) पहले निबन्धों में चर्चा है और 
इसी को शुक्ल जी काव्य में लोके-मंगल की व्यवस्था की दृष्टि से महत्त्व 
देते हैं। जीवन में जो भाव-मनोविकार हैं वही काव्य में स्थायी भाव 
या संचारी भावों की संज्ञा प्राप्त किये हैं--यह भाव-मनोविकार जीवन 
तथा साहित्य दोनों का आधार है । अतएव जीवन और साहित्य का जैसा 
घनिष्ठ सम्बन्ध है वही सम्बन्ध भाव-मनोविकार विषयक निबन्धों तथा 
साहित्यिक (आलोचनात्मक) निबन्धों में है। | 


. २६२] परिचित प्रंइ्न, नई समीक्षा 


ये सभी निबन्ध विवेचनात्मक हैं फिर भी विषय-भेद से इनमें 
कतिपय अन्तर भी लक्षित होते हैं। पहले निबन्धों में दूसरे निबन्धों की 
अपेक्षा व्यक्तित्व का श्रावेश, आत्म चरित-मूलक अभिव्यक्ति, व्यंग्य विनोद 
के छींटे, जन-जीवन के क्षेत्र से रोचक उदाहरण अधिक हैं ग्रतएव सरसता 
भी अधिक है। आलोचनात्मक निबन्धों में साहित्य-सिद्धांतों की प्रोढ़ 
स्थापना से अधिक गम्भीरता आ गई है । गद्य शेली में भी कुछ अन्तर 
' हैं। पहले निबन्धों में वाक्य अपेक्षाकृत छोटे तथा वाक्य-रचना सरल है, 
दूसरे निबन्धों में वाक्य लम्बे तथा वाक्य-रचना जटिल है। पहले निबन्धों 
में दूसरे निबन्धों से तदूभव तथा देशज शब्द तथा मुहावरे-लोकोक्तियाँ 
अपेक्षाकृत अधिक हैं । गम्भीर साहित्यिक निबन्धों में भी सरसता की 
दृष्टि से कवित क्या है! तथा सरलता की दृष्टि से भारतेन्दु' हरिश्चन्द्र 
पहले निबन्धों के अधिक निकट हैं । 

अब हम इन दोनों विभागों का स्पष्टीकरण के लिए अ्रन्तविभाग 


करेंगे । 
.. भाव था मनोविकार विषयक निबस्धों में पहला निबन्ध भाव या 
मनोविकार' सैद्धांतिक है तथा दूसरे नौ निबन्ध उत्साह, श्रद्धा-भक्ति 
आदि व्यावहारिक हैं । पहले निबन्ध में मानव जीवन में भाव-मनोविकारों 
की स्थिति का परिचय और शेष निबन्धों में विशिष्ट भाव-मनोविकारों 
को लिया गया है | पहले निबन्ध में भावों के प्रसार-परिष्कार की जिस 
आचारात्मक मनोवेज्ञानिकता तथा लोकहित समन्वित रसवादी दृष्टिकोण 
की स्थापना है उसी के आधार पर उत्साह, श्रद्धा-भक्ति' झ्रादि में भाव- 
मनोविकारों की उत्पत्ति-स्थिति प्रभाव-परिष्कृति श्रादि का विवेचन हुआ है। 
उदाहरणतया भाव या मनाविकार' निबन्ध में माना है कि मानव जीवन 
. के प्रवतेंक भाव या मनोविकार ही होते हैं********“लोक रक्षा और 
लोक-रंजन की सारी व्यवस्था का ढाँचा इन्हीं पर ठहराया गया है। 

यह मनोवेज्ञानिक दृष्टि है और इसी के अनुसार आंगे के निबन्धों में 
किसी भाव-मनोविकार--क्रोध-लोभ आदि--कों न बुरा बताया है न 


शुक्ल 'जीं के निबन्धों का वेर्मीकरण [२६३ 


उसके दमन पर बल दिया हैं ।वे सर्वत्र यही कहते हैं--“रागों कें सम्पुरँ 
दमन की श्रपेक्षा, रागों का परिष्कार ज़्यादा काम में आने वाली 
बात है” (४२) या “मनोवेग वर्जित. सदाचार दम्भ या झूठी कवायद 
है ।” (४८) पहले निबन्ध में वे कहते हैं इन भाव-मनोविकारों का 
“सदुपयोग भी हुआ है, दुरुपयोग भी ।” (४) शुक्ल जी ने आगे भी 
प्रत्येक_ भाव-मनोविकार के विवचेन में इस नैतिक दृष्टि या उपयोगिता* 
अ्नुपयोगिता या सदुषयोगिता -दुरुपयोगिता की दृष्टि से काम लिया है ॥ 
जैसे शुक्ल जी करुणा के लिए लिखते हैं--/सामाजिक जीवन को स्थिति 
और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार श्रावश्यक है।” (५१) 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, स्पष्टीकरण के लिए, इन .भाव-मनोविकारों 
का विभाजन सम्भव है। भाव या मनोविकारों के विवेचन में शुक्ल 
जी ने सुख-दुःख-प्रनुभूति की विभाजक रेखा से भी. काम लिया है | 
भाव या मनोविकार किन परिस्थितियों में सुख का रूप धारण करके 
उत्साह, श्रद्धा-भक्ति, लोभ-प्रीति आदि तथा दुख रूप में लज्जा-लानि, 
घुणा ईर्ष्या, क्रोध आदि में विभक्त हो जाता है, यह प्रायः सभी निबन्धों 
में स्पष्ट हुआ है । पहले सैद्धांतिक निबन्ध में इस दृष्टिकोश को स्पष्ठ 
करने के लिए शुक्ल जी लिखते हैं--/******** 'सुख और दुःख की 
मूल अनुभूति ही विषय-भेद के अनुसार, प्रेम, हास, उत्साह, आाइचरय्ये, 
क्रोध, भय, करुणा, घुणा श्रादि मनोविकारों का जटिल रूप धारण करती 
है। |9< » मनोविकार या भावों की अनुभूतियाँ परस्पर तथा सुख या. 
दुख की मूल अनुभूति से ऐसी ही भिन्‍न होनी हैं जैसे रासायनिक मिश्रण 
परस्पर तथा अपने संयोजक द्रव्यों से भिन्न होते हैं। विषयबोध की विभिन्न- 
ता तथा उससे सम्बन्ध रखने वाली इच्छाओं की विभिन्‍नता के अनुसार 
मनोविकारों की अनेकरूपता का विकास होता है।” * जंसे क्रोध- 
भय दोनों दुःख की मूल अनुभूति से उत्पन्न होकर भ्िन्‍न-भिन्‍न विपरीत: 
[वितामणि पृ० १. *चितामंशि पृ० २. शुंक्लजी ने 'रसे मीमांस/ 
शीर्षक पुस्तक में भी इंसी को स्पष्ट कियों हैं। देखिए १९१-२०१- . +४ 


२६४ | परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


चेष्टाओं या अनुभावों वाला रूप धारण कर लेते हैं। दुःखकारक वस्तु 
आलम्बत के प्रतिकार या निराकरण की शक्ति में आश्वस्त आश्रय में 
क्रोध उत्पन्त होगा और उसके प्रतिकार में अक्षम' आश्रय में भय । दुख 
के एक रूप में वह आगे बढ़ेगा, दूसरे रूप में वह पीछे भागेगा । इसी तरह 
शुक्ल जी स्पष्ट कहते हैं--“दुःख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से 
करुणा का उल्दा क्रोध है। क्रोध जिस के प्रति उत्पन्न होता है उसकी 
हानि की चेष्टा की जाती है। करुणा जिस के प्रति उत्पन्न होती है 
उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है ।” (४४) सारतः एक ही 
सुख-दुःख की अनुभूति विषयभेद से भिन्‍त-भिन्‍न भाव या मनोविकारों 
का रूप धारण कर लेती है । क्‍ 


सुख-दुख के अतिरिक्त मनोविकारों को स्पष्ट करने के लिए शुक्लजी 
उनेको प्रेष्य-अप्र ष्य दो प्रकारों में विभक्त करते हैं---प्रेष्य वे हैं जो एक के 
हृदय में पहले के प्रति उत्पन्न होकर दूसरे के हृदय में भी पहले के प्रति 
 इत्पन्न हो सकते हैं, जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम इत्यादि । जिस पर हम क्रोध 
करेंगे वह (हमारे क्रोध के कारण) हम पर भी क्रोध कर सकता है। 
जिससे हम प्र म करेंगे वह हमारे प्र म॒ को देख हमसे भी प्र म कर सकता 
है। अ्रप्न ष्य मनोविकार जिसके प्रति उत्पन्त होते हैं उसके . हृदय में यदि 
करेंगे तो सदा दूसरे भावों की सुष्टि करेंगे। इनके अन्तर्गत भय, दया, ईर्ष्या 
आदि है। जिससे हम भय करेंगे वह हमसे हमारे भय के प्रभाव से भय 
नहीं करेगा बल्कि हम पर दया करेगा । जिस पर हम दया करेंगे वह दया 
के कारण हम पर दया नहीं करेगा बल्कि श्रद्धा करेगा ।” (१०२-३) 

. आगे छुक्ल जी प्र ष्य मनोवेगों से सावधान रहने के लिए कहते हैं 
बंयोंकि ये सजातीय संयोग पाकर बहुत जल्दी बढ़ते हैं। किन्तु अप्रष्य 
मनोवेग का विजातीय मनोवेगों से संयोग होने. से वृद्धि नहीं हो सकती 
जैसे “एक के क्रोध को देखकर दूसरा क्रोध करेगा, दूसरे का क्रोध बढ़ते 
देख पहले का क्रोध बढ़ेगा । पहले का बढ़ते देख दूसरे का क्रोध और 
बढ़ेगा, इस प्रकार एक शअत्यन्त भीषण क्रोध का हृश्य उपस्थित हो सकता 


शुक्ल जी के निबन्धों का वर्गीकरण [२६५ 


है ।” किन्तु “जिससे हम भय करेंगे वह हम पर दया करेगा । उसकी 
दया को देख हमारा भय बढ़ेगा नहीं ।” (१०३) 

शुक्ल जी साहित्यिक हैं मनोवैज्ञानिक नहीं और साहित्यिकों का 
सारा भाव-निरूणण रस की दृष्टि से है। निबन्धों से तो यह बात व्यक्त 
होती ही है, शुक्क जी ने अपनी “रस मीमांसा* पुस्तक में भी भाव” की 
व्याख्या में इसी हृष्टिकोण का स्पष्टीकरण किया है । 

शक्ल जी ने पहले निबन्ध का शीर्षक मात्र भाव”! न लिखकर भाव 
_ या मनोविकार' इसलिए लिखा क्योंकि (साहित्य-दर्पणकार के अनुसार) 
जन्म से निविकार चित्त में उद्बुद्ध मात्र काम विकार को भाव कहते हैं || 
भाव या मनोविकार' स्पष्टीकरण के लिए लिखा गया है, नहीं तो या! 
के स्थान पर और' हो सकता था। 

शक्ल जी ने वासनाओं' पर नहीं, भावों! पर लिखा है। भाव 
वासना में भ्रागे की स्थिति हैं--सुख और दुख की इबन्द्रियज वेदना के 
अनुसार पहले पहल राग और द्वेष आदिम प्राणियों में प्रकट हुए जिनसे 
दीघ परम्परा के अ्म्यास द्वारा आगे चल कर वासनाओं और प्रवृत्तियों 
को सूत्रपात हुआ । रति, शोक, क्रोध, भय आदि पहले वासना के रूप में 
थे, पीछे भाव-हूप में आए ।**'इन्द्रियन संवेदन वेदना-प्रधान होता है, 
वासना तप्रवृत्ति-प्रधान होती है और भाव वेद्य-प्रधान (आलंबन-प्रधान ) 
होता है। वासनात्मक प्रवृत्ति में लक्ष्य और आलम्बन' भावना या 
प्रत्यय-रूप में निर्दिष्ट नहीं होते, *** प्रत्यय बोध” की ओर लक्ष्य करके 
ही साहित्यिकों ने भाव” शब्द का प्रयोग किया हैं जिसका अर्थ है चित्त 
की चेतन दशा विशेष । रति, क्रोध, भय आदि की वासनात्मक अ्रवस्था 

में किसी चेतन दशा की श्रपेक्षा नहीं ।” झागे भाव को परिभाषित : 

के देखिए 'भाव' तथा भाव का वर्गीकरण--प्ृ० १५६-२२६: 

| निविकारात्मके चित्ते भाव प्रथमविक्रया' ।--साहित्यदपंण 
परि० ३, ६३ । 

“रस मीमांसा---7० १६१-६२ 


२६६ | परिचित प्रश्न, वई समीक्षा 


करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं-- भाव उस विशेष रूप के चित्त-विकार 
को कहते हैं जिसके अन्तर्गत विषय के स्वरूप की धारणा, सुखात्मक या 
दुखात्मक अनुभूति का बोध झौर प्रवृत्ति के उत्तेजन से विशेष कर्मों की 
प्रेरणा पूर्वापर सम्बद्ध संघठित हों। संक्षेप में--प्रत्यय बोध, अनुभूति 
और वेग-युक्त प्रवृत्ति इन तीनों के गृढ़ संबलेष का ताम भाव है। 
इसी आधार पर शुक्ल जी ने साहित्य में भावों की तीन दशाएँ मानी 
हैं जिनका चिन्तामणि में विवेचन भी हुआ है। वे हैं--भाव दशा, स्थायी 
दंशा और शील दशा । शुक्ल जी ने सारिणी द्वारा इसका स्पष्टीकरण 
भी किया हैं--- क्‍ । 

एक अवसर पर अनेक अवसरों पर अनेक अवसरों पर 


एक आलम्बन के प्रति एक आलम्बन के प्रति प्रनेक आलम्बनों के प्रति 
भाव दवा स्थायी दशा .. शील दशा 
राग रति स्नेहशीलता, रसिकता, 


लोभ, तृष्णा, लम्पटता 





उत्साह >< बीरता, तत्परता 
शोक संताप खिन्नता 
क्रोध वेर क्रोधशीलता, उम्रता, 
चिड़चिड़ापन 
भय द द ग्राशंका भीरुता 
 जुगुप्सा... विरति तुनक मिजाजी 
*रसमीमांसा--० १६८ “*रसमीमांसा-पृ०१८०६ 


*ज्ञाव के प्रकृतिस्थ हो जाने की अवस्था को शील दशा कहते हैं । 
किसी एक ही वस्तु से नहीं, अनेंक अवसरों पर अ्ननेक व्यक्तियों या वस्तुओ्रों 
से डरने वाले को भीरु या डरपोक, बात बात पर हरएक आदमी को देखे 
कर हँसनेवाले को हँसोड़ या ठट्ठ बाज कहतें हैं । (रस मीमांसा पृ० ५८३) 


शुक्ल जी के निबन्धों का वर्गीकरण [२६७ 


शुक्कजी आगे लिखते हैं-“मनोवैज्ञानिकों ने स्थायी” दशा और शील दशा 
के भेद की ओर ध्यान न देकर दोनों प्रकार की मानसिक दक्षाओं को एक 
ही में गिना दिया है। उन्होंने रति, वैर, धन-तृष्णा, इन्द्रिय-परायणुता, 
अभिमान इत्यादि सबको स्थायी भावों की कोटि में डाल दिया है। पर. 
मैंने जिस आधार पर भेद करना आवश्यक समा है उसका विवरण 

ऊपर दिया जा चुका है ।!* 

शुक्ल जी ने रस्रादी दृष्टिकोण से भावों के विवेचन में चिन्तामरि 

में आलम्बन-अश्रय श्रादि की कायिक-सात्विक चेष्ठाओं तथा इच्छाओं- 
संकल्पों का वर्णन भी किया है । 'भाव या मनोविकार' निबन्ध में उन्होंने 
लिखा है--“अपने मूल रूपों में सुख और दुःख दोनों की अनुभूतियाँ कुछ 
बँधी हुई शारीरिक क्रियाओं की ही प्र रणा प्रवृत्ति के रूप में करती हैं, 
उनमें भावना, इच्छा और प्रयत्न. की अनेक रूपता का स्फुरण नहीं 
होता । विशुद्ध सुख की अनुभूति होने पर हम बहुत करेंगे--दाँत 
निकालकर हंसेंगे, कूदेंगे या सुख पहुँचाने वाली वस्तु से लगे रहेंगे'*“पर * 
हम चाहे कितना ही उछल कूद कर हुँसें*'ये सुख*''के अनिवाय॑ लक्षण 

मात्र हैं जो किसी प्रकार की इच्छा का पता नहीं देते । इच्छा के बिना 

कोई शारीरिक क्रिया प्रयत्त नहीं कहला सकती ।” (चिन्तामरिं/ २-३) 

इसलिए शुक्ल जी इच्छा या प्रयत्न का पता देने वाले आश्रय के वचनों 
या उक्तियों के उल्लेख पर विशेष बल देते हैं । (चिन्तामणि ३) 

इस प्रक्रिया को समभने के लिए शुक्ल जी ने विभिन्‍न भावों का स्पष्टी- 


करणा इस प्रकार किया है[-- 
(कृपया सारिणी अगले पृष्ठ पर देखिये) 





#रस मीमांसा नु० १८७ 
रस मीमांसा पृ० १६२-३ 


परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


२६८] 


७... #0े १028 #% 


४।2॥ (॥६ 
/<4 2“ ॥08 9|॥६ ॥2॥2 


॥>फडफे 
8928 )५ ॥/४९ 
0२ 

#%% ४४] 

02 अएरेे.. किडे। 
प्प०॥प्प4५9 
प्रण३0 प्पत्ता (५४२] ७४९) 
42/+५ 4298) 


॥7५%।७ ५७४९-४४ 
॥१9%४8] . ॥0॥6 
॥०9% ०४ ४] 
>/6 2५% "22० 
| 2 0.। 
>2४8  00४५%।॥६ 


00७. ४५/५%॥2४४ 
4७५९ ॥2॥2020:> 
क्हि 30. . ४208 


)2002]4 
4०५४६. है 300 
40प०प०ा]॒, 
(५०3%) 
]38% ॥४ 220 


पर०0॥७४०.2 


92५ ॥0 8+-% 


५३])०४ ४8४2 
48 [94५29//]६ 


५२]४४ » ॥४५ 
॥7 49-/#29)2)& 


फफ >पेसिरफे 
828 ॥॥: ५-७७ ५>टि 


38.80). ॥2०2॥॥ »)2| 


990 ॥0४.. 2४|॥९ 
9४९-ि-कओे 
पण१३प८8०,) 

(+2॥४५।2|&) 
॥9॥७ ४६ 


है) 


जा 


शुक्ल जी के निबन्धों का वर्गीकरण [२६६ 


आ्राश्रय-प्ालम्बन तथा अनुभावों के साथ शुक्ल जी संचारी भावों को 
नहीं भूले हैं ; (चिन्तामणि' में 'लज्जा और ग्लानि' पर तो स्वतन्त्र रूप 
से लिखा हैं। संचारी के अन्तर्गत 'भाव' के पास तक पहुँचने वाले अर्थात्‌ 
स्वतंत्र विषय युक्त और लक्ष्ययुक्त मनोविकार और मन के क्षरिएक वेग 
ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक अ्रवस्थाएँ तथा स्मरण, वितक्क 
आदि अ्रन्तः:करण की और वृत्तियाँ भी आ गई हैं। इस आधार पर 
लज्जा' को स्वतंत्र विषययुक्त भावों के साथ और ग्लानि' को मानसिक 
ग्रवस्था' के अन्तगंत रखा जा सकता है । 


आलोचनात्मक निबन्धों को भी दो वर्गों में विभक्‍त किया जा 
सकता है--सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक । पहले वर्ग में 'कविता क्‍या है', 
साधारणीकरण तथा व्यक्ति-वेचित्र्यवाद,' काव्य में लोक मंगल की 
साधनावस्था' तथा 'रसात्मक बोध के विविध रूप'--ये चार निबन्ध भाते 
हैं तथा दूसरे में शेष तीन । सैद्धांतिक निबन्धों में जिन सिद्धांतों की 
स्थापना की गई है उन्हीं के श्राघार पर तुलसीदास की व्याख्या-विवेचना 
है। ये निबन्ध भी परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं। वस्तुतः 
शक्ल जी ने सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक आलोचना को मिला दिया है। 
सैद्धांतिक निबन्धों में निरूपित सिद्धान्त व्यवहारिक आलोचनाओं के 
आधार या मानदण्ड हो गए और इनः तक वे अपनी व्यवहारिक 
झलोचनाओं द्वारा पहुँचे--रामचरित मानस (लक्ष्य ग्रंथ) से उनके 
सिद्धांत (लक्ष्य) प्रेरित हैं। इस तरह शुक्कजी की झालोचनाएँ रचनात्मक 
साहित्य तथा आलोचनात्मक साहित्य के परस्पर प्रेरणा-प्रभाव को 
भली भाँति सिद्ध करती हैं । अन्त में 'चिन्तामरिण! के निबन्धों का उपर्युक्त 
समस्त वर्गीकरण निम्न वक्ष द्वारा स्पष्ट किया जा सकता हैः-- 


(कृपया वृक्ष अगले पृष्ठ पर देखिये) 


... परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


२७० | 


. ७३०६ 


हर 


(2]॥॥8 /20॥8॥2॥805॥ 40288 “२/४०४॥ (2]2४].. (॥४४७%७ 
(०५४२२ 9०॥४६ (22059) 092 “॥६॥॥2) ५४ 32०) ४४ 2/92£) 
4॥92 82॥[४ ॥!४४ डडे. ॥५४ /#६ 






(कह 2५]2 ४ 3॥९४ (8॥६ ॥०22]9 ) 
(8७) (॥0५)) ४७६ . 


अत पवड. ॥028)8 %२)४/७ ४६ ॥0%:२2६ ॥25.. 08४ फ ४४. ५०१] #&2/रिट्टे 


| | | | 


(3:]॥20-॥0202) (2] 0६ ७8% 202£) 
पट पुलाके # 

798& 093६ 
ह ५१०२॥8४४ फकशफिरि. डे 
५:९।2॥2।॥22 (02#:5: ५६>.]।202॥72 फशरे हे 

। | । | 
% आ काश 2] 3%2)0॥०४ / 324॥६ 
न कि नस की जल तप 
नल मम ५5,92/॥2॥6 2 पा न 
। मकर, भी जज अल ली 


म | 
शुक्ल जी की गंय-शेली 
पिछले लेखों में हम शुक्ल जी के विषय-व्यक्तित्व की निरख-परख 
कर चुके हैं। यह विषय जिन साधनों से भाषा के रूप में व्यक्त या जिस 
कथन-विधि---शैली--से प्रकाशित हुआ, अब हम उसका विचार करेंगे | 
पहले हम शली, निबन्ध में शेली, तथा तत्सम्बन्धी शुक्ल जी के हृष्टि- 
कोण को स्पष्ठ करेंगे। 
बात सभी कहते हैं, प्रभावित सभी नहीं करते । बात पहुँचती है 
उतरती नहीं । बड़ी बात भी अनुकूल अभिव्यक्ति के बिना बलहीन और 
छोटी बात भी कुशल अ्रभिव्यक्ति से प्रभावपूर्ण हो जाती है। साहित्य- 
कार की कला-क्षमता इसी में है कि वह भाषा की शक्ति को विविध 
साधनों--शब्द-समूह-संचयन, उनका विशेष अनुक्रम (&77'&26- 
776770), (सरल, मिश्र, संश्लिष्ट) वाक्य-योजना, लक्षणा-व्यंजना 
शक्तियों, लोकोक्ति-मुहावरों, अ्र॒लंकृति, विराम चिन्हों आदि की समष्टि 
“के समुचित उपयोग से पाठकों के मानस-खण्ड पर अपने भाव-विचारों 
को अंकित कर सके या कुशल शली से अपनी अनुभूति को दूसरों पर 
मुद्रित कर सके । 
निबन्ध में देली की विशेष साज-सेमाल होती है। [स्वयं शुक्ल जी 
भी इस ओर विशेष सजग हैं। उनका दृष्टिकोण है---“यदि गद्य कवियों 
वैसे तो साहित्य की समी विधाओों में शैली का महत्त्व है--यह 
एक पृथक तत्त्व के रूप में गहीत है--फिर भी निबन्ध में व्यक्तित्व की 
विशेष निहति के कारण शैली की महत्ता सिद्ध हो जाती है । साहित्य है 
ही आत्माभिव्यक्ति या व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति । श्रतएव-एक तत्त्व रूप 
में व्यक्तित्व-निहृति के पृथक कथन की आवदध्यकता नहीं रहती किन्तु 


( २७१ ) 


२७२] द पश्चित प्रश्न, नई समीक्षा 


की कसौटी है। (गद्य कविनाम निकर्ष व्दन्ति) तो निबन्ध गद्य की 
कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबन्धों में ही सबसे अ्रधिक 
सम्भव होता है ।इस शैली-जगरूकता के कारण शुक्ल जी अपने निबन्धों 
में गद्य ली की शक्ति का पुर्णा विकास कर सके हैं । शुक्कजी के उक्त कथन 
की शक्ति-परीक्षा उनके विचारात्मक निबन्धों के आधार पर ओर भी हो 
सकती है क्योंकि उनके अनुसार “शुद्ध बिचारात्मक निबन्धों का चरम 
उत्कर्ष वहीं कहा जा सकता है जहाँ एक एक पैराग्राफ में विचार दबा 
दबाकर कसे गए हों और एक एक वाक्य किसी संबद्ध विचार-खंड को 
लिए हो।” उक्त कथन के अन्त में यह संकेतित है कि एक-एक प्रघटक में 
झधिक से अधिक विचारों का समाहार करने के लिए एक-एक वाक्य को 
घनीभूत-ध्वनिपूर्ण बनाने तथा शैली की समास शक्ति को समृद्ध करने की 

ग्रावश्यकता पड़ती है। तदानुकल ही शुक्ल जी की शैली-- शब्द- 
विधान--के स्वरूप को समझा जा सकता है । 

“शुली व्यक्ति है” श्रौर व्यक्तित्व की निहति निबन्ध का अनिवार्य 
तत्त्व । व्यक्ति (विषय के साथ) शली में व्यक्त होता है और शैली निबन्ध 
को व्यक्तित्व देती है, सजीव बनाती है । जैसे व्यक्तित्ववान अनेक व्यक्तियों 
में पहचाना जाता है उसी तरह किसी की विशिष्ट शैली अनेक में अपने 
पृथक अस्तित्व का परिचय देती रहती है । स्कूल दृष्टि से तोयह कहा 
जा सकता है कि सभी व्यक्ति एक व्यक्तित्व रखते हैं और तदानुकूल अभि- 
व्यक्ति की शैली भी, पर व्यवहार में हम उसी को व्यक्तित्व-सम्पन्त कहते 
हैं जो अपनी निजी विशेषताएं रखता है| श्रतएव यही कहना ठीक होगा - 
कि शैली भी किसी-किसी की होती है--लिखते अनेक हैं किन्तु कुछ एक 
के गुर ही शैली-स्तर पर पहुँच कर अपने पृथकत्व की पहचान कराते 
हैं। शुक्ल जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी हम अपनी शैली” कह सकते हैं और 

निबन्ध में व्यक्तित्व की विश्विष्टता रहती है, अतएव एक तत्त्व रूप _निबन्ध में व्यक्तित्व की विश्विष्ठता रहती है, अतएव एक तत्त्व रूप में. 
इसका उल्लेख भी होता है। शैली ही व्वक्तित्व है---इस कथन के अनु- 
सार निबन्ध में शली-वंशिष्ट्य प्रमाणित है । 


शुक्ल जी की गद्य-शैली [ शछडः 


जिस पर उनके विशिष्ट व्यक्तित्व की छांप है--उनकी शली की विश्धिं-* 
ध्टता निजी व्यक्तित्व की अ्साधारणता तथा निज की भाव-विचार 
पद्धति के अनुरूप अभिव्यज्षना का स्वाभाविक विकास है, किसी 
बाह्यानुकरण का परिणाम नहीं । 


साहित्यिक परम्परा की दृष्टि से शुक्ल जी को एक विश्येष उत्तर- 
दायित्त्व का निर्वाह करना था। भारतेन्दु ने 'शिवप्रसाद' के उ्दृपन 
तथा लक्ष्मणर्सिह के खालिसपन' के स्थान पर हिन्दी गद्य को एक. 
निरिचत दिशा देने का प्रयास किया था | उस युग के निबन्धकारों को 
वाणीविलास तथा श्ञाब्दिक चमत्कार की विशेष रुचि थी। द्विवेदी युग 
भाषा संस्कार का युग था और द्विवेदी जी के स्तुत्य प्रत्यतों से भाषा को 
व्याकरण-व्यवस्थित, नियम-नियन्त्रितः कर परिष्कृत-परिमाजित किया 
गया । द्विवेदी जी ते अनेक प्रकार की शैलियों में लिखा भी। पर 
यें वे मार्ग थे जिन पर चलकर दूसरों को श्रागे बढ़ना था। समग्रतः 
उनकी होली इतिवृत्तात्मक है। गोविन्द नारायण मिश्न की अनुप्रास- 
सज्जित, समस्तशब्द-प्रधान शैली व्यावहारिकता-शुत्य, विलक्षण शैली 
है। अध्यापक पूर्णेसिह अपनी वैयक्तिक तथा विषय-प्रतिपादन-क्षम 
शैली के निर्माण में सफल हो सके; फिर भी इनकी दौली भावात्मक- 
निबन्धों के श्रधिक उपयुक्त है। इ्यामसुन्दर दास की शैली विचारात्मक 
निबन्धों के उपयुक्त है, उसमें प्रवाह भी है पर तरलता नहीं; मुख्यतः यह 
अवैयक्तिक ही बनी रही। इस दझौली में शक्ल जी के भाव-विचार 
घनीभूत प्रधटकों का निर्वाह नहीं हो सकता था | विचारात्मक विषयों 
की शुष्कता को दूर करने के लिए सरसता-संचार में भी यह ग्रक्षम थी।' 
वस्तुतः शुक्ल जी से पूर्व गम्भीर मनोवेज्ञानिक विषयों पर लिखा हीं नहीं' 
गया--ऐसे विषय लिए भी गए थे तो शुद्ध नैतिक हृष्टिकोर से । दूसरे 
निबन्ध सम्बन्धी कसा हुआ श्यृंखलाबद्ध दृष्टिकोण भी नहीं था। साख: 
अपनी आवश्यकता के लिए शुक्ल जी को एक नृतन हौली का स्वर 
निर्माण करना था। परम्परा से इनको यह लाभ अवदय हुम्ना कि हिन्दी 


२७४ | परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


भाषा एक निद्चित स्वरूप के साथ पर्याप्त परिष्कृत-परिमाजित हो चुकी 
थी तथा विविध निबन्ध-शैलियों के प्रयोग भी उनके सामने थे । 

उत्कृष्ट गली वही है जो विषयानुकूल स्वरूप धारण करती रहती 
है । शुक्ल जी की गद्य शैली में यह विशेषता सत्र लक्षित होती है । शुक्ल 
जी के समस्त निबन्धों में विवेचनात्मक शैली का आश्रय लिया गया है। 
इस शैली में अपने विचार-प्रतिपादन या स्वमृत-मंडन तथा परमत-खंडन 
के लिए तकं-वितंक, विधि-निषेध, प्रमाण-पुष्टि, व्याख्या-निर्शय श्रादि का 
आशय लिया जाता है। शुक्ल जी के निम्न परे के आधार पर हम 
उपयुक्त कुछ विशेषताश्रों को दिखाएँगे---/ 'कल्पतना' और व्यक्तित्व” की 
पादचात्य क्षेत्र में इतनी अ्रधिक मुनादी हुई कि काव्य के और सब पक्षों 
से दृष्टि हटकर इन्हीं दो पर जा जमी। 'कल्पना' काव्य का बोध पक्ष 
है। कल्पना में आई हुई रूप-व्यापार-योजना का कवि या श्रोता को 
अन्त:साक्षात्तार या बोध होता है । पर इस बोध पक्ष के अतिरिक्त काव्य 
का भाव पक्ष भी है। कल्पना को रूप-योजना के लिए प्रेरित करने वाले 
झ्रौर कल्पना में आई हुई वस्तुओं में श्रोता या पाठक को रमाने वाले 
रति, करुणा, क्रोध, उत्साह, प्राइचर्य इत्यादि भाव या मनोविकार होते 
हैं। इसीसे भारतीय दृष्टि ने भावपक्ष को श्रधानता दी और रस के 
सिद्धान्त की;प्रतिष्ठा की । पर परिचम में 'कल्पता' कल्पना की पुकार के 
सामने धीरे-धीरे समीक्षकों का ध्यान भाव-पक्ष से हट ग्रया और बोध 
पक्ष ही पर भिड़ गया । काव्य की रमणीयता उस हलके आनन्द के रूप 
में मानी जाने लगी, जिस झ्ानन्द के लिए हम नई-तई सुन्दर, भड़कीली 
झ्ौर विलक्षण वस्तुओं को देखने जाते. हैं। इस प्रकार कवि तमाशा 
दिखाने वाले के रूप में और श्रोता या पाठक तटस्थ तमादबीन के रूप 
में समभे जाने लगे । केवल देखने का आनन्द कुछ विलक्षण को देखने 
का कूतूहल मात्र है ।” (२३६) 

यह साधारणीकरण तथा व्यक्ति-वैचित्यवाद--एक सैद्धांतिक 
निबन्ध--का गम्भीर पेरा है । तके-युक्ति से खंडन-मण्डन, संक्षिप्त व्याख्या 


शक्ल जी. की गद्य-शैली [२७४ 
झौर अन्त में निर्णय भी है । विचार-घनत्व भी स्पष्ट है । इसी के अनुकूल 
वाक्य-योजना संगत-संयत, परिष्कृत तथा प्रौढ़ है । लम्बे-लघु दोनों प्रकार के 
वाक्य हैं, किन्तु कोई वाक्य व्यर्थ नहीं । प्रत्येक शब्द की अपनी सार्थकता 
है। विचार-भार के कारण किचित दुरूहता चाहे हो, वाक्य-विन्यास 
या दब्द-योजना में कहीं उलभझन-अस्पष्टता नहीं और न भाषा प्रवाह 
कुण्ठित है । तत्सम-प्रधान शास्त्रीय शब्दावली भी है, पर भाषा का 
व्यावहारिक चलतापन बना हुआ है। ऐसी गम्भीरता में व्यंग्य का 
निर्वाह भी हो गया है। अन्तिम वाक्य---केवल देखने*****“होता है--- 
निणुंय के रूप में व्यज्ञक है। यह वाक्य तब पूरा हो यदि अन्त में 
काव्य का रस नहीं जोड़ दिया जाय । 'मुनादी',, 'तमाशबीन', तमाशा 
दिखाने वाले', भिड़ गया' शब्दों से व्यंग्य का स्वरूप खड़ा होता है 
बोध पक्ष', रूप-व्यापार योजना, अन्तः साक्षात्कार, भाव पक्ष शब्द 
साभिप्राय हैं। दो शब्दों के भीतर “या भी व्यर्थ नहीं। सुन्दर 
अडकीली' तथा विलक्षण, ये तीन शब्द उस हलके आनन्द को 
व्यक्त करते हैं जो रमणीयता के गम्भीर आनन्द से भिन्‍न है । वस्तुतः 
इन तीन हदाब्दों का सम्बन्ध 'कल्पना' से है और “रमणीयता' का 'रस' से- 
रसपूर्ण स्थल में पाठक या श्रोता' की रमण वृत्ति से स्वमत-प्रतिपादन 
के तकं-निर्वाह में शुक्ल जी की अध्यापक की स्पष्टता तथा गम्भीर उच्च 
झालोचक की हढ़ता देखी जा सकती है । इसी से इनकी शैली सशक्त एवं 
प्रभावी बन जाती है। कदाचित इसी गुण को लक्षित कर हजारीप्रसाद 
द्विवेदी लिखते हैं: “वे (शुक्क जी) मानो तनकर कहते हैं कि मैं ऐसा मानता 
हूँ तुम ऐसा मानते हो या नहीं, इसकी मुझकें परवाह नहीं । सुनिश्चित 
मत पर वे चट्टान की तरह दृढ़ थे,'****'। उनके सभी निबन्धों में उनकी 
यह हृढ़ता स्पष्ट हुई है!” यह ध्यान रहे कि यह हढ़ता किसी अ्रंघ- 
विश्वासी या हठी का दुराग्रह नहीं; एक सुचितक की अनुभूत आस्था है, 
जो भारतीय तथा पाश्चात्य मतों को आत्मसात करके व्यक्त हुई है । 


. +ओआलोचक रामचन्द्र शुक्ल पु० २५... आलोचक रामचन्द्र शुक्ल पूृ० २५ 





२७६] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


शक्ल जी की शैली की विषयानुकूलता का प्रमाण इसीसे मिलता है 
कि उनके काव्य-शास्त्रीय निबन्धो तथा भाव या मनोविकार विषयक 
निबन्धो में विवेचन के अनुरूप शैली-भेद श्रा गया है। लज्जा शौर 
गलानि' तया 'साधारणीकरण तथा व्यक्ति-वैचित्र्यववाद! शीर्षक निबन्धों 
की दौली के तुलनात्मक अध्ययन से यह बात स्पष्ठ हो जाती है । 

अब हम शुक्ल जी की समास शैली का विश्लेषण करेगे । शुक्ल जी 
अपने विचार-सघन प्रघटको के लिए इस समास शैली की ओर सकेत 
करते है, यह हम उनके दृष्टिकोण के स्पष्टीकरण मे लिख चुके है ॥ 
उनकी विवेचनात्मक शैली के साथ ये समासपुर्णो शैली बहुत सहायक 
हुई है । शुक्ल जी प्राय प्रघठको के प्रारम्भ मे सूत्ररूप मे, भाषा-सकोच 
के साथ बात कहते हैं और फिर उसकी व्याख्या करते हैं या क्रम- 
विपयेय कर पहले व्याख्या करते हुए अन्त में निष्कषं-सूत्र देते हैं। कसी 
हुईं विचार-श्र खला का भार उनके घनीभूत ध्वनिपूर्ण तथा सार-गर्भित 
सूत्र वाक्‍्यो, प्रल्पतम' शब्दों में अधिकतम अभिव्यक्ति करने वाली 
ध्यु खलाबद्ध वाक्‍्य-पद्धति--उनकी समास शैली--को उठाना पडता है । 
शुक्ल जी की भाषा या उनकी समास होली से सहायक समस्त शब्द 
भी हैं पर इस दृष्टि से हमने उनकी शेली को समास-प्रधान नही कहा । 
ये समस्त शब्द तो भाषा की आकारगत विशेषता मात्र हैं। समास-शैली 
से हमारा अभिप्राय शैली की उस अ्र्थंगत विशेषता को व्यक्त करना है 
जिसकें भ्रनुसार घनीभूत प्रघटको के लिए एक-एक वाक्य सम्बद्ध विचार- 
खण्ड का अनिवायें श्रम बन कर आता है। उनकी विवेचनात्मक शैली 
की व्याख्या मे हम जिस प्रधटक को उद्धृत कर आए हैं उसमे भी यहीं 
विश्वेषता देखी, जा सकती है । श्यामसुन्दर दास की व्यास शैली से तुलना 
करने पर शुक्ल जी की समास शैली के गुण उभर कर सामने आ सकते 
हैं। शुक्ल जी अपने सृत्रो की व्याख्या मे जिस व्यास शैली से काम लेते' 
हैं वहाँ भी श्यामसुन्दर दास की एक ही बात को अनेक प्रकार से समझा 


कर कहने की प्रवृत्ति नही है । 


शुक्ल जी की गद्य-शैली [२७७ 


सुगठित सारपूर्णां सूत्रो या ध्वनि पूर्ण वाक्यों के श्राधार पर शुक्ल जी 
की गद्य-दैली की अन्य विशेषताओं का स्पष्टीकरण भी सम्भव है । एक- 
एक वाक्य समासात्मक होते हुए भी, दैलीगत प्रसाधनों के विभिन्‍न उप- 
करण लिए हुए है। इनकी व्याख्या के लिए निम्नस्थ पक्तियाँ 
घ्यातव्य हैं--- 

१ पैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है।। (१३८) यहाँ देनिक 
जीवन के शब्दो--मनोवैज्ञानिक नही--को लेकर बेर-क्रोध के अन्तर का 
साकेतिक स्पष्टीकरण हुआ है । 

२ "भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है! (१५)--अत्यन्त अर्थ 
गभित पक्ति है। 

३ दि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण (१८) यहाँ 'स्वप्न' और 
जागरण" प्रतीको से तुलनात्मक प्रथे-व्यजना है । क्योकि प्रिय का चितन' 
आँखे मूंदे हुए, ससार को भुला कर करते हैं, पर श्रद्धय का चितन आँखे 
खोले हुए, ससार का कुछ अश सामने रखकर करते हैं । 

४ ईर्ष्या श्रत्यत लज्जावती वृत्ति है। वह अपने धारणकर्त्ता स्वामी 
के सामने मूंह खोलकर नही आरती । (१२२-२३)--यहाँ अमत्तें का 
माचवीकरण करने तथा प्राचीन भारतीय नारी की लज्जा के साथ 
अ्रदुभुत समानता से शुक्ल जी की सृत्तिविधायिनी शैली का सौष्ठव 
झ्रास्वादनीय हो उठा है । 

५ ज्ञान ब्रह्म है तो हृदय ईश्वर । (२५५) 

उपयुक्त सभी वाक्यों की ध्वनि बहुत दूर तक जाती है । निम्नस्थ 
वाक्यों मे भी शुक्ल जी के प्रोढ़ चितन तथा अ्नुभूतिशील भावुकता का 
झ्पूर्व सयोग हुआ हैं। ये मानो उनकी शैली की विषयगत विशेषता को 
व्यक्त कर उसे मृल्यवान बना देते हैं । यथा--- 


१ “मनुष्य अपने पीछे होने वाले मनुष्यो को अपने लिए रुलाना 
चाहता है ।” (२६२)--यह रामगपूर्ण उक्त है। 


२७८] परिघित प्रश्न, नई समीक्षा 


२ “हृदय के लिए अतीत एक मुक्तिलोक है जहाँ वह प्रनेक प्रकार 
के बन्धनों से छूटा रहता है भौर अपने शुद्ध रूप मे विचरता हैं । (२५६) 

३ “शब्द-काव्य की सिद्धि के लिए वस्तु-काव्य का अध्ययन परम 
आवश्यक है ।” (२५३) इस वाक्य में साहित्य-सिद्धान्त सम्बन्धी 
लोकोक्ति का रूप लेने की क्षमता है । 


४ “जो अनन्य भाव से अर्थ-साधना मे ही लीन रहेगा, वह हृदय 
खो देगा, जो आँख मूंद कर कामचर्य्या मे ही लिप्त रहेगा वह किसी 
अर्थ का न रहेगा ।” (२६४) 

५ “कर्ता से बढकर कर्म का स्मारक दूसरा नही ।” (१८) 

६» “अन्य का त्याग प्रनन्य और सच्चे लोभ की पहचान है ।/ (७५) 

७ “दसरो का भय हमे भगा सकता है, हमारी बुराइयो को 
नही ।” (४६) 

(६) और (७) आकषक दैलीगत प्रयोग हैं । 

८ “बीती बिसारने का अ्रभिप्राय है जीवन की अ्रखडता और 
व्यापकता की श्रनुभूति का विसर्जन, सहृदयता और भावुकता का भ ग- 
केवल अर्थ की निष्ठुर क्रीडा ।” (२६० ) इस वाक्य में सिद्धान्त, भाव 
और व्यवहार का क्रमश एक-दूसरे को स्पष्ट-पुष्ट करता तथा नूतन ज्ञान 
स्तरो को खोलता हुआ कथन है । यहाँ शुक्ल जी की अतीत से वर्तमान 
तथा शाइवत से सामयिक तक पहुँचाने वाली गहन दृष्टि, अ्रतीत प्रेम की 
भावुकता तथा गुम्फित,प्रभावी और प्रवाहपूर्ण शैली का सुसयोग हुआ है । 

£. “ 'हमी हम” वाले तुम भी” नहीं सह सकते, तुम्ही तुम” की क्या 
बात है।” (३५)--यह सरल वक़्ता का उदाहरण है। यही बात 
दसवें उदाहरण में है । 

१० “ #म बुरे हैं! दूसरों के कान से पडते ही इसका श्र्थ उलठ 
जाता है ।” (५६) 

उपयु कत सारगर्भित वाक्य तो सुगठित हैं ही शुक्ल जी के सामान्य 
वाक्य भी सुगठित होते हैं। फिर भी परिभाषाशो में सुगठन, अनुक्रम, 


शुक्ल जी की गद्य-शैली [२७६ 


एक-एक शब्द की अभिप्राय-पूरंता का विचार विशेष वांछनीय है । यथा 
श्रद्धा की परिभाषा द्रष्टव्य है--“किसी मनुष्य में जन-साधारण से विशेष 
गुण वा शक्ति का विकास देख उसके सम्बन्ध में जो एक स्थायी आनन्द 
पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं ।” (१७) 
यहाँ विशेष, गुण वा शक्ति, स्थायी आदि शब्दों का अपना-अपना 
महत्त्व है, एक शब्द को निकाल देने से परिभाषा अपूर्ण हो जाए । 


तुलनात्मक होली 

विविध भाव-मनोविकारों में श्रन्तर भी सुगठित-संक्षिस शैली में 
स्पष्ट किया गया है । स्पष्टीकरण के लिए उन्होंने ऐसी तुलनात्मक शली 
से बहुत काम लिया है। ये उद्धरण दर्शनीय हैं-- 

१. “लोभ सामान्योन्मुख होता है, प्रेम विशेषोन्मुख ।” (६६) 

२. “श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत । प्रेम में 
घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार ।” (१८) 

३. “ईर्ष्या व्यक्तिगत होती है और स्पर्द्धा वस्तुगत ।” (१०८) 

४. “घृणा निवृत्ति का मार्ग दिखाती है और क्रोध प्रवृत्ति का । (६६) 

५. “बवैर का आधार व्यक्तिगत होता है,घृणा का सार्वजनिक ।” (६६) 

ये सूत्र भी या निष्कर्ष रूप में आते हैं या इन्हीं का स्पष्टीकरण और 

तुलना का विस्तार बाद में होता है । 


भावात्मक शली 


भाव या मनोविकारों पर शुक्ल जी लिखते ही नहीं, इनका 
उपयोग भी करते हैं। वे साहित्य में ही रस-सिद्धांत के पोषक नहीं स्वयं 
भी सहृदय हैं। उनका हृदय कवि है जो मामिक स्थलों:में रम कर मस्तिष्क 
की बुद्धियात्रा का श्रम-परिहार करता रहता है। निबन्धों की विचारा- 
त्मक गम्भी रता में रमणीय स्थल पाकर शुक्ल जी की वृत्तियाँ भावोन्मुख 
हो जाती हैं और उनकी उमड़ती भाव-धारा के साथ शैली में भी कवित्व 
और विशेष प्रवाह श्रा जाता है। उनके निम्न उद्धरण की काव्यमय 


“२०० | परिचित प्रदइन, नई समीक्षा 


;स्निग्घता आस्वादनीय है-- हम पेड़ पौदों ओर पशु-पक्षियों से सम्बन्ध 
' तोड़कर बड़े-बड़े नगरों में भा बसे; पर उनके बिना रहा नहीं जाता।'*'* 
कबूतर हमारे घर के छज्जों के नीचे सुख से सोते हैं, गोरे हमारे घर 
के भीतर आ बंठते हैं; बिल्ली अपना हिस्सा या तो म्याँव-म्याँव कर 
“के माँगती है या चोरी से ले जाती है; कुत्ते घर की रखवाली करते हैं; 
और वासुदेव जी कभी-कभी दीवार फोड़ कर निकल पड़ते हैं। बरसात 
के दिनों में जब सुर्खी-चुने की कड़ाई की परवाह न कर हरी हरी घास 
पुरानी छत पर निकलने लगती है, तब हमें उसके प्रेम का अनुभव होता है । 
वह मानों हमें ढूँढती हुई श्राती है और कहती है कि “तुम हम से क्‍यों दूर 
दूर भागे फिरते हो ?” (१५१) हरी-हरी घास मानों ग्रामीण तायिका 
और नागरिक मानों वह नायक है जो अपनी प्रेमिका की गाँव में उपेक्षा 
करके नगर में आ गया है । बरसते सावन के मदन' सरसावन मौसम में 
वह अपने मनभावन की प्रेमाकुलता में, पाउडर-लिपिस्टिक लगाने की 
गरवाह किए बिना नगर में उसे ढूँढती हुई आती है और कहती है कि 
“तुम हम से क्‍यों दूर दूर भागे फिरते हो ?“--शुक्ल जी के कवि-हृदय 
ने अन्य पक्षियों को भी गिना मात्र नहीं दिया, उनकी क्रियाओं द्वारा 
मानव के प्रकृति या पशु-पक्षियों के साथ चिर सम्बन्ध की सरस व्यंजना 
की है । ऐसे सरस प्रसंग में चूहे के स्थान पर 'वासुदेवजी” लिखकर शुक्ल 
जी ने सुरुचि का परिचय दिया है, नहीं तो वीभत्सता झा जाती । 
झुक्ल जी की भावात्मक तरलता १४६, १४६, ७६-७७ आदि पृष्ठों 
प्र देखी जा सकती है। ऐसे प्रसंग प्रायः शुक्ल जी के अ्रसीम प्रकृति- 
प्रेम से सम्बन्धित हैं । प्रकृति का स्मरण होते ही शुक्ल जी की भावुकता 
अनायास फूट पड़ती हैं । द 
... व्याख्यानात्मक शेली 

अब एक उद्धरण लीजिए जिसमें व्याख्यानांत्मक शैली के आभास के 
साथ भावात्मक तरलता है--“यदि देश-प्रेम के लिए हृदय में जगह 
करनी है तो देश के स्वरूप से परिचित और अभ्यस्त हो जाओ । बाहर 


- शुक्ल- जी की गद्य-दौली [२५१ 


निकलो तो अाँखें खोल कर देखो कि खेत कैसे लहलदहा रहे हैं, नाले 
भाड़ियों के बीच से कैसे बह रहे हैं, टेस के फूलों से वनस्थली कसी लाल 
हो रही है, चौपायों के रूंड चरते हैं, चरवाहे तान लड़ा रहे हैं, अमरा- 
इयों के बीच में गाँव राँक रहे हैं, उनमें घुसो, देखो तो क्या हो रहा है 
जो मिलें उनसे दो-दो बातें करो; उनके साथ किसी पेड़ की छाया के 
नीचे घड़ी-आध-घड़ी बैठ जाओ और समझो कि ये सब हमारे हैं ।/(७८) 
आलंकारिक शली 

शुक्लजी ने लक्षणा, व्यंजना आदि शक्तियों से काम लेकर अपनी. 
शैली को सांकेतिक तो बनाया ही है, सामान्य प्रचलित अलंकारों के 
प्रयोग तथा काव्य की बिम्ब. ग्रहण पद्धति के अनुकूल मूति विधायिनी 
प्रतिभा का परिचय भी दिया है। ये मूर्तता दो तरीकों से लाई गई है-- 
(१) मानव-व्यापारों के द्योतक क्रिया-शब्दों के प्रयोग से व्यंजित करके 
तथा (२) संरिलिष्ट चित्रण के द्वारा । 

उपयुक्त उद्धरण में लिखा है कि--“अमराइयों के बीच गाँव भाँक 
रहे हैं “यहाँ 'फाँकना' क्रिया मानवीय क्रिया-व्यापार सूचक है जिससे 
मृतंता आ गई है। उसी प्रकार निम्न श्रवतरण में 'फुरतीला', कूदता है 
“उत्तेजित करता है”, 'वाहवाही को नहीं बाँटता' आदि क्रिया-शब्दों से 
क्रोध का मानवीकृत रूप उपस्थित हो गया है--'क्रोध सब मनोविकारों 
से फुरतीला है, इसी से अवसर पड़ने पर यह और दूसरे मनोविकारों का 
भी साथ देकर उनकी त्रुटि का साधक होता है। कभी वह दया के साथ 
कूदता है, कभी घुणा के । एक क्रूर कुमार्गी किसी अनाथ अबला पर 
अत्याचार कर रहा है।........- ऐसी अवस्था में क्रोध ही उस अत्या- 
चारी के दमन के लिए उत्तेजित करता है जिसके बिना हमारी दया ही 
ज्ययं जाती । क्रोध अपनी इस सहायता के बदले में दया की वाहवाही 
को नहीं बाँटता ।” (१३५ । 

संरलिष्ट चित्रण वहाँ होता है 'जहाँ कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण 
द्वारा वस्तुओं के अंग्र-प्रत्यंग, रंग, आकृति तथा उनके आसपास की 


२१5८२] परिचित प्रश्न, नईं समीक्षा 


परिस्थिति का परस्पर मिला जुला (संइलिष्ट) बिम्बग्रहण कराता है । 
शुक्ल जी बुढ़िया की भोंपड़ी का इस प्रकार चित्रांकन करते हैं--“मिट्टी 
की दीवार पर फूस का छप्पर पड़ा था; नींव के किनारे चढ़ी हुई मिद्ठी 
पर सत्यानासी के नीलाभ हरित कँटीले, कटवारदार पौधे खड़े थे जिन 
के फूलों के गोल सम्पुटों के बीच लाल-लाल बिंदिया भलकती 
थी ।” (१५०) 

शुक्‍्लजी समस्त शब्दावली से भी चित्र अंकित कर देते हैं, जेसे 
'सिन्दूराभ सान्ध्य दिगश्बल के हिरप्य-मेसला-मण्डित घन खण्ड ।! (१६५- 
६६) शुक्ल जी ने शअर्थालंकारों में बहुप्रचलित उपमा, रूपक, उद्प्रेक्षा 
आदि तथा शब्दालंकारों में भनुप्रास आदि से भी चित्रमयता में सहायता 
ली है, जेसे काली चट्टानों पर चाँदी की तरह ढलते हुए भरनों ।” (१४६) 
मुक्ताभास हिमबिंदु (१४६), आदि में उपमा है। निम्न उद्धरण में रूपक 
ने रूप की व्यंजना की है---जिसे शक्ति-सौन्दय की यह भकलक मिल गई, 
उसके हृदय में सच्चे वीर होने की अभिलाषा जीवन भर के लिए जग 
गई, जिसने शील-सौन्दर्य की यह भाँकी पाई उसके आचरण पर इसके 
भधुर प्रतिबिम्ब की छाप बैठी | (२०२) वाक्य के पूर्वाश में दीपक के . 
रूपक का आभास है जिसने दूसरे अंश को भी पुष्ट किया है । लौ से लो 
जगती है वसे ही उन्नत व्यक्तियों की भाँकी से दूसरे व्यक्तियों का विकास 
होता है | इस दूसरे उद्धरण में रूपक अधिक स्पष्ट है--'शिशिर के 
आतंक से सिमटी और कोंके केलती वनस्थली की खिन्‍नता और हीनता 
के बीच से ही क्रमश: आनन्द की अरुण आभा ध्घली-घुँधली फूटती 
हुई अन्त में वसन्‍्त की पूर्ण प्रफुल्लता और प्रच्चुरता के रूप में फल जाती 
है; इसी प्रकार लोक की पीड़ा, बाधा, अन्याय, अ्रत्याचार के बीच दबी 
हुई आनन्द-ज्योति भीषण शक्ति में परिणत होकर अपना मार्ग निकालती 
है और फिर लोक-मंगल और लोक-रंजन के रूप में अपना प्रकाश करती 
है ।” (२१४) 


सामान्य रूप से भी रूपकात्मक कथन अनेक स्थलों पर मिलते हैं ॥ 


शुक्ल जी की गद्य-शली [२५३ 


जैसे--- तुलसी के हृदय से इन दोनों अनुभवों के ऐसे निर्मल शब्द-स्रोत 
निकलते हैं, जिनमें श्रवगाहन करने से मन की मेल कटती है...।” (२००) 
शुक्ल जी ने अनुप्रास से ध्वतनि-चित्र अ्रंकित किए हैं। यथा--“... 
वात-विलोड़ित जल-प्रसार में क्षोम और आकुलता का,...ताप से तिल- 
मिलाती घरा पर घुल भोंकते हुए श्रंघड़ के प्रचंड भोंकों में उग्रता और 
उच्छुद्डलता का, बिजली की केंपाने वाली कड़क और ज्वालामुखी के 
ज्वलंत स्फोट में भीषणता का झ्राभास मिलता है ।” (१५४-५५) 
चित्रमयता के अतिरिक्त भी शुक्ल जी की भाषा अतायास अनुप्रास- 
मयी हो गई हैं। इससे भाषा का सौन्दर्य बढ़ गया है। कहीं-कहीं प्रयास 
करके भो अभीष्ट-सिद्धि की है। यथा-*-'सब की टकटकी ठके की ओर 
लग गईं (७३) लिखकर अपनी परिहास प्रियता का परिचय दिया है। 
दो-तीन स्थलों पर यमक के कारण अनायास चमत्कार आगया है-- 

१. पर श्रथियों के निकट उनकी बहुत सी क्रियोओं का कोई श्र्थ 
नहीं होता ।” (१५६) 

२. “भक्त वे ही कहला सकते हैं जो अपने जीवन का बहुत श्रंश 
स्वार्थ ...स विभक्त करके किसी के आश्रय से किसी ओर लगा सकते 
हैं।” (३२) 

निम्नस्थ तीसरे उद्धरण में पूर्ण तथा दोहरे यमक ने जो चमक पैदा 
की है, वह देखते ही बनती है--- ु 

३. एक प्रकार के कविराज तो रईसों के मूह में मकरध्वज-रस 
फोंकते थे दूसरे प्रकार के कविराज कान में मकरध्वज रस की पिचकारी 
देते थे ।” (१६४) 


तुक-प्रयोग 
कहीं-कहीं तुक के रूप में अन्त्यानुप्रास के प्रयोग से भाषा का सौंदर्य 


और प्रभाव बढ़ गया है। इस तुक-प्रयोग के दो रूप मिलते हैं--कहीं 
वाक्यान्तर्गत एक ही तुक के दो (या श्रधिक) शब्द तथा कहीं एक ही तुक के 


श८४] परिचित प्रदत्त, नई समीक्षा 


वबाक्‍्यों की प्रवृत्ति मिलती है । यथा पहले प्रकार के उदाहरण देखिए-- 
१. उनसे कोसों दूर बैठे-बैठे, पड़े-पड़े, वा खड़े-खड़े, तुम विलायती 
बोली में अर्थशास्त्र की दुह्मई दिया करो, पर प्रेम का नाम उसके साथ 
ने घसीटो । (७६-७७ ) 
गहरे-गहरे साथी बहरे हो जायें ।' (६६) 
३. “'*मंकार मिश्रित सीत्कार का बंधा तार सनकर । (२४४) 
४. मत प्रवर्तेक अपने द्वेष और संकुचित विचारों के प्रचार के 
लिए भी जनता को कँपाते और लपकाते आये हैं ।' (४) 
५. अन्य का त्याग अनन्य और सच्चे लीभ की पहचान है ।((७५) 
अब तुकदार वाक्यों को लीजिए-८& 
थके माँदे भाई के फटे-पुराने कपड़ों और घृल भरे पैरों पर 
रीभकर, यां कम से कम न खीभकर'** (७७) 
२. इधर हम हाथ जोड़ेंगे, उधर वे हाथ छोड़ेंगे ।+--यहाँ विशे- 
षता यह है कि दो तुकदार मुहावरों का प्रयोग है । 
.. ३. इस जगत्‌ में न तो सदा और सबंत्र लहलाता वसन्‍्त-विकास 
रहता है, न सुख-समृद्धि-पुर्णा हास-विलास ।” (२१३) 
'विनोद-व्यंग्य-पूर्ण ली 
जैसे शुक्ल जी का हृदय अनुकूल प्रसंग में भावोन्मुख होता है उसी 
ब्रकार अननुकूल लोक-घातक या पाखंड-पोषक प्रसंग में रोषोन्मुख भी 
हो जाता है। ऐसे स्थलों पर शैली ब्यंग्यात्मक हो जाती है | शुक्ल जी 
ने अनेक व्यंग्यात्मक विधियों से काम लिया. है। कहीं वे एक ही शब्द से 
काम चलाते हैं; जैसे-ब्राह्मण देवता (१३५), दुकानदार जी (२८) 


कवि जी, कविराज (१६४), तमाशा (१७३, २२६), चौबे जी (७०) 
आदि । कहीं वाक्य या वाकयों से वार करते हैं-- 


हितोपदेश के गदहे ने तो बाघ की खाल ही झोढ़ी थी, पर ये 
लोग बाघ की बोली भी बोल लेते हैं । (२८) 


शुक्ल जो की गद्य-शैली [२८४ 


२... 'मोटे आदंमियों ! तुम जरा-सा-दुबले हो जाते--अपने अन्देशे 
से ही सही--तो न जाने कितनी ठठरियों पर माँस चढ़ जाता ।' (७७) 
. >यहाँ अपने'*'सही' में तो शक्ल जी ने कमाल ही कर दिया है। 
इसकी ध्वनि बहुत दूर तक जाती है । | 

लोभियो : तुम्हारा अक्रोध, तुम्हारा इन्द्रिय-निग्नह, तुम्हारी 

मानापमान-समता, तुम्हारा तप अनुकरणीय है; तुम्हारी निष्ठुरता, 
तुम्हारी निर्लज्जता, तुम्हारा अविवेक, तुम्हारा अन्याय विगहँणीय है । 
तुम घन्य हो ! तुम्हें धिक्कार है !!” यहाँ फकफोर देने वाले विरोध का 
ऋटका है। यह लिखना तो ऐसे है जैसे कोई पुचकार-पुचकार कर 
थप्पड़ रसीद कर दे या कोई कहें-- आपके इन गुणों को देखकर मैं शभ्वद्धा 
से नत हो जाता हूँ ! आँखों में खून उतर आता है !!! 

४. “ईर्ष्या निस्‍्वार्थ होनी चाहिए! (१२१) 

उक्त सभी व्यंग्य-वचनों की शली में भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार का सौन्दर्य 
है । कहीं-कहीं यह व्यंग्य बड़ी खरी-तीखी शैली में मार करता है। 
लोभियों के लिए लिखते है---“न उन्हें मक्‍्खी चूसने में घृणा होती है 
और न रक्त चूसने में दया ।” (८५५) 

अनेक स्थलों पर व्यंग्य-विनोद मिलकर आते हैं तो रौनक बढ़ जाती 
है । ऐसी मीठी चुटकियों के नमूने भी आस्वादनीय हैँँ--- द 

थोड़े दिन हुए, किसी लेखक ने कहीं पढ़ा कि प्रतिभाशाली 

लोग कुछ उमग्रता और पागलपन लिये होते हैं। तब से वे बराबर अपने में 
इन दोनों शुभ लक्षणों की स्थापना के यत्न में लगे रहते हैं । सुनते हैं 
कि पहले में वे कुछ कृतकार्य भी हुए हैं; पर पागलपन की नकल करना 
कुछ हँसी-खेल नहीं, भूल-चुक से कुछ समभदारी की बातें मह से निकल 
ही जाती हैं ।' (२८) 

२. सामान्य से सामान्य व्यवहार में भी संकोच देखा जाता है॥ 
लोग अपना रुपया माँगने में संकोच करते हैं, साफ-साफ बात कहने में 
संकोच करते हैं, उठनें-बेठने में संकोच करते हैं, लेटने में संकोच करते हैं, 


२०८६ | परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


खाने-पीने में संकोच करते हैं; यहाँ तक कि एक सभा के सहायक मन्‍्त्री 
हैं जो कार्य विवरण पढ़ने में संकोच करते हैं। सारांश यह कि एक बेव- 
कूफी करने में लोग संकोच नहीं करते और सब बातों में करते हैं ।(६५) 

३. संगीत के पेच-पाँच देखकर भी हठयोग याद आता है। जिस 
समय कोई पक्का गाना गाने के लिए झाठ अंगुल मूह फैलाता है और 
आओ झा करके विकल होता है उस समय बड़े-बड़े धीरों का घैये छूठ 
जाता है--दिन-दिव भर चुप-चाप बैठे रहने वाले बड़े-बड़े आलसियों का 
आसन डिग जाता है । जो संगीत नाद की मधुर गति द्वारा मन में 
साधुर्य का संचार करने के लिए था वह इन पक्के लोगों के हाथ में पड़- 
क्र केवल स्व॒रग्राम की लम्बी-चौड़ी कवायद हो गया । (२४-२५) 

व्यंग-विनोद की मिलावट के बाद अब खालिस हास्य का स्वाद 
लीजिए--- 

“मान लीजिए एक ओर से हमारे गुरूजी शौर दूसरी ओर से एक 
दण्डधारी दुष्ट; दोनों आते दिखाई पड़े । ऐसी अवस्था में पहले हमें उस 
दुष्ट का सत्कार करके तब गुरूजी को दण्डवत करना चाहिए । पहले उस 
दुष्ट द्वारा होने वाले अनिष्ट का निवारण कत्तंव्य है, फिर उस आ्ानंद 
का अनुभव जो गुरूजी के चरण स्पर्श से होगा । यदि हम पहले गुरूजी 
को साष्टांग दंडवत्‌ करने लगेंगे तो बहुत सम्भव है कि कि वह दुष्ट 
हमारे अंगों को फिर उठने लायक ही न रखे ।” 

यह ध्यान रहे कि यह हास्य विषयगत नहीं, शैलीगत है। कोई 
चाहता तो यही बात कृत्रिम गम्भीरता से भी कह सकता था । 

शुक्ल जी का हास्य प्रायः 'स्मित हास्य” तक ही सीमित रहता है-- 
यह मृदु मुस्कान मेह खिलाती है, खोलंती नहीं कि दाँत दिखाई देने लगें। 
उपर्युक्त अनेक उद्धरणों में शुक्कजी के व्यंग्य का स्वरूप भी स्पष्ट हो गया 
होगा । यह व्यंग्य शिष्ट-शालीन है और सुधार-परिष्कार का साधक । 
यह शुक्ष जी के निरछल-निर्भीक तथा विचारशील व्यक्तित्व का कुत्सित 
पाखंडों पर संतुलित प्रहार है, किसी दिलजले-की द्वेषाक्त गाली नहीं। 


शुक्ल जी की गद्य-शली [२८७ 


यह उनकी सामाजिक चेतना का प्रमाण है, किन्‍्हीं वैयक्तिक कुण्ठाओं 
का कपरिणाम नहीं । उनका व्यंग्य व्यक्तिमूलक नहीं, समाजमूलक है । 
यदि किसी 'लखनवी बाबू या सभा के सहायक मन्‍्त्री या प्रतिभा- 
शालियों की नकल करने वाले साहित्यकार को व्यंग्य का लक्ष्य बनाया 
भी गया तो उसका ऐसा सामान्यीकरण हो गया है कि वह अन्य अनेक 
पर सटीक उतरता है-व्यष्टि में समष्टि का प्रतिनिधित्व करता है । 
ऐसी अवस्था में व्यंग्य का पात्र भी अन्य अनेक के समान उससे रचनात्मक 
प्रभाव ही ग्रहण करेगा । उनका शिकार चाहे तिलमिला जाए पर अपने 
को तोले बिना नहीं रह सकता । दूसरे वह शुक्ल जी को कुछ कह भी 
नहीं सकता क्योंकि यह प्रसंगानुकुल तथा सामाजिक-सामान्यीकृत धरातल 
पर आधारित होता है, दूषित मनस्तुष्टि का परिचायक नहीं । 

शुक्ल जी के गम्भीर विषयों को सहृदय-संवेद्य बनाने की कठिन-कठोर 
यात्रा में उनकी परिहास-प्रियता तथा व्यंग्य-विदग्धता की शैली कैसी 
मनमोहक सम्बल सिद्ध होती है, यह लिखने की आवश्यकता नहीं । 


शुक्ल जी ने समाज-प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग 
करके भाषा को व्यावहारिक तथा बोध ग्रम्य बनाने का प्रयास किया है । 
वेसे मुहावरों के प्रति कोई अतिरिक्त रुचि नहीं दिखाई या मुहावरों के 
लिए मुहावरों का प्रयोग उन्होंने नहीं किया । भाषा के सहज प्रवाह के 
साथ, उसको और तीब्र करते हुए ये लोकोक्ति-मुहावरे बहते चले आते हैं । 
अनेक स्थलों पर प्रवाह के लिए ये परिवर्तित रूप में प्रयुक्त हुए हैं। जैसे 
“बीती बिसारने वाले आगे की सुध' रखने का दावा किया करें। परि- ' 
णाम अशांति के अतिरिक्त कुछ नहीं होता” (२६०) या “जिस पर लोगों 
की अश्रद्धा होती है उसके लिए व्यवहार के सब सीधे और सुगम मार्गे 
बन्द हो जाते हैं --उसे या तो काँटों पर या ढाई कोस नौ दिन में चलना 
पड़ता है ।” (२७)--यहाँ लोकोक्तियाँ परिवर्तित रूप में आई हैं । 

शअ्रब हम मुहावरों के प्रयोग का एक ऐसा उद्धरण देते हैं जिसमें 
शुक्ल जी ने इनके प्रयोग से घृणा और पीड़ाजन्य क्रोध के स्वरूप में 


२८८ | परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


अन्तर व्यक्त करने के लिए श्रर्थपूर्ण वाक्य की सृष्टि की हैं, देखिए--- 
आँख मे किरकिरी पड़ना और बात है, सडी बिल्ली सामने आना भपौर 
बात | (६८) 

शुक्ल जी के निबन्धों मे 'लज्जा और ग्लानि” निबन्ध की शैली 
व्यावहारिक तथा भ्रसादात्मक है। इस निबन्ध की वक्ता भी सरल है। 
मुहावरो का प्रयोग इसमे सर्वाधिक हुआ है, गम्भीर विषयो को सरल 
व्यावहारिक किन्तु सार्थक-आकर्षक शैली में समझाने मे यह निबन्ध 
आदश है । इस शली के ये उद्धरण ध्यातव्य हैं-- 

(१) 'इस (लज्जा) मनोवेग के मारे लोग सिर ऊँचा नही करते, 
मूह नही दिखाते, सामने नहीं झ्राते, साफ साफ कहते नहीं, और भी न 
जाने क्या क्या नही करते । (५६) 

(२) जिसके साथ हमने कोई बुराई की होती है उसे देखते ही 
हमारी क्‍या दद्या होती है ! हमारी चेष्टाएँ मन्द पड जाती है, हमारे 
ऊपर घडो पानी पड जाता है, हम गड जाते हैं या चाहते हैं कि धरती 
फट जाती और उसमे हम समा जाते । साराश यह कि यदि हम कुछ 
देर के लिए मर नही जाते तो कम से कम अ्रपने जीने के प्रमाण अवश्य 
समेट लेते हैं।' (५६-५७) 

(३) यदि सबकी धडक एक बारगी खुल जाय तो एक ओर छोटे 
मूँह से बडी बडी बातें निकलने लगे, चार दिन के मेहमान तरह-तरह की 
फरमाइशें करने लगें, उंगली का सहारा पाने वाले बाँह पकडकर खीचने 
लगें, दूसरी ओर बडो का बहुत कुछ बडप्पन निकल जाय, गहरे-गहरे 
साथी बहरे हो जायें या सूखा जवाब देने लगे, जो हाथ सहारा देने के 
लिए बढते हैं वे ढकेलने के लिए बढने लगें--फिर तो भलमनसाहत का 
भार उठाने वाले इतने कम रह जायें कि वे उसे लेकर चल ही न सके । 
(६६) इस उद्धरण मे मानो मुहावरों की माला पिरो दी गई है। 
आनुप्रासिकता तथा तुक भी स्वाभाविक है। इस 'लज्जा और ग्लानि' 
निबन्ध मे--अन्य निबन्धों मे इससे कुछ कम--सुगमता-व्यावहा रिकता के 


शुक्ल जी की गद्य-झली [२८९ 


लिए साधारण बोलचाल के लघु कथनों को अपने वाक्‍्यों में स्थान दिया 
गया है। ये उद्धरण दर्शनीय हैं--- 

१. “जिन्हें यह कहने में संकोच नहीं कि “हम बड़े संकोची हैं 
उनमें संकोच कहाँ ? उन्हें यह कहते देर नहीं कि अमुक बड़ा निलेज्ज़ 
है, बड़ा दुष्ट है ।' (६६) 

२. “ कोई बुरा कहे चाहे भला' इसकी परवाह न करके जो काम 
किया करते हैं वे ही निर्लेज्ज कहलाते हैं ।” (५६) द 

३. अपमान से जो ग्लानि होती है, वह दो भावों के आधार पर-- 
“हम ऐसे तुच्छ हैं' और “हम ऐसे बुरे हैं. ।” (६३) 

कहने की झ्रावश्यकता नहीं कि स्पष्टीकरण की उपयु क्त शैली सरल 

भी है, आकर्षक भी; और कहीं-कहीं सरस भी । देखिए: 

. ४. ““बिचारा बहुत त्रच्छा था' प्रिय के मुँह से इस प्रकार के कुछ 
दब्दों की सम्भावना पर ही आशिक लोग अपने मर जाने को कल्पना 
बड़े आनन्द से किया करते हैं।” (६३) 


कहीं-कहीं प्रसिद्ध कवियों की काव्य-पंक्तियाँ भी इनकी भाषा को 
सजाती हैं तथा अ्रभिप्राय-प्रयोजन के स्पष्टीकरण में सहायक सिद्ध होती 
हैं। 'लज्जा और ग्लानि' में ग्लानि के स्पष्टीकरण के लिए शुक्ल जी 
लिखते हैं-- “चित्रकूट में भरत-राम के मिलाप के स्थान पर जब उनके 
आने का समाचार पहुँचा तब सुनत जनक आगमन हरखेउ भ्रवध समाज' 
पर गरइ गलानि कुटिल कैकेयी ।” (५८) ग्लानि का अपराधी आश्रय 
उतना ही अधिक अभिभूत होता है जितना आलम्बन उसके प्रति 
सद्भाव प्रदर्शित करता है--- वन से लौठने पर रामचन्द्र कँकेयी से मिले 
और “रामहि मिलत कंकेयी हृदय बहुत सकूचानि! पर जब लक्ष्मण 
'कैकेयी कहेँ पुनि-पुनि मिले! तब तो वह ल्ज्जा से धँंस गई होगी ।” (५८) 
यह उल्लेखनीय है कि इनसे भाषा-प्रवाह कृण्ठित नहीं हुआ । 

हिन्दी के अतिरिक्त संस्कृत की उक्तियाँ तथा सिद्धांतसूत्र भी उनकी 
भाषा का अंग बनकर झाते हैं। यथा-- 


२€० | परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


“हमारे यहाँ भगवान की म॒ति एक ओर तो वज्ञादपि कठोर और 
दूसरी ओर कुसुमादपि मृदु' रखी गई है ।” (२२६) 

“इसी से यत्राक्ृतिस्तत्र-गुणा वसन्ति” सामुद्रिक की यह उक्ति 
लोकोक्ति के रूप मे चल पडी है ।/ (२१८) 

“कही उसे जीवो जीवस्य जीवनम्‌” का सिद्धात चलता दिखाई 
पडता है, कही लाठी और भैस का ।/(३८) 

“भरत हरि ने स्वानुभृत्येकमानाय' कह कर नमस्कार किया है।/ (३६) 

विराम-चिह्न 

विराम-चिह्नो का ठीक प्रयोग भी सुव्यवस्थित शैली के लिए अनि- 
वाय है। शब्द ही नही, विराम-चिह्न भी बोलते है। शुक्लजी ने सभी 
प्रचलित विराम-चिह्नो का उचित प्रयोग किया है । सभी प्रकार के पूर्ण, 
अल्प, अरद्ध विराम-चिह्त तथा विस्मय-बोधक, प्रश्नार्थंक चिह्न भ्रादि तो 
'मिलते ही है कोष्ठक तथा निर्देशक चिह्नो की प्रवृत्ति भी विशेष रूप से 
दिखाई देती है । कोष्ठक तथा निर्देशक चिह्नो के बीच निक्षेप वाक्यखड 
का प्रयोग देखिए--- 

“ऐसे ओछे लोगो के साहस या उत्साह की भ्रपेक्षा उन लोगो का 
उत्साह या साहस भाव की दृष्टि से कही अधिक मल्यवान है जो किसी 
प्राचीन प्रथा की--चाहे वह वास्तव में हानिकारिणी ही हो--उपयो- 
प|ग्रिता का सच्चा विश्वास रखते हुए प्रथा तोडने वालो की निंदा, उपहास, 
अपमान सदा सहा करते हैं ।” (८)--यहाँ एक वाक्य मे दो-दो निर्देशक 
चिह्लो के मध्य दो बार वाक्यखड आए हैं। ये अर्थ की व्याप्ति या 
विषय के साथ छूटी-सी प्रतीत होने वाली सामग्री को पूुर्सा करने के लिए, 
वावय-प्रवाह को कुण्ठित किए बिना, आए हैं। ये छोटे हैं श्रतएव पाठक 
को अथे-बोघ मे कठिनाई नही होती, किन्तु कही-कही ये पर्याप्त लम्बे 
हो गए हैं और भ्र्थं-बोध मे विलम्ब के कारण भी । कही-कही ये निमश्षेप 
वाव्य, अभिप्राय-स्पष्टता के साथ, कथन को बल प्रदान के लिए भी आए 
हैं । जैसे---“राम मे सौन्दर्य, शक्ति भर शील तीनो की चरम अभिव्यक्ति 


शुक्ल जीं को गद्य-शैली [२६१ 


एक साथ समन्वित होकर मनुष्य के सम्पूर्ण हृदय को--उसंके किसी 
एक ही भ्रश को नहीं--आकर्षित कर लेती हैं ।” (२०१) 

अब हम कोष्ठक चिह्नो की अन्तर्गंति-योजना को प्रस्तुत करते हैं--- 
“जिस पर हम क्रोध करेगे वह (हमारे क्रोध के कारण) हम पर भी 
क्रोध करेगा ।(१०३) 

“चमत्कार से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है जिसके अ्रतगंत 
वर्णु-विन्यास की विशेषता (जैसे श्रनुप्रास मे), शब्दों की क्रीडा (जैसे 
इलेष, यमक आदि मे), वाक्य की ” (१६८) प्रश्नाथंक चिह्न 
का प्रयोग भी पर्याप्त तथा विशेष प्रयोजन से किया गया है। प्रश्नार्थक 
चिह्न का प्रयोग सामान्यत प्रदनोत्तर मे किया जाता है किन्तु शुक्ल जी 
ने अपने कथनो मे प्रइन की भ्रवतारणा से उन्हे बलशाली बनाने के लिए 
“ इसका सफल प्रयोग किया है। जैसे शुक्ल जी केशव की चमनन्‍्कारवादी 
उक्तियो को उद्धृत करके सीधे रूप मे श्रपने आलोचनात्मक मत को 
व्यक्त नही कर देते, वहाँ वह प्रश्नाथंक चिह्न का आश्रय लेकर पुदते 
हैं--- क्या कोई भावुक इन उक्तियों को शुद्ध काव्य कह सकता है ? क्‍या 
ये उसके मर्म का स्पर्श कर सकती हैं ? (१७०) यहाँ उत्तर देने की 
शुक्ल जी ने आवश्यकता नही समझी क्योकि प्रदन ही उत्तर भी दे रहे 
हैं। कुछ स्थलो पर शुक्ल जी अपनी बात को प्रश्न रूप मे उपस्थित कर 
स्वय ही उत्तर देते हैं। यहाँ भी उनका उद्देश्य स्वमत को बलशज्ाली 
रूप मे प्रस्तुत करना ही है, यथा वे लिखते हैं--“किसी महाक्रर पुलिस 
कर्मचारी को जाकर देखिए, जिसका हृदय पत्थर के सम्रान जड़ और 
कठोर हो गया है, जिसे दसरे के दुख और क्लेश की भावना स्वप्न में 
भी नही होती । ऐसो को सामने पाकर स्वभावत यह मन मे आता है 
कि क्‍या इनकी भी कोई दवा हैं ? इनकी दवा कविता है ।”(१६०) 

अभावपुरत वाक्य-रचना 

प्रश्नार्थंक चिह्न से या दशब्दो-वाक्यो को तुकदार बनाकर वाक्यों को 
बल प्रदान करने की व्याख्या तो हम कर चुके हैं, इनके भ्रतिरिक्त भी 


२६२ | परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


प्रभावात्मक वाक्य-गठन में कुछ साधनों का अवलम्बन किया गया है। 
प्राय वाक्य में सहायक क्रियाओ के अनुक्रम को बदल कर---वाक्यात की 
बजाय पहले या बीच मे रख कर या उनके लोप द्वारा--शुक्लजी प्रभावा- 
त्मक वाक्य-गठन में समथ हुए है। इससे वाक्यो का बल और चुस्ती बढ 
गई है । कुछ उदाहरणो से हमारी बात स्पष्ट हो जायगी । जैसे-- 

(१) मध्य तथा आरम्भ में सहायक क्रिया की योजना से--- 

“मेघदूत न कल्पना की क्रीडा है, न कला की विचित्रता। वह है 
प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की 
रूप-मसाधुरी पर सीधी-सादी प्रेम-हृष्टि ।” (१४६) 

“उसके भीतर भलकता है जीवन का नित्य और प्रकृत स्वरूप ।” 
(मध्य मे क्रिया ) 

“धर्म है ब्रह्म के सत्स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति।” (आरम्भ मे क्रिया) 

(२) एक लघु वाक्य मे क्रिया का अनुक़म बदल कर--- 

“दूसरी कोई पद्धति है ही नही ।” (२०३) 

(३) सयुक्त वाक्यात में सहायक क्रिया का लोप कर--- 

“बीती बिसारने वाले झ्ागे की सुध का दावा किया करे, परिणाम 
अद्याति के अतिरिक्त और कुछ नही ।” (२६०) (होता क्रिया का लोप) 

(४) सयुक्त वाक्य में सहायक क्रिया के लोप से--- 

“ज् भक्‍तो के राम और कृष्ण उपदेशक, न उनके अ्रनन्य भक्त तुलसी 
और सूर ।” (२०१) 

प्रभाव-पूर्णता के लिए शुक्ल जी शब्दो, तथा वाक्य-खडो की आवृत्ति 
से भी काम लेते हैं। जसे निम्न दी्घे वाक्य मे---'जो यह भी नही--- 
वाक्य-खड की आवृत्ति देखिए--“जो यह भी नही जानते कि कोयल 
किस चिडिया का ताम है, जो यह भी नही सुनते कि चातक कहाँ 
चिल्लाता है, जो आँख भर यह भी नही देखते कि आम प्रशयसौरभ-पूरां 
अन्‍्जरियो से लदे हुए हैं, जो यह भी नही झाँकता कि किसानो *” (७६) 


शुक्ल जी की गद्यनदौली [२६३ 


निम्न-वाक्य मे भी आवृत्ति स्पष्ट है -- 

“लोग अपना क्रोध स्वीकार करते हैं, भय स्वीकार करते हैं, घृणा 
स्वीकार करते हैं, पर ईर्ष्या का नाम कभी मुह पर नहीं लाते ।” (१२३) 

राम और कृष्ण का स्मरण कहाँ-कहाँ होता है, इसके लिए शुक्ल जी 
शब्दावृत्ति से उनका व्यापक प्रसार दिखाने मे समर्थ हुए हैं--/“विमाताओो 
की कुटिलता की, बडो के आदर की, दुष्टो के दमन की, जीवन के कष्ट 
की, घर की, वन की, सम्पद की, विपद की जहाँ चर्चा होती है, वहाँ 
इनका स्मरण किया जाता है ।” 

विभिन्न प्रकार के उद्धरणो से शुक्क जी का शेलीकार का स्वरूप 
स्पष्ट हो जाता है। एक शैलीकार प्रभावपूर्ण शैली के निर्माण में कितने 
विभिन्न साधनों से काम लेता है, यह शुक्ल जी की गद्य-दौली से स्पष्ट है । 

शब्द-संग्रह 

शब्द-सग्रह की दृष्टि से शुक्ल जी किसी खालिसपन' के फेर मे नही 
पड़े क्योंकि एकात विशुद्धता का आददों चलती व्यावहारिक भाषा के 
झनुपयुक्त है । शुक्ल जी का विचार था कि फारसी-अरबी के जो शब्द 
लोगो की ज़बान पर नाचते हो, उन्हे एक दम छोड देना भाषा की सचित' 
शक्ति को घटाना है | दूसरे, हंसी-मज़ाक के लिए वे इन शाब्दों को उप- 
योगी समभते थे । शब्द-चयन के प्रति यह उदार दृष्टिकोण सयत-सतुलित 
है । सस्कृत-दब्दो के रहने पर भी भाषा का सुबोध बना रहना, फारज्षी- 
अरबी के शब्द आने पर भी विदेशीपन न आना, हिन्दी की स्वतस्त्र सत्ता 
के लिए वे आवश्यक समभते थे ।* 

समग्रत शुक्ल जी की शैली तत्सम-बहुला है । सस्क्ृत्त के शुद्ध शब्द 
ही नही समास-गुम्फित पदावली का सौष्ठव भी अ्रनेक स्थलों पर मिलता 
है | शुक्ल जी का यह वर्णान अ्रवतरणीय है---“जो केवल प्रफुल्ल-प्रसुन- 

*शञक्ल जी के भाषा-सम्बन्धी दृष्टिकोण के लिए देखिए /चितामणि' 

का भारतेन्दु हरिश्चन्द्र निबन्ध। (पृ० ८६) 


२६४] परिचित प्रश्त, नई समीक्षा 


प्रसार के सौरभ-सचार, मकरद-लोलुप-मधुप-गृजार, को किल-कूजित-निक्ज 
धोर शीतल सुख-स्पशे-समीर इत्यादि की ही चर्चा किया करते हैं, वे 
विषयी या भोग-लिप्सु हैं । इसी प्रकार जो केवल मुक्ताभास हिम-बिन्दु- 
मण्डित, मरकताभ-शाहल-जाल, भअ्रत्यन्त विशाल गिरि-शिखर से गिरते 
हुए जलप्रपात के गम्भीर गतें से उठी हुई सीकर-नीहारिका के बीच 
विविध-वर्ण-स्फुरण की विशालता, भव्यता और विचित्रता में ही अपने 
हृदय के लिए कुछ पाते हैं, वे तमाशबीन हैं, सच्चे भावुक या सहृदय 
नही ।” (१४६) ये समस्त शब्दावली शुक्ल जी को प्रकृति का चित्र 
उतारने मे सहायक हुई है। समस्त दाब्दो मे भी ध्वनि-प्रनुकुलता तथा 
ऐसी अनुक्रमता है कि नाद-ककार की श्रवण-सुखदता झा गई है । उद्ध- 
रण के उत्तरादद में आकार का प्राधान्य है क्योकि विशालता-भव्यता का 
झ्राभास इसीसे मिल सकता था| श्रब एक और उद्धरण लीजिए जिसमे 
समस्त शब्दावद्धी से क्रियाओं का चित्र--ध्वनि-चित्र---श्रकित होता 
चला जाता है। यथा--परव॑त की ऊँची चोटियों मे विशालता और भव्यता 
का,वात-विलोडित जल प्रसार मे क्षोभ भर आकुलता का, विकीर-घन-खण्ड 
मण्डित, रश्मि-रक्षित साध्य-दिगद्बल मे चमत्कार पूर्ण सौन्दययं का, ताप 
से तिलमिलाती धरा पर घृल भोकते हुए अ्रधड के प्रचण्ड भोको से 
उग्रता और उच्छु खलता का, विजली की केपाने वाली कड़क श्नौर 
ज्वालामुखी के ज्वलन्त स्फोट मे भीषणता का आभास मिलता है । 
(१५४) इसी तरह जब वे किसी उत्साही अश्वारोही का वात करेंगे 
तो उनकी समस्त शब्दावली ही चढाई की अगम्यता का आभास दे 

--अनुसधान के लिए तुषार-मण्डित अश्रश्नभेदी अ्गम्य पर्वेतो की 
चढ़ाई । (७) इन उद्धरयों मे शुक्ल जी के पाण्डित्य का झ्राभास चाहे 
हो, वििषयानुकूलता की शोभन विशेषता से उनकी भाषा कही 
वचित नही । 


उल्लिखित भ्वतरणो के भ्रतिरिक्त समासात्मक शब्दों तथा वाक्य- 
खण्डो का प्रयोग भी हुआ हैं जो भ्त्पतम झब्दो मे अधिकतम अभिव्यक्ति 


, भुक्‍्ल जी की गद्य-रैली [२६५ 


की लक्ष्य-सिद्धि करते हुए, भाषा की शक्ति को बढाते हैं । ऐसी शब्दा- 
वली द्रष्टव्य है--अर्थत्याग (७), निन्‍दा-स्तुति (८5), कीति-लोभ, कर्म 
शुखला, बुद्धिसाहस (१०), श्रद्धाआजन (२०) अश्यास-म्पन्तता 
(२३), अज्ञात-कुल-शील (४५), अ्रनन्त-शक्ति-सौन्दर्य-समन्वित (२०२), 
मनुष्य-हृदय का सामजस्य-स्थापन (१६२), बुद्धि-व्यवसाय, विचार-प्रसूत 
(२३६), वस्तु-व्यापार-ब्धान (२४२) 

इन शब्दो के अतिरिक्त विषयानुकूल व्यावहारिकता के लिए उन्होंने 
तदभव तथा देशज शब्दो--विशेष रूप से 'भाव या मनोविकार' विषयक 
निबन्धों मे जहाँ देनिक जीवन के उदाहरण अधिक है--को भी खुलकर 
अपनाया है । जैसे धडक, ढब, चाँइ (२८) आदि देशज शब्द है। फिर भी 
तदभग्व शब्द ही श्रधिक हैं। इनके अतिरिक्त पदार्थ की यथार्थ या 
कल्पित ध्वनि को ध्यान मे रखकर बने अनुकरण-मलक शब्द भी पर्याप्त 
सख्या मे मिलते हैं। जैसे---चठ (१३४), घसीट (१५२), म्याँव-म्याँव 
(१५१), चिडचिडी (१५०), भलमलाते (१६६), खटका (६७) कडक 
(१५५), तिलमिलाती (१५४), लहलहाते (१४६) आदि । 

भाषा को व्यावहारिक बनाए रखने के लिए रोजमर्स के जिन 
(अरब्ी-फारसी ) शब्दों का प्रयोग किया है, वे हैं--- 

दीवार (२४०), बला (१११), हिसाब (१२), गिरफ्तार (१११), 
खिलाफ़ (२४१), सफर (७), तादाद (१०), साफ हवा (२४१), अलबत । 
अलबत' तो उनका बडा प्रिय दब्द रहा है। 

व्यावहारिकता के अतिरिक्त भ्ररबी-फारसी का प्रयोग भ्रावश्यकता- 
वद्य भी किया गया है। ऐसा उस समय होता है जब कोई उपयुक्त हिन्दी 
पर्याय नही मिलता । जैसे, कानूनन हासिल (३१), मातहत लोग (५४), 
शौक़ (२४६) आदि । 

कभी समझाने के लिए कठिन हिन्दी-शब्द के साथ उर्द-पर्याय भी 
रखते हैं । जेसे---शील झब्द से चित्त की कोमलता या मुरौवत ही का 
भाव समझा जाता है । (४७) 


२६६ ] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


. कभी बात को प्रभावपूरां बनाने के लिए हिन्दी के साथ अरबी- 
फ़ारसी' के मिलते-जुलते शब्द ले श्राते हैं। जैसे- 'कला' शब्द के प्रभाव 
से कविता का स्वरूप तो हुआ सजावट या तमाशा और उहू श्य' हुआ 
मनोरंजन या मन-बहलाव ।” (२४६) ' 


शक्ल जी ने व्यंग्ग-विनोद के लिए भी अ्रबी-फ़ारसी का प्रयोग 
ग्धिक किया है। जेसे--- 

१. 'ये बवाग्वीर आज-कल की बड़ी-बड़ी सभाओं के मनन्‍्चों पर से 
लेकर स्त्रियों के उठाए हुए पारिवारिक प्रपंचों तक में पाये जाते हैं और 
काफ़ी तादाद में ।” (१०) 


! २. “काव्य का हृदय पर उतना हो और वेसा ही प्रभाव स्वीकार 
किया गया जितना और जैसा किसी परदे के बेलबूटे, मकान की नक्काशी, 
सरकस के तमाशे तथा भाँड़ों की लफ्फ़ाज़ी, उछल-कूद या रोने-धोने का 
पड़ता है ।''*'** कहीं-कहीं तो वह (कविता) श्रमीरों के शौक की चीज़ 
जमभी जाने लगी ।” 


शुक्ल जी के भ्ररबी-फ़ारसी-प्रयोग में विशेषता है कि ये शब्द, हिन्दी 
में सज कर आते हैं--श्रजीब नहीं लगते । ये शब्द किसी अतिरिक्त 
आग्रह से प्रयोग किए नहीं दिखाई देते, इसलिए भाषा का प्रवाह बना 
रहता हैं-नहीं, बढ़ जाता है । ऐसा तब सम्भव होता है जब शुक्कजी _ 
एक बार अ्रबी-फ़ारसी का प्रयोग कर अ्रकस्मात हिन्दी पर नहीं झा 
जाते, बल्कि एक-दो ऐसे शब्दों के साथ उन जैसे दूसरे शब्द भी ले आते 
हैं । दूसरे, ये शब्द प्रसंगानुकल भी होते हैं। जैसे, वे 'सहारा के रेगिस्तान' 
की यात्रा' नहीं लिख सकते, का सफर' ही लिखेंगे। (७) शुक्ल जी 
के निम्नस्थ उद्धरण से हमारी बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी । वे लिखते 
हैं--“एक जाति को मूर्तिपूज। करते देख दूसरी जाति के मत-प्रवर्तक ने 
उसे गुनाहों में दाखिल किया है ।” यहाँ शुक्ल जी की परिष्कृत सुरुचि 
ने जाति या मतप्रवर्तक का नाम लिये बिना ही 'गुनाहों में दाखिल 


_ झुक्‍्ल जी की गद्य-दौली [२६७ : 


शब्दों से ही अभीष्ठ व्यंजित कर दिया है। पाप कहा है से यह बात 
ने बनती । | 


उन्होंने श्रग्रेजी के शुद्ध तथा तदूभव दोनों प्रकार के प्रचलित शब्दों 
को, आवश्यकतावश--पर बहुत कम--स्वीकार किया है । जैसे रेलवे- 
स्टेशन (२४४), क्लोरोफार्म (१११), कोट-पतलून, हैट (२१६), कप 
(७८), अफ़सर, फैशन (२४१) झ्रादि । पहले दो शब्दों के तो हिन्दी*-' 
- पर्याय नहीं मिलते किन्तु 'फ़ैशन' का हिन्दी पर्याय होते हुए भी वह 
अभीष्ट अर्थ नहीं दे सकता । जेसे “किसी कविता के सम्बन्ध में किसी 
वार्दा का नाम लेता अरब फेशन' के खिलाफ माना जाने लगा है। 
यहाँ फैशन के स्थान पर रिवाज' कर देने से काम न चलता। प्रायः 
'फेशन' से लेखक ने व्यंग्य करने का काम लिया है। वस्तुतः: शुक्ल जी 
का ध्यान भाषा की अजिव्यञ्ञना-शक्ति पर रहता है और इसके लिए वे 
अनुकूल विदेशी शब्द भी ग्रहण कर भाषा की संचित शक्ति का वद्धेन 
करते हैं । 


शुक्ल जी ने तृतन शब्दों का निर्माण कर हिन्दी के शब्द-भण्डार को 
विकसित किया। शअ्रग्रेज़ी साहित्य-समीक्षा सम्बन्धी अनेक शब्दों के 
समानार्थी शब्द उन्होंने दिए हैं। जैसे--बिम्ब (॥779208) (२२८), 
प्रत्यक्षीकरण पक्ष (?7'8867॥&४7४४ए९ 88]0600), संकेत पक्ष (5न्‍ए7॥- 
0076 2806०.) (२२६), निरपेक्ष दृष्टि (॥9छ778760 0०० 
२3.080![प6 एा&090) (२३४), पुनरुत्थान-काल (0७797889706) 
(२३६), स्वच्छन्दता के श्रांदोलन (07700 770ए०8०70) 
(२३८), स्वयं प्रकाश ज्ञान (77प्रांँ/र०7) (२३६), अरहं का विसर्जन 
और निःसंगता (॥777078008|0५7  2्ावे ॥06098८४7ा०४४) 
(२४७), अन्तस्संज्ञा के क्षेत्र (छप0-007800प्न्‍5 +86४70०४) (२२१), 
शिक्षावाद (॥»व8०४०४४) (२१५), शक्ति काव्य (2069 


२६४।- परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


98 98 76729) (२१४), कला-काव्य (?0869-ए 88 89 २6). 
(२१५) आदि । द जा 

शास्त्रीय हृष्ठि से विश्लेषण करने पर कहा जा सकता है कि. 
शुक्ल जी के तिबन्धों में समग्रतः उपनागरिका वृत्ति का प्रयोग हुआ 
है.। यहाँ कर्णं-कद्ठु तथा कोमलकांत दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग 
होने से परूषा-कोमला दोनों वृत्तियों का समन्वय हुआ है । अतएवं उप. 
नागरिका वृत्ति का प्रधान्य है । 


० ण 
... यशोधरा' की वेष्णव भावना 
 थशोधरा का उद्देश्य काव्य-उपेक्षिता उमिला--और उसके माध्यम 

से समाज-उपेक्षिता अबलाओं--को वाणी देते हुए नारी की सत्ता-. 
महत्ता को व्यक्त करना है । इस मूल उद्देश्य के अतिरिक्त वेष्णव सिद्धांतों 
की संस्थापना का उद्देश्य भी है। ये दोनों उद्देश्य भी सम्बद्ध हैं जैसा 
कि गुत्त जी के इस स्वकथन से स्पष्ट है-- अमिताभ की म्राभा में ही 
उनके भक्तों की आँखें चौँधिया गई और उन्होंने इधर देखकर भी न देखा । . 
सुगत का गीत तो देश-विदेश के कितने ही कवि-कोविदों ने गाया है, . 
परन्तु गविणी गोपा की स्वतन्त्र सत्ता और महत्ता देखकर मुझे शुद्धोधन 
के शब्दों में यही कहना पड़ा है कि--- 

गोपा बिता गौतम- भी ग्राह्मय नहीं मुझको । 
अथवा तुम्हारे शब्दों में मेरी वेष्णव भावना ने तुलसीदल देकर यह नवेद्य : 
बुद्धदेव के सम्मुख रक्‍्खा है । + स्पष्ट है कि कवि की वेष्णव भावना या 
वैष्णवजन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने' की वैष्ण॒वीय करुणा ने” 
यशोधरा की उपेक्षा को दूर किया है । 


यशोधरा' के मंगलाचरण से भी गुप्त जी की वैष्णव भावना का 
संकेत मिलता है। इससे मंगलाचरण वस्तु-निर्देशात्मक, भी हो गया है। 
राम के नाम-रूप-गुण-लीला-लाभ' के लिए इसी देश में पुनर्जन्म लेने 
तथा 'भरुक्ति-मुक्ति के स्थान पर भक्ति की याचना से वेष्ण॒वों के भक्ति- 
सम्प्रदाय के तत्त्व स्पष्ट हो जाते हैं ।. 
धन्य हमारा भूमिभार, भी 
. जिससे तुम अवतार घरों 


| यशोधरा, शुल्क पू० ५ 


( २६६ ) 


३००] परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


से गुप्तनी क्री वैष्णवों के अ्वतारवाद में प्रास्था भी स्पष्ट है। राम 
के लिए 'तीरज नाभ' का प्रयोग भी साभिप्राय है| 
' मंगलाचरण के बाद सिद्धार्थ तथा 'महाभिनिष्क्रमण' शीरषक 
उपखण्डों में गुप्त जी ने सिद्धार्थ के उन विचारों को स्पंष्ट किया है, 
जो उसके 'महाभिनिष्क्रमण' के प्रेरक कारण हैं। गुप्त जी ने इन प्रकरणों 
में सिद्धार्थ-प्रतिपादित बौद्ध सिद्धांतों की यशोधरा के द्वारा आलोचना 
करा के वैष्णव विश्वासों की स्थापना की है। वैसे तो समग्र 'यशोधरा' ' 
में ऐसा हुआ है किन्तु यशोधरा' शीर्षक उपखण्ड की योजना ही इसी 
प्रभिंप्राय से हुई है। यशोधरा मानों गुप्त जी के वैष्णव विचारों की 
प्रतिनिधि बन कर आई है । अब हम संक्षेप में 'यशोधरा' में आई बौद्ध 
तथा वष्ण॒व मान्यताओं का तुलन्तत्मक स्पष्टीकरण करेंगे । 
सिद्धार्थ इस संसार-चक्र को दाशंनिक-ग्लानि से देखते हैं और 
यशोघरा को ऐसा कोई वक्र' चक्र नहीं दिखाई देता जिस में पिसना 
पड़े ।| वह समभती है कि हृष्टि-दोष से ही यह चक्र-अ्रमण दिखाई 
देता है। - 
यशोघरा पृ० १० 
| घुम रहा है कसा चक्र ! 
यह नवनीत कहाँ जाता है, रह जाता है तक्र ! 
पिसो, पड़े हो इस में जब तक, 
क्या अन्तर आया है अ्रब तक, 
सहें अन्ततोगत्वा कब तक--' 
हम इस की गति वक्र। 
घम रहा है कसा चक्र ! 
ु का “सिद्धार्थ (१२) 
गाली, चक्र. कहाँ चलता है ? 
सुना गया भूतल ही चलता, भानु भ्रचल जलता है । 
--यशोघरा (५०) 


यशोघरा की वैष्णव भावना [३०१ 


... सिद्धार्थ के लिए यह संसार दुःखमय है जिसमें मानव को त्रितापों 
में तपना पड़ता है । अ्रतएव वह इन से विनिवृत्ति-हेतु वैरागी बनते हैं। 
(१६) किन्तु यशोधरा सुख-दुःख को सहज भाव से लेती है, उस का 
प्रश्न है--- क्‍ द | क्‍ 
होता सुख का क्‍या मूल्य, जोन दुख होता ? 
.. प्रिय-हृदय सदय हो तपस्ताप क्‍यों सहता ? 
मेरे नयनों से नीर न यदि यह बहता, 
तो शुष्क प्रेम की बात कौन फिर कहता, क्‍ 
रह दुःख ! प्रेम परमार्थ दया मैं लाऊ । (१०८५) 
यशोधरा को दुख से भी ममता है क्योंकि उससे सहानुभूति-समता 
बढ़ती है। (१३६) इस जीवन-वाटिका में करुण शूल ही शुल 
तो नहीं, सुख के तरुण फूल भी तो हैं। (१०७) सिद्धार्थ को ऐसे अनेक 
प्रमाण मिलते हैं जो संसार के दुःखद स्वरूप को प्रकट करते हैं। संसार 
के सभी सुख क्षरिक हैं और अन्ततः उनका दुष्परिणाम ही होता है। 
सिद्धार्थ को प्रकट-भोग पच्छुन्त-रोग तथा संभोग मात्र भावी वियोग 
जान पड़ता है। (१७) वह समभता है कि संसार के नाना विषयों से 
परितृप्ति नहीं होती, पिपासा बढ़ती है । (१८) मनुष्य असहाय प्राणी है । 
सौ सौ रोग उसे घेरे रहते हैं पर वह कुछ नहीं कर सकता । (१३) दूसरी 
ओर यशोध रा मिलनाकाश में विरह-घटा-सी छाना चाहती है । (१०६) 

'भोगें इन्द्रिय, जो भोग विधान-विहित हैं! (१०८) 

--यहाँ विधान-विहित' से तात्पयं अर्थ और काम के उन भोगों से है 
जिन पर धर्म का नियन्त्रण रहता है । आगे की ही पंक्ति में यशोधरा 
कहती है-- क्‍ | 
अपने को जीता जहाँ, वहीं सब जित है! (१०८) 
इस से पहले भी वह कह चुकी है-- द 

यदि हम में अपना, नियम और शम-दम है, 
तो लाख व्याधियाँ रहें स्वस्थता सम है।' (१०७) 


. परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


यदि हम नियम-संयम के साथ, उच्छ खलता न होते हुए, जीवन का 
उपभोग कर सकें तो कोई दोष नहीं । वस्तुत: भोग और त्याग के साथ- 
साथ निर्वाह में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। यदि भोग हीं भोग 
हो तो मनुष्य किसी काम का नहीं रहता किन्तु मात्र त्याग तो जीवन 
ही नहीं रहने देता और हठयोग॑ कां रूप धारण कर. लेता है। भोग 
तथा त्याग की संमान आवश्यकता है। तब ही त्याग! सहज तथा 
व्यवहायें हो सकता है। गुप्त जी का आदर्श साकेत” और “यशोघधरा” 
की निम्न पंक्तियों में भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है-- 

१ निज सौध सदन में उटज पिता ने छाया 
... मैरी कुटिया में राब-भवन मन भाया।ँ' 
. २ जल में शतदल तुल्य सरसते 
.. तुम घर रहते हम न तरसते'  . (यशोधरा” ११६) 

सारतः गुप्त जी का त्याग या शम-दर्मा वरागियों का नहीं 
संसारियों का है। यह भोग-पुष्ठ होने से सहज हो जाता है। यह 
पंकिलता में पंकज का आदर्श है। निवृत्तिमार्गी गौतम नारी को 
सिद्धि-मार्ग की बाधा समझा था। आधुनिक प्रवृत्ति-मार्गी युग ऐसे 
वराग्य को पलायन समभता है । इसलिए गुप्त जी ने यशोधरा के द्वारा . 
भोग के साथ शम-दम की बात कही है जिसमें और भी अधिक साधना 
या अभ्यास की आवश्यकता है। पति-पत्नी साथ-साथ रह कर भी 
साधना कर सकते हैं, यही श्राधुनिक युग का आादश है । 

सिद्धार्थ ने देखा था कि शैशव की कली तथा. यौवन का सुगंधित 
फूल वृद्धावस्था में मुरका जाता है और भतन्‍्त में धुल में मिल जाता है । 
इस हृष्टि से मानव और फल-फूल की समान स्थिति है--सब का अन्त 
मृत्यु में है। सिद्धार्थ की अनुभूति इन पंक्तियों में स्पष्ट है-- 


देखी मैं ने आज जरां ! । 
हो जावेगी. क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा:? 


यशोधरा की वैष्णव भावना । [३०३ 


हाय | मिलेगा मिद्ठी मे वह वर्णं-सुवर्ण खरा ? 
सूख जायगा' मेरा उपवन, जो है श्राज हरा ”? (१३) 
या-- मैं सूंध चुका वे फुल्ल फूल, 
भडने को है सब भटित भूल । 
चख देख चका हूँ मैं, समुल-- 
सडने को है वे अखिल झाम ! (१७) 
वह॒सब को 'मृत्यु-भीत' पाता है (१७) और उसे सर्वत्र श्राने-जाने 
या आवागमन की धृम-घाम दिखाई देती है। (१९) सभी का चेतन 
एक न एक दिन रोग-पशुश्ो द्वारा अ्रवश्य चरा जाता है, मानों जग 
मरने को ही जीता हो । (१३) पर यश्योधरा के लिए जरा और मृत्यु दोनो 
साथंक है । वह जीवन मे सयम के साथ जरा को “विश्वाति' तथा मरण 
को नव जीवन-दाता समझती है । (१०७) वह सिद्धार्थ को निम्नस्थ 
पक्तियो में युक्तियुक्त उत्तर देती है-- 
माना, ये खिलते फूल सभी भडते है, 
जाना, ये दाडिम, आराम सभी सडते है। 
पर क्या यो ही ये कभी टूट पडते हैं ? 
मै विफल तभी, जब बीज-रहित हो जाऊँ । (१०७) 


ग्रनात्मवादी बौद्ध मृत्यु के बाद नवजीवन की कल्पना नहीं कर 

सकते। यशोधरा भआ्रात्मवादी है, इसलिए श्राशावादी बनकर कह सकी है कि 
बीज (अआ्रात्मा) के अस्तित्व से, या श्रात्मवाद पर विश्वास से जीवन की 
सार्थकता पर प्रश्नचिन्ह नहीं लग सकता । श्रागे की पक्तियों मे वह 
कहती है--- 

आकर पूछेंगे जरा-मरण यदि हम से, 

दैेशव यौवत की बात व्यग्य-विश्रम से, 

हे नाथ, बात भी मैं न करूगी थम से, 

देखुगी अ्रपनी परम्परा के क्रम से, 

भावी पीढी में अ्पर्त' रूप अपनाऊ । (१०८) 


३8०४] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


फल या व्यक्ति का अन्त व्यक्तिगत रूप से होता है, परम्परा के 
विकास या समष्टि-रूप से उसकी धारा अविच्छिन्न है । 
सिद्धार्थ संसार के क्षण-भंगुर तथा निस्सार स्वरूप के कारण इसे 
अ्रन्तिम प्रशाम--राम राम--करता है, और जन्म के साथ अनिवाये 
मरशा के दाय को बार बार नहीं चुकाना चाहता (१५) इसलिए वह मुक्ति 
या निर्वाण को अनिवाय समभता है--- 
मुक्ति-हेतु जाता हूँ यह मैं, मुक्ति, मुक्ति, बस मुक्ति । 
सारतः वह आवागमन के चक्र या संसार के बन्धन से मुक्त होना 
चाहता है, इसलिए निर्वाण पथ का पथिक बनता है। इसके विपरीत 
 यश्योधरा संसार के बन्धन को बन्धन नहीं सम'फती--क्योंकि 'बन्धन' को 
. सहज सम्बन्ध का रूप देने से वह बन्धन नहीं रह जाता--- 
निज बन्धन को सम्बन्ध सयत्न बनाऊ 
कह मुक्ति, भला, किस लिए तुझे मैं पाऊं ? (१०७) 
यशोधरा को भव भाता है भ्रतएव वह संसार के नाते को क्यों 
तोड़े ? प्रत्यक्ष जीवन को छोड़ कर अपर मुक्ति से नाता क्‍यों जोड़े ? 
वह कहती है-- . 
भव भावे मुझ को और उसे मैं भाऊ। 
कह मुक्ति, भला, किस लिए तुझे मैं पाऊं ? (१०७) 
यशोधरा आवागमन में जीवन का सोन्दये, प्रकृति का सहज स्वभाव 
तथा नृतनता का आनन्द देखती है श्रतएव वह बौद्धों के निर्वाण॒-सिद्धांत की 
समथथंक नहीं । उसका तक है--- क्‍ 
ये चन्द्र-सूय्य निर्वाण नहीं पाते हैं; | 
ग्रोफल हो हो कर हमें दृष्टि आते हैं । 
भोके समीर के भूम भूम जाते हैं; 
,जा जा कर नीरद नया नीर लाते हैं । 
तो क्यों जा जा कर लोट न मैं भी श्राऊ ? 
कह मुक्ति, भला किस लिए तुझे मैं पाऊ ? (१०८) 


यशोधरा की वैष्णव भावना [३०४५ 


सिद्धार्थ सदैव संसार-सागर से पार उतरने की बात कहता है किन्तु 
यशोधरा उसमें प्रवेश की, नए जीवन के संचार की कामना करती है--- 
झाओ, प्रिय ! भव में भाव-विभाव भरे हम, 
डबेंगे नहीं कदापि, तरें न तरें हम। 

. ड्बता वह है जो अपने कत्तंव्य-कर्म को भूल जाता है। स्वधर्म-पालक 
न कभी संसार में डूबता है, न संसार से बाहर उसे मुक्ति की खोज करनी 
पड़ती है। इसलिए यद्योधरा कहती है--- 

निज कर्मों की कुशल सर्देव मनाऊ । 
कह मुक्ति, भला, किस लिए तुझे मैं पाऊं ? (१०८) 
कीवल्य-कामी लोग कहते हैं कि “इच्छा दुख है! तो क्‍या कैवल्य- 
कामना इच्छा से इतर वस्तु है ? मात्र अपने लिए जीवन विधर्म है, तथा' 
दूसरों के लिए जीना धर्म । लोकमंगल के लिए जीवन सार्थक है, भ्रतएव 
संसार-सेवा के लिए बारबार श्रावागमन क्यों न स्वीकार करें ?-- 


कवल्य काम भी काम, स्वधर्म धरें हम, 
संसार-हेतु शत बार सहर्ष मरें हम। (१०६) 
मृत्यु के समण मनुष्य का धर्म, उस के पुण्य कर्म, उस का साथ देते 
हैं। तब मृत्यु भी सुन्दर हो जाती है--- 
पाप नहीं, किन्तु पुण्यताप मेरा संगी है, 
मरणा-प्रसंग में यही तो एक अगी है। (१३६) 
वेष्णव मत में कर्म के साथ नियति का भी स्थान है। इसी का 
ग्राभास हमें यशोधरा की निम्न पंक्तियों में मिलता है--- 
निशि की अंधेरी जवनिके, चुप चेतना जब सो रही, 
नेपथ्य में तेरे न जाने, कौन सज्जा हो रही ! 
मेरी नियति नक्षत्र-मय ये बीज श्रब भी बो रही, 
में भार फल की भावना का व्यर्थ ही क्‍यों ढो रही ? (६३) 
इसलिए वह कहती है--- 
भोगना ही पड़ता है, जो जो भोग होता है / (१३५) 


३०६] * परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


पर इससे किसी निराशा की सृष्टि नहीं होती, श्राशा में आस्था 
बढ़ती ही है-- 
किन्तु प्रकृति के पीछे भी तो पुरुष एक है न्यायी, 
आ्राशा रबखो, आशा रक्‍्खो, आशा रक्‍्खो, भाई ! (१३१) 
'तात्पंय यह कि नियति पर आश्रय से निर्भयता से कर्म किए जा सकते हैं । 
वेष्णुव मत में समुणवाद तथा अ्रवतारवाद में विश्वास है। गुप्त जी 
'बुद्ध को भी इसी आधार पर मान दे सके हैं। यशोघरा बुद्ध के लिए 
“कहती है-- द 
बाँध नर ही तुम्हें न लाते, 
तो क्या तुम इस भू पर आते ? 
निगु ण के गुण गाते गाते 
हुई गरभीर गिरा भी गूँगी, 
क्या देकर मैं तुमको लगी (१२७) 
संसार को मुक्त करने के लिए बुद्ध को भी बन्धनों में बँघना पड़ा । 
पर यह अवतारवाद भी आधुनिक बुद्धिवाद से परीक्षित-प्रमारित है । 
आज के बौद्धिक अ्रध्यात्म के फलस्वरूप अवतारवाद भी रूढ़ रूप में 
गरहीत नहीं । आर्यसमाज, रवीन्द्र, गाँधी तथा बाद में विशेष रूप से 
अरविन्द में नर को नारायण में आरोहित किया गया है। ईद्वर माने 
जाने वाले राम और कृष्ण का मानवीकरण हुआ। उनके महापुरुषत्व 
में, लोकोपकार के उच्च कार्यों में देवत्व देखा गया, और इसी आधार पर 
उनको अवतार माना गया | यह मानव की महत्ता की श्रपूव स्वीकृति 
है। यद्यपि गुप्त जी को राम के ईह्वरत्व में प्रा विश्वास है फिर भी 
साकेत' के राम, को वह बुद्धिवाद से नहीं बचा सके । ऐसा करते तो युग 
का साथ न दे पाते,। उनके राम कहते हैं-- 
भव॑*में नव वैभव प्राप्त कराने आया, 
नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया | 





पसाकेत, संस्करण २००५, पृ० १६७ । 


' थंशोधरा की वेष्णव भावना [३०७ 


यशोधरा भी बुद्ध के सम्बन्ध में यही कहती हैं--- 
. लूँगी क्‍या तुमको रोकर ही ? 
मेरे नाथ, रहे तुम नर से नारायण होकर ही । (१२९६) 
समाज परिवारों से बनतां है और परिवार सुरक्षित हैं घरों में । 
स्वर्य नारी की महत्ता घर के साथ है। इस सम्बन्ध में हज़ारीप्रसाद द्विवेदी 
लिखते हैं--/भारतवर्ष के सभी मर्यादा प्रेमी कवि परिवार के कवि रहे 
'हैं ।7* गप्त जी को भी परिवार-व्यवस्था का विशेष ध्यान रहता' है । 
यशोधरा भी गृहत्यागी बुद्ध के लिए गृह-मार्ग' ने भूलने की कामना 
' करती है--- 
भले ही मार्ग दिखाश्रों लोक को, 
ग्रह-मार्ग न भूलो हाय ! 
तजो हो प्रियतम ! उस आलोक को, 
जो पर ही पर दरसाय (१३३) 
- गृह-मार्ग (ग़ृहस्थ-जीवन) पर चलते हुए भी सिद्धि मिल सकती है.। 
राहुल कहता है--- 
और रहो चाहे जहाँ, सिद्धि तो है धुन की, 
तेरी गोद में ही श्रम्ब, मैंने सब पाया है, 
ब्रह्म भी मिलेगा कल, आज मिली माया है । (१०४) 
बेष्णुव मत में माया भगवान से मिलाने की एक शक्ति रूप में 
'ग्रहीत है, अतएवं मायावी ग्रृहस्थ धर्म सिद्धि में साधक है, बाधक नहीं । 
शुप्त जी के विचारों में व्यक्ति, परिवार तथा समाज सब की महत्ता 
“स्वीकृत हुई है। 
गुप्त जी ने बुद्ध के उन विचारों का खंडन नहीं किया जहाँ वैष्ण॒व- 
और बौद्धमत एकमत हो जाते हैं। जैसे बुद्ध की हिंसा-विरोधी निम्न 
पंक्तियाँ दोनों को मान्य हैं।-- 


* हिन्दी साहित्य, पृ ० ४४३ । 
[हम बलदेव उपाध्याग्र-के इस कथन से सहमत हैं कि “इस भव्य 


३०८] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


' वह कर्म-काण्ड-ताण्डव-विकास 
वेदी पर - हिसा-हास-रास, 
लोलुप-रसना का लोल-लास, 
तुम देखो ऋग, यजु और साम ! (२८) 
यद्यपि गुप्त जी ने मंगलाचररण में भक्ति! की याचना की है पर 
बद्योधरा' में भक्ति के किसी रूढ़िवादी आचारात्मक रूप का प्रतिपादन 
नहीं । वस्तृतः आज कर्म-मार्ग की महत्ता ही स्वीकृत है और इसी की 
व्याख्या यश्योधरा ने की है। 
यह समभ लेना जरूरी हैं कि गुप्त जी की वेष्णव भावना भी आधु- 
निक वैष्णव भावना है जो आज के मानववाद, पुनरुत्थानवाद तथा बुद्धि- 
बाद से प्रभावित है | वस्तुतः इसे वेष्णव भावना न कहं॑ कर, आधुनिक 
विचारघारा कहनां अधिक संगत होगा । 
अन्त में 'यशोधरा' की एक विशेष असंगति की व्याख्या करना हम अनि- 
वाये समभते हैं। यशोधरा ने अपने पुत्र राहुल को ग्रहमार्ग का त्याग 
करा बुद्ध शरणं, धर्म शरण, संघं शरण कर दिया | वह स्वयं भी इसी 
मार्ग का अवलम्बन करती है। यह उसके अपने ही सिद्धांतों के विरुद्ध 
जाता है । यह ठीक है कि राहुल भिक्ष्‌ु बनकर विश्व का उपकार करेगा, 
किन्तु यह भी तो निवृत्ति-मार्ग है। भ्रवश्य ही राहुल को विश्व-कल्याण 
के लिए संघ-झरण करने में त्याग की दृष्टि से गोपा की(नारी की) महत्ता 
बढ़ती है, किन्तु दूसरी दृष्टि से वह अपनी ही महत्ता कम कर लेती है । 
नारी की वास्तविक महत्ता परिवार में है और राहुल को गृहमार्गी ने 
बनाकर या जल में कमलवत साधना का अनुयायी न बनाकर, उसने अपने 
भारत के ग्रांगरा में वेष्णव धर्म ने ही सर्वप्रथम श्रहिसा का शंखनाद 
फुंका था जिसका अनुकरण कर जेन तथा बौद्ध धर्मों ने कालांतर में 
इतनी ख्याति प्राप्ति की'“'वेष्णुव धर्म ने ही वंदिक घर्मं के भीतर 
से ही सर्वेप्रथम वेद के हिसामय यज्ञों के विरुद्ध विरोध का भंडा 
_'ऊंपर उठाया ।” (“भागवत सम्प्रदाय! पृ० ६) | 


यशोधरा की वेष्णव भावना [३०६ 


हीं सिद्धांतों में अ्रसंगति ता दी है। निवृत्ति के साथ सन्यास; तथा प्रवृत्ति 
के साथ परिवार का सम्मान बढ़ता है। नारी का श्रादर भी गाहंस्थ्य 
या परिवार से ही बढ़ता है। इस दृष्टि से राहुल को परिचालित करने 
में यशोघरा चूक गई है । वैसे भी यह भिक्षु-मार्ग श्राज के युगानुकूल 
नहीं । उद्देश्य वह नहीं होता जो मुख्य पात्र द्वारा मात्र कथित होता हैं, 
उंस पात्र के कार्यों तथा कथा-परिणति से उसका ध्वनित होना भी शझ्राव- 
इयक है। किन्तु यशोचरा में ऐसा नहीं हुआ । मातृभावना में सृष्टि को 
 परिचालित रखने की एक सहज-प्रेरणा होती है, इसलिए बह पुत्र को 
गृहस्थी देखना चाहती हैं । किन्तु यहाँ यशोधरा में वह मातृत्व भी नहीं 
दिखाई देता ॥ दूसरे छू असंगति से इतिहास श्रौर कल्पना के. समन्वय 
का प्रइन भी सामने श्राता हैं । किसी कवि के लिए अपने युग से प्रभावित 
होना स्वाभाविक है। यही नहीं, युग-धर्म का पालन उसके लिए आाव- 
इयफ़ है, परन्तु प्राचीन कथानक में उसे संगति देने के लिए एक विश्वेष 
विधायक कल्पना की आवश्यकता होती है; ऐंसी कल्पना कि जिससे कृति 
में न तो देशकाल प्म्बन्धी दोष आए और न ही उसकी वैचारिक एक- 
तानता या समल्विति नष्ट हो । गुप्त जी इन दोनों दोषों से नहीं बच 
सके । मंगलापरण सें भक्ति, | मध्य में कर्म तथा श्रन्त में निवृत्ति--- 
असंतुलन स्पष्ट है । अवश्य ही भक्ति” को कर्म-मार्ग के लिए एक रागा- 
त्मक शक्ति के रूप में ग्रहण किया जा सकता है--जैसा कि रामचन्द्र 
सुक्क में मिलता है--किन्लु गृप्त जी ने 'यशोधरा' में इसे कहीं स्पष्ट नहीं 
किया | वस्तु तः गुप्त जी दो व्यामोहों में उलक गए । एक ओर वे इति- 
हास-प्रसिद्ध गौतस की महत्ता कम नहीं कर सकते थे दूसरी ओर अपनी 


... नंगह ब्रावश्यक नहीं कि मंगलाचरण ओर कृति में एक ही बाय तो | |यह भ्रावश्यक नहीं कि मंगलाचरण और कृति में एक ही बात हो 
कित्तु भ्रागेकी सम्पूर्ण कृति सें विचारात्मक संतुलन अनिवार्य है । 'यश्यो- 
 घरा के मंगलाच रण को भी हमने कृति के साथ समन्वित रूप में देखा 
है क्योंकि मंगलाचररण में प्रतिधादित अवतारवाद तथा राम (विष्णु )और 
डुद्ध को एक करने की बात आगे भी मिलती है । 


३१०] परिचित ब्रइन, नई समीक्षा 


वैष्णव भावना का प्रतिपादन भी चाहते थे--उन्‍्हें वैष्णव भावना का 
नैवेद्य बुद्धवेव के सामने रखने की कामना थी । अनात्मवादी बुद्ध के सामने 
ग्रात्मवादी दर्शन ! दोनों की महत्ता के निर्वाह का प्रयास असफल ही हो 
सकता था । कुछ आलोचक इसे समन्वय कह सकते हैं भर गुप्त जी ने 
भी कृति में इसका सांकेतिक प्रयास किया है--सिद्धार्थ स्वयं को “राम 
का वंशजात' (२२) भी बताता है और गोपेश्वर' (२३) (कृष्ण) भी । 
हमारे विचार में यह समन्वय नहीं, 'समभौता' है । गुप्त जी किसी 
अन्य कृति में वैष्णव दर्शन देते शौर यहाँ यशोधरा के उद्धार तक ही 
सीमित रह जाते तो अच्छा था, क्योंकि श्रंतिम निवृत्ति-मार्ग में कृति के 
मूल उ््द इय--विश्शिष्ट नारीभावना के निर्माण--को भी क्षति पहुंची है 


महादेवी की भावधारा या वेदनानुभूति 


जीवन का हर्ष-विषाद, हास्य-रदन ही तो गीत है। ये ह्ष-विमर्ष 
भी जीवन के घात-प्रतिधातों का परिणाम हैं जिनमें कभी हमारी अतृप्त 
आ्ाकांक्षाएं कराह और कभी सुखात्मक अनुभूतियाँ मुस्कुरा उठती हैं॥. 
इन्हीं के भीतर से जीवन को देखने-समभने का एक दृष्टिकोण उभर" 
उठता है जिसके साथ यवि व्यक्ति का विश्वास जुड़ जाए तो उस 
संकल्पात्मक अनुभूति की सृष्टि होती है जो कविता की जननी है । अत 
एवं गीतिकाव्य में जीवन-दर्शन का उपयुक्त स्थान है । ऐसा इसलिए कि: 
कवि के दर्शन और जीवन के प्रति उसकी श्रास्था में भेद असम्भव है # 
यदि यह भेद हुआ, तो कवि काव्य में अपनी अनुभूति के प्रति अविश्वासी: 
होगा ओऔर इस स्थिति में किसी भी उत्कृष्ट काव्य का सुजनः 
अ्रसम्भव है । 

गीति-कवयित्री महादेवी की भावधारा के सम्बन्ध में आलोचना-- 
जगत में जितनी अ्रान्तियाँ हैं, शायद ही उतनी किसी के सम्बन्ध 
में हों । 

कमलेश जी को इन्टरव्यू देते हुए वे कहती हैं: “संघर्ष हमारा: द 
प्राण है और वह हमें करना है। आगे भी करेंगे । बिना संघर्ष जिन्दा. 
कौन रहा है ? जीवित रहने के लिए संघर्ष करना हमारे विद्रोही स्वभाव 
की विशेषता है । यह विद्रोह हमने पढ़ते-पढ़ते ही सीख लिया था। मैं 
महिला विद्यापीठ में उसी विद्रोह को क्रियात्मक रूप दे रही हूँ। इस 
क्रियात्मक जीवन में मुझे व्यस्त रहना पड़ता है और मैं उस व्यस्तता में 
ही जीवन का आनन्द खोजती रहती हूँ। मुझे प्रतिक्षण इस बात की 


( ३११ ) 


३१२॥ परिचित प्रशइन, नई समीक्षा 


चिन्ता रहती है कि हम इस हलचल में ही शान्ति का समाधान खोजें 
और अद्यान्ति को मिटायें । 
कमलेश जी प्रभावित हुए और उन्हें ऐसा लगा कि “यह शात्मा 
जो कुछ कह रही है वह उसके अन्तरतम की ध्वनि है ।*' 
बहुत-से झआलोचकों का यही मत है कि इस अन्तरतम की ध्वनि' 
की अभिव्यक्ति महादेवी के गद्य में हुई है कविता में नहीं । गद्य में विद्रोह 
का स्वर है, पद्य में पलायन की भावना । “गद्य और पद्च में महादेवी के 
जीवन की दो पृथक धाराएँ विकसित हुई हैं । उनके पत्य की कसौटी है 
ग्रसामझ्स्य और आत्म-पीड़न, जिनमें बाह्य परिस्थितियों से आस्था न 
होने के कारण अन्‍न्तमृंखी चिन्तन है, विशुद्ध आध्यात्मिक अनुभूति नहीं । 
आत्मदर्शी जिन अनुभूतियों में रमता है उनका इनमें अभाव है। अतएवं 
उनका पद्य रागात्मक कल्पना का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता हुआ भी इतना 
लोक-संवेद्य न हो सका जो मन में उत्तर पाता । इसके विपरीत महादेवी 
के गद्य का अपना प्ृथक्‌ अस्तित्व है'****' । लोक-सामान्य संवेदनीयता 
की भाव-भूमि पर उन्होंने गहरे हल्के रंगों के जो चित्र आँके हैं वे अर्थ- 
पूर्ण अनुभूतियों के श्राधार पर यथार्थे का सच्चा निरूपण करते हैं ।' 
इस धारणा के अनुसार जब महादेवी गद्य में लिखती हैं तो और 
ही प्रकार से सोचती हैं, दूसरों के लिए रोती हैं श्रौर जन-जीवन से उनका 
सक्रिय सम्बन्ध प्रकट होता है। परन्तु पद्य में लिखते समय उनके सोचने 
की विधि बदल जाती है, उनका अपना प्रभाव ही भाव बन कविता में 
फूट पड़ता है, एकाकिनी बरसात बनता है और किसी अलौकिक प्रियतम 
की साधना का स्वांग भरता है। उनकी कविता कल्पनाओं श्रथवा 
अध्ययन-प्रसृत दर्शन-चिन्तन के भ्ुुलावे में डाल जीवन से दूर ले जाती है, 
में इनसे मिला, पृष्ठ ११६ 
वही, पृष्ठ ११ 
महादेवी वर्मा-काव्य कला और जीवन दर्शन, पृष्ठ १२, शची 
रानी गुट । 


महादेवी की भावधारा [३२१३ 


शग्रौर गद्य में उनकी “आझात्मा का सत्य शब्द-शब्द, पंक्ति-पंक्ति में सजीव 
होकर हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है।” गद्य और पद्म का यह 
भाव-वेषम्य कुछ आलोचकों को आइचर्य में डाल देता है । 


.  शान्तित्रिय ढिवेदी महादेवी के दुःख के संवेदनात्मक रूप को उनके 
संस्मरणों में ही देखते हैं, कविता में नहीं। कविता में श्रलौकिक वेदना' 
को मानते हैं। “निस्सन्देह महादेवी की कविता न तो जीवन के प्रहषें 
में है, न जीवन के संघर्ष में । उनमें तो केवल उस चेतन की आराधना 
है जो जीवन के इतने हषंविमर्षों का संचालक है।” | 

तन्‍्ददुलारे वाजपेयी के अनुसार “महादेवी के काव्य में वैराग्य 
भावना का प्राधान्य है। महात्म बुद्ध की भाँति नहीं (बुद्ध की मूर्तियों में 
दुःख की मुद्रा नहीं मिलती) किन्तु बौद्ध संन्‍्यासियों सरीखी एक चिन्ता 
मुद्रा, एक विरक्ति, एक तड़प, शान्ति के प्रति एक अशान्ति महादेवी की 
कविता में सब जगह देखी जा सकती है। 

अमृतराय भी महादेवी के काव्य को ग्रात्म-केन्द्रित मानते हैं और 
अपनी ही पीड़ा के वृत्त में उसकी समाप्ति भी देखते हैं । गद्य को वह 
समाज-केन्द्रित मानते हैं। इसलिये वे लिखते हैं--/भ्रबः उसका कोई 
उचित कारण समभ में नहीं श्राता कि महादेवी के इन दोनों रूपों में ऐसा 
अमाप पार्थक्य, ऐसा विचित्र वैषम्य क्यों है।' हमारे विचार में यदि महादेवी 
के काव्य का सम्यक्‌ निरीक्षण-परीक्षण किया जाय तो स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि महादेवी के कवि और गद्यकार में कोई विरोध नहीं, ये परस्पर 
अभिन्‍त हैं । जीवन में सक्रिय सेवा करने वाली, गद्य में पीड़ितों-शोषितों 
को वाणी देने वाली, कविता में एकदम वैरागिनी कैसे बन सकती है ? 
वस्तुतः उनकी अलौकिक वेदना को समभने की आझावद्यकता है। श्रागे 
की पंक्तियों में हम यही स्पष्ट करेंगे । 

यह युग बुद्धिवाद का युग है । बुद्धिवाद, आदरशंवाद अथवा अ्रध्यात्म- ह 
वाद का विरोधी नहीं किन्तु वह अश्रपती कसौटी पर अतीत के आदस्शों 
को कसता है। बुद्धिवाद की दृष्ठि से विरंक्तिपरक श्रध्यात्म इस युग की 


३१४] परिचित प्रश्न, नई' समीक्षा 


माँग के अननुकूल है। सम्बन्ध से विलग होकर हम विजन वन में मोक्ष नहीं 
पा सकते और मानव-सेवा ही ईव्वर-सेवा है--बुद्धिवादी को यही 
आध्यात्मिक आदर्श इस युग के अनुकूल जान पड़ा । विवेकानन्द, गाँधी. 
और रवीन्द्र के बौद्धिक श्रध्यात्म ने मानव-सेवा का पाठ ही पढ़ाया । 
विवेकानन्द के अनुसार “मानव में ईश्वर का दर्शन ही सच्चा दर्शन 
है ।” रवीन्द्र की गीतांजलि में यही स्वर मुखरित हुआ । रवीन्द्र के एक 
गीत नवेद्य का मूल भाव है “वेराग्य साधन से मुक्ति ? श्रे वह मेरी. 
नहीं है । में तो संसार के असंख्य बन्धनों में ही मुक्ति का आनन्द पा 
लूंगा | गीतांजलि में एक ओर लौकिक प्रेम के रूपकों में दिव्य--- 
अलोकिक रति की अनुभूतियाँ हैं, रहस्यमयता है और दूसरी ओर यगानु- 
रूप अध्यात्म का परम्परा-मुक्त दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है | यथा गीतांजलि 
की निम्न पंक्तियों में--- 
भजत पूजन साधन आराधना समस्त थाक पड़े 
द रुद्ध द्वारे देवालयेर कोरोे केन आछिस ओरे। 
अन्धकारे लुकिये आपन मने, काहार तुइ पूजिस संगोपपने । 
. नयन मेले देखि-देखि तुइ चेये--देवता ताइ घरे।* 

“तू भजन, पूजन, साधन, आराधना सब रहने दे । पुजारी तू मन्दिर 
का द्वार बन्द किए, उसके कोने में अपने मन के एकान्त अन्धकार में 
मुक-रूप से किसकी पूजा में संलग्न है ? आँख खोलकर देख भगवान कहाँ 
नहीं है?” महादेवी भी आध्यात्मिक अवश्य हैं किन्तु मीरा की तरह 
झ्रात्मस्थ अथवा आत्म-केन्द्रित नहीं। उनका अश्रध्यात्म भी विवेकानन्द 
ओर रवीन्द्र का, इस युग का अध्यात्म है। 

. नारी बसे भी संवेदनशील होती है, कवयित्री और भी अधिक, कितु 
महादेवी अत्यधिक-अ्रसामान्य संवेदनशील हैं । यह संवेदनशीलता किन्‍्हीं 
परिस्थितियों का ही प्रभाव नहीं, उनका मूल सांस्कारिक गुण भी है। 


|गीतांजलि, अनु० पृथ्वीनाथ शास्त्री, गीत सं० ७३, पृ० १६० 
*वही, गीत सं० ११, पृ० ३२ 


महादेवी की भावधारा [३१४ 


शिवचन्द्र नागर भहादेवी के सम्बन्ध में लिखते हैं “वे एक पेड़ को 
एक स्थान से उखाड़कर इसलिये नहीं लगातीं कि वह सूख न जाये । वे 
एक फल को इसलिये नहीं तोड़तीं कि वह मुरझा न जाये । वे किसी भी 
जीव की मृत्यु चाहे वह कितना भी छोटा क्‍यों न हो अपनी आँखों से 
देखना नहीं चाहतीं । मुझे याद है एक बार जब मेरे एक साथी महोदय 
ने एक कालीन पर चढ़े श्राते हुए चींटे को उँगली से दूर फेंका तो वे 
उसके मर जाके के डर से घबरा उठीं और दूसरी बार जब एक बार 
उनकी बिल्ली सुनयना ने उनकी आँखों के सामने एक जानवर की हत्या' 
कर डाली तो इनकी श्राँखों से आँसू कलक आए और कहने लगीं कि-- 
अब इस बिल्ली को अपने यहाँ न रखूंगी | तब से पता नहीं सुनयना 
कहाँ चली गई । मैंने उसे नहीं देखा । 

“विश्व के किसी कोने से किसी की भी पीड़ा की कहानी सुनकर 
इनका मन उसकी पीड़ा में डब जाता है। अपने द्वारा यह किसी को 
पीड़ा पहुँचाना भी नहीं चाहतीं। इसलिये वह किसी भी आदमी से खींची 
जाने वाली रिक्शा में नहीं बैठतीं ।” संस्मरणों से तो यह स्पष्ट ही है । 
महादेवी के इसी संवेदनात्मक स्वरूप के दर्शन उनकी कविंताओं में भी 
होते हैं । द क्‍ 

महादेवी के गीत गीले और साश्रु हैं--दुःख से आपूर्ण हैं । बेदना का 
इतना एकान्त प्रसार उनके गीतों में क्‍यों है ” बिना किसी अनिवार्य 
आवश्यकता अ्रथवा दर्शन के ऐसा नहीं हो सकता । अ्रवश्य ही वेदना 
उनको प्रिय भी हैं और इसका उनके जीवन-दर्शन से अनिवाय रूप से 
सम्बन्ध भी है। तो क्या जो बात किसी को प्रिय हो वही उसका जीवन- 
दर्शन भी होगी ? ऐसा भ्रावश्यक तो नहीं, किन्तु महादेवी-जैसी परि- 
पक्‍व बुद्धिशीलां महिला के लिये आवश्यक है क्योंकि उससे हम किसी 
सस्ती-भावुकता की आशा नहीं कर सकते । और फिर कितनी ही कवि- _ 
ताओं में वेंदेना साध्य भी बन गई है, मानो यही उनका इृष्ट हो। 
“भमहादेवी ने श्रपनी वेदना की प्रियता के सम्बन्ध में जिन कारणों का 


श्१६] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


उल्लेख किया है वे पर्याप्त नहीं हैं । उन्हें जीवन में बहुत दुलार, बहुत 
आदर और बहुत मात्रा में सब-कुछ मिलने की प्रतिक्रिया से वेदता प्रिय 
मालूम नहीं हो सकती । प्रियक्रिया हृदय की इच्छित वृत्ति नहीं होती 
और काव्य में स्वाभाविक वृत्तियों के बिना रमणीय ग्रभिव्यक्ति सम्भव 
नहीं । यदि महादेवी की सारी काव्य-रचनायें, जेसा कि उन्होंने लिखा है, 
अतिशय प्यार, दुलार की प्रतिक्रिया के कारण ही वेदना-बहुल हैं, तो 
उनका मर्म किसी कवयित्री का मर्म नहीं हो सकता किन्तु यह बात नहीं 
है । महादेवी एक सफल कवयित्री हैं और आपके पास कवि-सुलभ एक 
संवेदनापूर्ण हृदय भी है ।* 
 जैनेद्न शचीरानी गु्ढ के प्रइनोत्तर में कहते हैं: “घायल घाव नहीं 
चाहता है, मालूम होता है उनकी गति घायल की है नहीं । महादेवी 
वियोग और विरह में रस अधिक ढंढती हैं । उसका श्रर्थ है विकलता 
इतनी अनुभव नहीं करतीं ।” हम इससे सहमत नहीं । महादेवी की बेदना 
का स्वरूप आह्वादकारी है, विषादकारी नहीं । महादेवी को करुणा 
स्‍्नात उजले उल्लासमय' दुःख की श्रपेक्षा है, निराशानिहित मलिन दुःख 
की नहीं--- 
शून्य मन्दिर में बनूंगी आज मैं प्रतिमा तुम्हारी । 
अर्चना हो शुल भोले, क्षार हृग-जल अध्ये होले 
झाज करुणा स्तात उजला,दुःख हो मेरा पुजारी । 
न “सांध्यगीत, यामा २१२. 
अपने दुःख के इसी स्वरूप को स्पष्ट करती हुई महादेवी लिखती 
हैं-- दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक 
सूत्र में बाँधे रखने की क्षमता रखता है। हमारे असंख्य सुख हमें चाहे 
मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी नहीं पहुँचा सके, किन्तु हमारा एक 
बूँद आँसू भी जीवन को अधिक उर्वर बनाये बिना नहीं गिर सकता । 


रमन) ०५०५३२०२० ८००७ ५०० >> «>ममे न भर ८०» नम कल >> १५ नम «नम नन-न_-न-मननम 3342 % ४८ «५.2+3०3०७ «92254 ५ ॥४५४-९००....५२७०००-»०८»++७० सनम» मर+५५*५७७॥२०-५३००७नक०भ ४» «मने न ५ >-००+स अक 2०443: 4॥>००कन>म»ोस अमन न ा+3५०८+ न. ७५० न लत भव कक मम करन कर क्‍लिक 


+लक्ष्मीनारायरा सुधांशु, जीवन के तत्त्व और काव्य के सिद्धांत 
पृ० ३१३-१४ क्‍ 


महादेवी की भावधारा [३१७ 


मनुष्य सुख को अकेला भोगना चाहता है, परन्‍्तु दुःख को सबको बॉटकर १ 
विश्व-जीवन में अपने जीवन को, विश्व-वेदना में भ्रपनी वेदना को इस 
प्रकार मिला देता जिस प्रकार कि जल-बिन्दु समुद्र में मिल जाता है, 
कवि का मोक्ष है ।' | 
यही मोक्ष महादेवी का लक्ष्य है। पर-वेदना से प्रेरित होकर ही गद्य 
में उन्होंने यथार्थ चित्र दिये हैं श्रौर विश्व के प्रति यही अश्रु-आपूर्ण 
संवेदना अ्रनेक कविताओं में मुखरित हुई है। इसीसे उनका दुर्गेभतम' 
जीवन-पथ सजल और सरल होता है श्रौर युग का तृषित तीर भी 
शीतलता प्राप्त करता है । 
महादेवी पर बुद्ध के दुःखवाद का प्रभाव है। इसको उन्होंने कितनी 
बार स्वीकार किया है । बौद्ध मत के अनुसार साधक अ्रष्टांग मार्ग पर 
चलकर निर्वाण-प्राप्ति कर सकता है श्रौर उसके लिए साधन है करुणा 
अथवा संवेदना । इसी करुणा से वह संसार को उद्बोधित करती हैं, 
जाग्ृत करती हैं-- 
जाग बेसुध जाग, क्‍ 
अश्र-कण से उर सजाया, त्याग हीरक हार 
भीख दुःख की माँगने फिर जो गया प्रतिद्वार, 
शूल जिसने फूल छू चन्दन किया सन्‍ताप। 
सुन जगाती है उसी सिद्धार्थ की पद-चाप । 
करुणा के दुलारे जाग। 
हक का ० न 
. रात के पथ हीन तम में मधुर जिसके श्वास , 
फेल भरते लघुकरों में भी असीम सुवास । 
* रश्मि! की भूमिका, यामा' (पृ० १२) । 
* “बचपन से ही भगवान बुद्ध के प्रति एक भक्तिमय अनुराग होने 
के कारण उनके संसार को दुःखात्मक समभने वाले दर्शत से मेरा 
असमय ही परिचय हो गया था ।”---रश्मि' की भूमिका, यामा' पृ० ११ 


३१८] परिचित प्रश्म, नई समीक्षा 


 कंठकों' की सेज जिसकी आँसुश्रीं का ताज , 
सुभग हँस उठ उस प्रफूल्ल गुलाब ही सा आज । 
बीती रजनी प्यारे जाग | 


यह पलायन है या जाधरण ? यह जीवन से पलायन नहीं जीवन में 
प्रवेश है। /98 48 0. 8809]06 470 ॥6, 906 77077 78. 
वस्तुतः: यह पलायनवाद नहीं, प्रवृत्तिवाद है। उनकी करुणा बौद्धिक 
करुणा नहीं । जग के कण-कण को जानकर, उनके क्रन्दन को पहचान 
कर करुणा ढुलकती है। जग के दागों को धो-धोकर ही उसकी काया 
की छाया गहरी होती है । जिसमें जग के संघर्षों से जूकने की शक्ति न 
हो वही निर्जत गह्नर की वांछा कर सकते हैं, पलायनवादी बन सकते हैं; 
महादेवी नहीं, जो कठोर बनकर पुर्णो शक्ति से सुख-दु:ख का स्वागत कर 
सकती हैं-- 
द जिसको पथ शूलों का भय हो, 
वह खोजे नित निरुन, गह्नर; 
प्रिय के सन्देशों के वाहक, 
में सुख दुःख भेंटूगी भ्रुजभर; 
भेरी लब्चु पलकों से छलकी, 
द इस कशा-करा में ममता बिखरी [* 


महादेवी को दुःख का वह रूप तो प्रिय है ही जो सहानुभूति और 
समता बढ़ाता है, आत्मा का विस्तार करता है; “मनुष्य के . संवेदनशील 
हृदय को सारे संसार से एक अविच्छिन्न बन्धन में बाँध देता है” और 
दूसरा वह रूप भी प्रिय है “जो काल और सीमा के बन्धन में पड़े हुए 
असीम चेतन का क्रन्दन है ।”' इसी क्रन्दत में वह करुणा भी सम्मिलित 

 ैतीर॒जा, यामा पृ० १९४ - सांध्यगीत, यामा पृ०. २५४ 
| “रश्मि की भूमिका, यामा पृ० १२ 


+ 


३. री कप 
वह ः ही । न हा जाई की 


महादेवीं की भावधारा [३१६ 


है जो जीवन-वैषम्य और संसार की असारता* से उंत्पन्न होती है। यदि 
मनोवैज्ञानिकों की भाषा में कहा जाय तो व्यक्तिगत अ्रभावजन्य वेदना' 
का काव्य में उन्नयन अथवा पयु त्थान हो जाता है। इस दुःख के तीसरे 
स्वरूप ने महादेवी के पहले दो दु:ःखों को और भी तीत्र बनाया है । अवश्य 
ही व्यक्तिगत अ्भावों का काव्य पर प्रभाव पड़ता है किन्तु इसको प्रबल 
ग्रभाव के रूप में ही ग्रहण करना चाहिये, मूल के रूप में नहीं । जीवन 
. पर पड़े हुए अन्य प्रभावों-संस्कारों को कैसे भुलाया जा सकता है? 
महादेवी स्वभावत: - संस्कारत: अ्रनुभूतिमयी तथा करुणाशील हैं । सामा- 
जिक गत्यवरोध ने करुणा को और घनीभूत कर दिया है | अतएव यदि 
महादेवी जी गृहिणी या माता होतीं तो भी उनके काव्य के स्वरूप में 
विशेष अन्तर न आता, वह करुणा-बहुल ही होता क्योंकि यह उनकी मूल 
प्रवृत्ति है, सांस्कारिक प्रवृत्ति है, केवल व्यक्तिगत अभाव-जन्य' नहीं । 
माता अथवा गृहिणी होने की स्थिति में ध्यान बँट जाता हैं और काव्य 
की तीव्रता भ्रवर्य कम हो जाती किन्तु स्वरूप में परिवर्तन सम्भक नहीं 
'था | कमलेश जी को इण्टरूयू देते हुये वे कहती हैं--“उनमें (गीतों में) 
करुणा की भ्रधिकता इसलिये है कि बुद्ध का मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव 
'पड़ा है। मैं बचपत में भिक्षुणी होना चाहती थी और आज भी वह 
लालसा ज्यों की त्यों बनी है। लेकिन अपने जीवन से भी मुझे पूर्ण 
'सन्तोष है । भिक्षुणी बनकर पूर्ण स्वतन्त्र हो जाती, पर आज भरी मैं कम 
स्वतन्त्र नहीं हुँ । जो मैं चाहती हूँ वही तो होता है। मेरी जीवन-यात्रा 
बड़ी सुखद है । सामाजिकता का यह रूप जो मैंने अपनाया है, वह इस 
लिए कि वह मेरे मन के अनुकूल पड़ता है । तभी तो मैं भिक्षुगी न होने 
पर सन्तुष्ट हूं । आरम्भ में विधवा झादि विषयों पर मैंने लिखा ही है । 
ये ही विषय सामने भी थे ।” 


महादेवी पर अद्वैतवाद का प्रभाव भी स्पष्ट है। यथा-- 


4 अब अर न बल अल ललिलअली कल लक आम म मल कल ले डििल कि ओम पि नमक 
*यथा पृष्ठ २९, ३०, ४२ यामा; . त्तीहार 


३२० | परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


(क) तुम हो विधु के बिम्ब और मैं 
मु्घा रहिम श्रजान, 


जिसे खींच लाते अ्रस्थिर कर 
कौतृहल के बाण । 


- झोस घुले पथ में छिप तेरा, 


जब आता आह्वान, 
भूल अधूरा खेल तुम्हीं में 
होती अन्तर्धान [* 


(ख) मैं तुम से हैँ एक--एक हैं 
जैसे रध्मि प्रकाश ॥ 
(ग) चित्रित तू मैं हूँ रेखाक्रम 
मधुर राग तू मैं स्वर-संगम,[ः 
शंकर के अद्व तवाद ने भी बुद्ध के समान संसार को दुःखमय स्वीकार 
किया है। किन्तु अ्रद्व तवादी संसार को मिथ्या समभते हुए भी उससे 
इस प्रकार दंष नहीं रखते कि संसार विलीन हो जाय। महादेवी 
सर्वात्मवादी भी तो हैं। इस वाद के अनुसार सर्वत्र एक ही आत्मा 
विद्यमान है| सर्वात्मवाद में अद्ठ तवादियों का-सा जगत का निषेध नहीं 
है। इसमें ब्रह्माण्ड की सत्ता (व्यक्त पक्ष) को भी ग्रहण किया जाता है। 
गीर॒जा' की निम्न पंक्तियों में सर्वात्मवादी धारणा स्पष्ट है--- 
यह क्षण क्या ? द्र॒त मेरा स्पंदन ; 
यह रज क्या ? नव मेरा मदु तन ; 
यह जग क्या ? लघ्नु मेरा दर्पण; 
प्रिय तुम क्या ? चिर मेरे जीवन ; 
“रश्मि, यामा १०१ 
[रश्मि, यामा १०४ 
नीरजा, यामा १४३ 


महादेवी की भावधारा [३२६ 


मेरे सब सब- में प्रिय तुम ; 
किससे व्यापार करूगी में? 
आँसू का मोल न लूँगी में !' 
अतएव बुद्ध मत की करुणा से इनके अदढ्व तवाद तथा सर्वात्मवाद: 
का कुछ विरोध नहीं । 
वस्तुत: अद्व त॒ का ब्रह्म ही बुद्धमत में करुणा बन गया है। (केवल 
समझने के लिए वेसे तो बुद्धमत का जन्म शांंकर-अद्वेतवाद से पहले 
हुआ था) महादेवी का ब्रह्म भी करुणामय है। इस प्रकार जो दुः्ह 
साधन है, वह कभी आराध्य भी बन गया है और वह ब्रह्म को भी दुः्ख- 
रूप में पाना चाहती हैं। यथा--- 
तुम दुख बन इस पथ से झाना । 
शूलों में नित मृंदु पाटलसा, 
खिलने देना मेरा जीवन । 
क्या हार बनेगा वह जिसने, 
सीखा न हृदय को बिधवाना ।' 
यहाँ मानों बोद्ध और अद्व त दर्शन का सम्मिलित प्रभाव है। इस 
अकार उनके संसार के प्रति कारुण्य भावना और 'चिर-सुन्दर' की उपासना 
में कोई विरोध नहीं। ये एक-दूसरे से पुरक है। इस तथ्य का सजय 
प्रमाण नीरजा का निम्न गीत है--- 
तुम्हें बाँध पाती सपने में ! 
तो चिर जीवन प्यास बुझा 
लेती इस छोटे क्षण अपने में ! 
पावस घन सी उमड़ बिखरती , 
शरद निशा-सी नीरव घिरती , 
धो लेती जग का विषाद 


यामा पृ० १७२ 
_ तीरजा, यामा १८८ 


३२२ | परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


ढुलते लघु श्राँस्‌ कर अपने में ! 
मधुर राग बन विद्व सुलाती, 
सोरभ बन करा-करण बस जाती, 
भरती मैं संसति का क्रन्दन 
हँस जर्जर जीवन अपने में * 
इस प्रकार प्रियतम का क्षण भर के लिये साक्षात्कार क्या है मानों 
जंग के विषाद को धोना है और हँसदे-हँसते अपने जज र जीवन में संसार 
के क़न्दत को भरना है। निम्न पंक्तियों में भी वे अपने प्रियतम से यही 
चरदान माँगती हैं--- 
प्रिय जिसने दुख पाला हो। 
जिन प्राणों में लिपटी हो पीड़ा सुरभित चंदन सी 
तूफानों की छाया हो जिसको प्रिय आलिगन सी । 
जिसकी जीवन की हारें हों जय के अभिनन्दन सी, 
वर दो मेरा यह आँसू, 
उसके उर की माला हो ।' 
सारे संसार में प्रियतम-दर्शन के कारणु वह वेरागिनी नहीं बन 
सकतीं । विस्तृत विश्व के साथ तादात्म्य ही तो विरादू प्रियतम से 
तादात्म्य है। रश्मि' की इन पंक्तियों में यह्‌ तथ्य नितान्‍्त स्पष्ट है-- 
तुम मानस में बस जाश्ो, 
छिप घन की अवशुण्ठन से। 
मैं तुम्हें ढँढने के मिस, 
परिचित हो लूँ कश-कण से 


-+इन पंक्तियों में दुःख का स्वरूप भी स्पष्ट है । 


नल 2 अिनरनिजल3 कमल “जन ० न न नजिन ना अनओड ऑन नती न बल न नीम मनन ननी नल आननलरओ-..+++०००+०>०«नवनन लिन «९००५० रन-ननननकी नीम +--+3-3-33०५+न+-नननयन-+ 
लत नी२त-ीससी सी सनक ी-34++_+ नरम» कनानकन्नक 


जमा १३४ 
तीरजा, यामा १७० 
गैयासा, ७७ 


इ२४] - परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


. भिक्षुक-सा यह विश्व खड़ा है णने करुणा प्यार; 
हँस उठ रे नादान खोल दे पंखुरियों के द्वार । 
रीते करले कोष 

नहीं कल सोना होगा घुल ! 
श्ररे तू जीवन-पाठल, फूल 
महादेवी मुक्ति को भी बन्धन के रूप में देखना चाहती हैं--- 


झ्राज वर दो मुक्ति आवे 
बन्धनों की कामना ले" 


महादेवी मोक्ष या निष्क्रिय लय नहीं चाहतीं। अन्य श्रनेक 
कविताओं में यही भावना व्यक्त हुई हैः--- 
(क) जिप्तमें कसक न सुधि का दंशन, 
प्रिय में मिंट जाने के साधन, 
वे निर्वाण--मुक्ति उनके, . 
जीवन के शत-बन्धन मेरे हों ! 
भरते नित लोचन मेरे हों !/ 


(ख) व्यों मुझे प्रिय हों व बन्धन ! 
बीन-बन्दी तार की भंकार हैं आकाश चारी; 
घूलि के इस मलिन दीपक से बँधा है तिमिरहारी; 
बाँघती निबं॑न्ध को में 
बंदिनी निज बेड़ियाँ गिन ! 


“आज के कवि को अपने लिए अनागरिक होकर भी संसार के लिये 
गृही, अपने भ्रति वीतराग होकर भी सबके प्रति अनुरागी, अपने लिए 


आई आम ४ बम कमा कार आआ॥स्‍॥ल्‍७७७७४७७७७७४७४७७७७७७७७७७७७७॥७७७७७७७७/५७७७७७७//शराशशशशशशशशाााा आल मनन कक. बज अमन अल 


लीरजा, यामा १७७ सांध्य गीत, यामा २२१ 
अजोीरजा, यामा १८९१ 
चखंध्य गीत, यामा २५२ 


भहादेवी की भावधारा [श२५ 


सन्‍्यासी होकर भी सबके लिए कर्मयोगी होना होगा । क्योंकि आज उसे 
अपने आपको खोकर पाना है 
उपरोक्त भावना केवल महादेवी की ही नहीं, यह इस युग की सामान्य 
भावना है और भा रतेन्दु से ही इसका प्रारम्भ हो गया था । यंथा--- 
अहो ननन्‍्द-तन्द गिरवर धरो आज फेर ।॥ 
हिन्दुन के नैन नीर निसदिन बरसे ॥ 
भक्त की वाणी में यह राष्ट्रीयता का नृतन स्वर है । तात्पर्य यह कि 
आध्यात्मिकता, देश-हित-साधना भझ्रथवा पर-हित की विरोधी नहीं ॥ इसी 
प्रकार चतुबंदी जी कहते हैं--- 
जब निशदिन अलख जगाता हूँ । 
तब नई प्रार्थना क्या होगी ।॥। 
यहाँ पर सेवा और ईद्वर-सेवा अ्रभिन्न हो गई है । निम्न कवियों में 
भी यही भावना परिलक्षित होती है-- 
भव भावे मुभको, और उसे में भाऊ । 
कह मुक्ति, भला किस लिये तुभे मैं पाऊ ? 


“गुप्त, यशोघरा 
वेराग्य साधने मुक्ति से भ्रमारतय, द 


झसंख्य बंधन माझे महानन्दमय । 
लभिवो मुक्तिर स्वाद एई वसुधार, 
मुक्ति कर पाथ खानि मरि बारम्बार। 


--रवीन्द्र 
तप रे मधुर-मधुर मन, 
विश्व वेदना में तप प्रतिपल । 
तेरी मधुर मुक्ति ही बन्धन, 
गन्धहीन तू गन्धयुक्त बच । 
निज अरूप में भर स्वरूप मन । “:-पन्‍्त, गुझन 


झाधुनिक कवि', १ (प्रथम संस्करण) की भूमिका पृ० २२ 


३२६] द परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


अविराम प्रेम की बाहों में । क्‍ 
है मुक्ति यही जीवन बन्धन ।॥ “पन्त, ज्योत्स्ता . 
जग की सेवा करना ही बस, 
हैं सब सारों का सार। 
विश्व प्रेम के बन्धन में ही, 
मुभको मिला मुक्ति का द्वार । 


“गोपालश रण सिंह 
महादेवी मुक्ति को 'चिर पंगुता' समभती हैं, इसलिए वे नित नए. 
क्षणों के श्रास्वादन के लिए अमर 'राही होने की सजीव शअभिलाषा 
करती हैं--- 
लोटता लघु पल न देखा 
नित नए क्षण-रूप-रेखा 
चिर बटोही में, मुभे 
चिर पंगुता का दान कसा ।॥| 
संसार से ऊपर उठने की अथवा वैराग्य की भावना, जो कुछ कवि- 
ताओं में अभिव्तत हुई है, वह केवल इसलिए कि साधक को परमात्मा से 
मिलने भथवा संसार-सेवा के हेतु सामान्य सांसारिक गुणों से ऊपर उठना 
आवश्यक है । साधना के कठिन-कठोर मार्ग पर चलने के लिए साधक के 
लिए लौकिक माया-जाल बाधक न बने, इसके लिए संयम और वैराग्य 
की झावश्यकता स्वाभाविक है । वस्तुतः वह वेराग्य शील का पर्याय है । 
महादेवी की सजल-स्नेहिल सक्रिय आस्तिकता अनेक कविताओं में 
हृष्टिगत होती है-- द 
मेरे हंसते भ्रधर नहीं जग -- 
की आँसू--लड़ियाँ देखो ! 
मेरे गीले पलक छुझ्ो मत, 
मुरकाई कलियाँ देखो !' 
सांध्यगीत, यामा २३६ 'नीरजा, यामा १५० 


सहादेवी की भावधारा - [३२७ 


ये मुरकाई कलियाँ और कोई नहीं, वही नारियाँ हैं जिनके लिये 
महादेवी जी ने ्वृंखला की कड़ियाँ में लिखा है: हमारे समाज के पुरुष 
का विवेक-हीन जीवन का सजीव चित्र देखना है तो विवाह के समय 
गुलाब-सी खिली हुईं स्वस्थ बालिका को पाँच वर्ष बाद देखिए, उस 
समय इस शअ्रसमय प्रौढ़ हुई दुबंल संतानों की रोगिणी पीली माता में 
कौन-सी विवद्यता कौन-सी रुला देते वाली करुणा न मिले ।” एक बार 
कविता में महादेवी भारत की दारुण दुःखद दश्शा पर क्त्दन कर 
उठी हैं--- 
मैं कम्पन हूँ तू करुण राग, 
मैं आँसू हूँ तू है विषाद । 
में मदिरा तू उसका खुमार, 
में छाया तु उसका आधार, 
मेरे भारत मेरे विशाल, 
मुभको कह लेने दो उदार । 
फिर एक बार बस एक बार ! 
24 >८ >< >< 
कहता है जिनका' व्यथित मौन, 
हम-सा निष्फल है आज कौन । 
निर्धन के धन-सी हास-रेख, 
जिनकी जग ने पाई न देख । 
उन सूखे ओठों के विषाद, 
में मिल जाने दो है उदार । 
फिर एक बार, बस एक बार | 
यह उल्लेखनीय है कि ये पंक्तियाँ उनकी प्रथम रचना नीहार! . 
को हैं ।| 
| यामा, पृ० ३३-३४ 


क्या 5सससखखअ कस सडसससॉोसससण:लनस सन लनललिनिकनन तन नम +नम>न>5_+»»न'+ «मन 





३२०८ | परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


इस उक्त भावना से प्रेरित होकर वह स्वयं आआँसुओं का क्षार पीकर 
विश्व को स्नेह का रस' बाँटती हैं और भ्रपनी करुणा की बरसात से 
'वापित-शापित विश्व को हरा-भरा करना चाहती हैं--- 


ताप जर्जर विश्वर उर पर, 
तूल से घन छा गये भर। 
दुःख से तप हो मदुलतर, 
उमड़सा करुणा भरा उर। 
सजति में इतनी सजल, जितनी सजल बरसात | 
निःसंदेह वह 'नीर भरी दुख की बदली हैं, पर किसलिए ? रज-करण 
'को निज जल-कण से नवजीवन-अ्रंकुर देने के लिए, व्यथित विश्व को सुख 
से स्पंदित करने के लिए । जैसे महादेवी को घन प्रिय है वैसे ही दीपक 
उससे भी भ्रधिक, क्योंकि वह स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है--- 


मधुर-मधुर मेरे दीपक जल, 
युग-युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिफल । 
प्रियतम' का पथ आलोकित कर ।[ 

“इन पंक्तियों में नीरजा की मूल भावना व्यक्त हो रही हैं। इस 
में दीपक कवि के व्यक्तित्व का प्रतीक है। अपने सुकुमार कोमल घरीर 
"को, अपने जीवन के प्रत्येक अणु को, दीपक की भाँति जलाती 
'हुई कवयित्री अपने प्रियतम का पथ आलोकित करना चाहती हैं । अपने 
को मोम की भाँति जलाकर आलोक फैलाने वाली दीप शिखा में विश्व- 

कल्याण और संसार-सेवा का जो उदात्त आदर्श हृष्टिगत होता है वह 
काव्य ही नहीं, संसार का आदर्श है ।”* यही समाज-कल्याण की भावना 
निम्न कविता में है-- 


पसांध्य गीत, यामा २३३ 
उनीरजा, यामा १४५ 
*विजयेन्द्र स्नातक । 





महादेवी की भावधारा [२२६ 


दीप मेरे जल अ्रकम्पित घुल भ्रचंचल, 
पथ न भूले एक पग भी । 
पथ न खोये लघ्चु विहग भी, 
स्तिग्घ लौ की तूुलिका से, आ्रॉँक सबकी छाँह उज्ज्वल ।' 
और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का उद्घोष इस पंक्ति में-- 
कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो !' 


महादेवी के इस करुणा-कलित हृदय से खारे आँसू निकलते हैं अथवा 
मोती ? इसकी पहचान तो रत्न-पारखी कर सकते हैं, किन्तु महादेवी 
पानी की सार्थकता' आग के साथ ही मानती हैं--- 


आग हो उर में तभी हग में सजेगा आज पानी ।' 


वस्तुतः महादेवी के उर में आग है, ओष्ठों पर उदृबोधन का राग 
है। यदि ऐसा है तो नयनों में नीर कसा ? हिमालय में ज्वाला है पर 
ऊपर से नीर जैसा--यही इस प्रश्न का समाधान है । हृदयस्थ आग से 
ही महादेवी निम्न स्फुरतिप्रद, झेंफोड़ने वाली कविता कर सकी हैं--- 


घचिर सजग आँखें उनींदी आज कंसा व्यस्त बाना ! 
जाग तुमको दूर जाना ! 


अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कम्प होले, 
या प्रलय के श्राँसुओं में मौन अलसित व्योम रो ले; 
आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया 


जाग या विद्युत-शिखाशओ्रों में निदुर तूफ़ान बोले ! 
पर तृभे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना ! 


जाग तृभ को दूर जाता ! 


लक्फिडजजजल -िििलनिलननीन बह. 


'दीपशिखा (चतुर्थ संस्करण ६७) 
'सांध्य गीत, यामा २३६ 
सांध्य गीत, यामा २३४५ 


३३० | परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


बाँध लेंगे क्‍या तुझे यह मोम के बन्धन सजीले ? 
विश्व का क्रन्दन भ्रुला देगी मधुत की सधुर गुनगुत ? 
क्या डुबा देंगे तुभे यह फूल के दल झोस गीले ? 
तून अपनी छाँह को अपने लिए कार बताना ! 

जाग तुझ को दूर जाता ! 


ऊपर लिखी कविता में जिस विद्व के क्रन्दन' की ओर जागरूक 
करने का प्रयत्न किया गया है वह श्रृंखला की कड़ियाँ श्रादि के क्रन्दन 
से भिन्‍न नहीं । कवि और गद्यकार महादेवी की आत्मा एक ही है शरीर 
ही दो हैं। इन दोनों में इतना ही श्रन्तर है जितना गद्य और कविता 
में | गद्य और कविता की प्रकृति को जानकर ही महादेवी ने लिखा है--- 
अपने करुणा-बहुल दर्शन के बौद्धिक निरूपण के लिये गद्य को और 
भावात्मक निरूपण के लिये पद्म को चुना है । । 
.. शभ्रन्त में हम इतना ही कहेंगे कि महादेवी कोमल भी हैं, कठोर भी, 
उनमें श्राग भी है पानी भी, और वे दीन भी हैं, अभिमानिती भी--ऐसा 
विरोधाभास उनके व्यक्तित्व में परिलक्षित होता है:--- 


नभ में गवित भ्रुकता न शीक्ष, 
पर अंक लिये है दीन क्षार; 
मन गल जाता नत विश्व देख, 
तन सह लेता है कुलश भार 
कितने मृदू॒ कितने कठिन प्राण ! 


महादेवी की भाव-धारा तथा उसके प्रेरक तत्त्वों का-संक्षेप में विश्लेषण 
इस प्रकार किया जा सकता है । 
महादेवी के दुःखबाद के प्रेरक प्रभाव-- 
१. महादेवी पर करुणा के संस्कार प्रारम्भ से थे । 
सांध्य गीत, यामा २३४ 
सांध्य गीत, यामा २५३ 


भहादेवी की भावधारा [३३१ 


२. महादेवी पर आध्यात्मिक संस्कार भी थे जिस कारण आत्मा 
का परमात्मा के प्रति विरह मिलता हैं । 
३. महादेवी पर बुद्ध के दुःखबाद का प्रभाव है (किन्तु उसके 
अनात्मवादी, निर्वाण-सिद्धान्त का नहीं) । द 

४. संसार की असारता से उत्पन्त' स्वाभाविक दुःख । 

५. व्यक्तिगत विषमताजन्य दुःख, जिसका काव्य में उदात्तीकरण 
(5प70॥779807) हो जाता है और वेदना, संवेदना भ्रथवा करुणा 
का रूप धारण कर लेती है । द द 

६. थुगीन परिवेश, जिसमें रूढ़िवादी अथवा परम्परागत के स्थान 
पर बौद्धिक श्रध्यात्म मिलता है। इस बौद्धिक अध्यात्म का विश्लेषण 
इस प्रकार हो सकता है--- 

क. इस युग के सर्वप्रसिद्ध अ्रद्व तवादी विवेकानन्द ने अ्रद्गत दर्शन 
के व्यावहारिक रूप मानववाद पर बल दिया) रवीन्द्र और गाँधी का 
अध्यात्म भी समाज से बाहर अन्तर्साधनामुलक नहीं, वह लोक मंगला- 
त्मक मानववादी श्रध्यात्म है । ' 


ख, मानव में ईइ्वर-दर्शन ही सच्चा ईश्वर-दर्शन तथा मानव- 
प्रेम ही ईश्वर-प्रेम है। मानव का मानव से भ्रर्थात्‌ विश्व से बन्धन ही 
मुक्ति है। महादेवी के ही शब्दों में “विश्व जीवन में अपने जीवन को इस 
प्रकार मिला देना, जिस प्रकार जल बिन्दु सागर में मिल जाता है, कवि 
का सोक्ष है ।” 

ग. इस भूतल को ही स्वर्ग अ्रथवा मुक्ति-्लोक बनाने का भी 
आग्रह । द 

घ. आज व्यक्ति को अपने प्रति वीतरागी होकर भी संसार के लिये 
ग्ृही होना है । 

च. लोक-संग्रह और आ्रात्म-संग्रह दो भिन्‍न मार्ग न होकर एक ही 
सांस्कृतिक मार्ग के युग्म पाइव हैं । 


३३२] परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


महादेवी की मूल भावनाएँ तीन हैं--- 

साध्य---१. आत्मा की परमात्मा के प्रति विरह-भावना । 

२. विद्व के प्रति संवेदना (करुणा) । 
साधन--३. त्यागमयी साधना--घनवत्‌ घुलने श्रथवा दीपवत जलने 
की भावना । 

वस्तुतः पहली दोनों भावनाएँ एक ही हैं क्योंकि महादेवी विश्व रूप 
ब्रह्म के साथ एकरूपता चाहती हैं--विश्व के साथ एकरूपता तथा ब्रह्म 
को पाने में कोई भेद नहीं समभझतीं । क्योंकि--- 

मैं तुम्हें पहचान लू इस कूल तो उस कूल कया है ?+ 
या-- विश्व में वह कौन सीमाहीन है 
हो न जिसका खोज सीमा में मिला । 

तीसरी भावना उक्त साध्य की साधना है। 

ग्रन्य मन्तव्य तथा निष्कर्ष-- 

१. महादेवी का दुःखवाद वस्तुत: करुणा-तरगायित आनन्‍्दा- 
नुभूति है । 

२. महादेवी के गद्य-पद्य में मूल अन्तर नहीं । भावनाओं की 
अभिव्यक्ति का माध्यम गीतिकाव्य होने के कारण जीवन-जगत्‌ का वस्तु- 
गत चित्रण नहीं हुआ शोर न ही तथ्यों का ब्यौरा उपस्थित करने का 
प्रयत्त किया गया है, जेसे गद्य में हुआ है; किन्तु गद्य और पद्च दोनों में 
सामान्य प्रेरणा करुणा (संवेदना) है। काव्य का ओचित्य गद्य के 
ओचित्य से भिन्‍न होता है, उन्होंने सदेव इसका ध्यान रक्‍्खा है । द 

३. महादेवी में दुःखवाद, सर्वात्मवाद तथा अद्व तवाद का अद्भुत 
समन्वय हुआ्ना है । द द 

४. महादेवी आध्यात्मिक हैं किन्‍त्‌ उन्हें कबीर और मीरा की 
परम्परा में लाना ठीक नहीं, क्‍योंकि प्रत्येक युग का अपना श्रध्यात्म है। 

जहाँ तक काम-वासनाओं का प्रइन है, महादेवी और मीरा में कोई अन्तर 


न सांध्यगीत, यामा, २३६ 


महादेवी की भावधारा' [ ३३३ 


नहीं क्योंकि मूल में सभी साधक मानव ही हैं, और मानव ही थे । प्रत्येक 
युग की साधना का स्वरूप भिन्‍न है, श्रतएव महादेवी में मीरा अथवा 
कबीर का आत्म-समपंण खोजना व्यर्थ है । 

५. महादेवी की प्रथम कविता पुस्तक नीहार' की अनेक कविताश्रों 
में निराशा अवश्य मिलती है किन्तु एक तो यह निराशा अस्थाई रूप में 
आती है जो मानवीय शक्तियों की सीमा का स्वाभाविक परिणाम है। 
दूसरे निराशा भी उस शूल का कार्ये करती है जो फूल को दुलारता और 
विकसित होने की शक्ति प्रदान करता है,। यही कारण है कि यह निराशा 
भी प्रायः ऐसे उदात्त-दीप्त रूप में अ्भिव्यक्त होती है जो उस 'निर्मंम' के 
गये का भी खर्वे कर सकती है--- 

चिता कया है निर्मम, 

बुर जाये दीपक मेरा। 

हो जायेगा तेरा ही, 

पीड़ा का राज्य अँधपेरा ।' 
उनसे कंसे छोटा है, 
मेरा यह भिक्षुक जीवन । 
उनमें अनन्त करुणा है, 
इसमें असीम सूनापन ।* 

निस्सन्देह यह सूनेपन की होड़ भी अदृभ्भुत है जो प्रियतम की करुणा 
के अ्रभिमान को भी तोड़ सकती है। यही गौरवमय दीप्त चित्र नीहार' 
की 5, १५, १७, २४ नं० की कविताओ्रों में देखे जा सकते हैं । 


६. मेरे विचार में किसी रचना के स्वरूप की निरख-परख में 
रचनाकार का उल्लेख उतना सी करना चाहिये जितना श्रावश्यक हो, 


कृति से अधिक कर्त्ता का निर्देश हमारे निष्कर्षों को प्रभाववादी तथा 
आलोचक की तटठस्थता को भंग कर देता है। 


नीहार, यामा १० 
नीहार यामा १७ 


प्रसाद जी की कविता का मर्म 


संसार का कोई भी . महत्त्वपूर्ण स॒जन निरावृत तथा सहज स्पष्ट 
नहीं होता । भूमि के भावृत अन्तरंग में अंकुर की सृष्टि होती है, अन्ध- 
कार के गहन-म्लान क्षितिज से रश्मि की अरुरिएमा फूटती है, छिपे-पिसे 
पत्थरों पर सौध स्थापित होता है और अन्तर की रहस्यमयी प्रेरणा से 
जीवन को विकास मिलता है। यथार्थ-आ्रादर्श की भी यही स्थिति है। 
यथार्थ के शिशिरांतक से सिमटी-सिकुड़ी वनस्थली की हीनता ही धीरे- 
धीरे वसनन्‍्त-विकास की सम्पन्तता से जगमगा उठती है । जीवन की गति 
भी ऐसी ही है । भोग से योग की झोर बढ़ने वाले तथा चिता से आनंद 
प्राप्त करने वाले व्यक्ति का विकास सहज है, क्रमिक है, इसलिए स्थाई 
भी, पूर्णा भी । अ्कस्मात्‌ एकदम योगी बनने वाला, मानों धक्के की गति 
से आगे बढ़ने बाला, गिरता है । कलाकार की गति, कला का भी यही 
स्वरूप है । चरित्र का, भावना का, विचारधारा का भी क्रमश: विकास 
ग्रावश्यक है । प्रसाद की कविता का भी सहज-क्रमिक विकास हुआ है । 
उनकी कविता की परिभाषा इसी तत्त्व पर आधारित है-- “कवित्व --- 
वर्णां मय चित्र है जो स्वर्गीय' भावपूर्ण संगीत गाया करता है। अन्धकार 
का आलोक से, अ्सत्‌ का सत्‌ से, जड़ का चेतन से और बाह्य जगत्‌ का 
प्रन्तजेंगत्‌ से सम्बन्ध कौन कराती है ? कविता ही न ?” |और यही उनकी 
कविता है। यह परिभाषा उनके काव्य पर बूरी चरितार्थ होती है । 
यह ध्यान रहे कि परिभाषा का दूसरा भाग प्रसाद के विचारात्मक 
दृष्टिकोण को ही व्यक्त नहीं करता, उसकी अभिव्यक्ति के स्वरूप को 
भी स्पष्ट करता है। असत्‌ से सत्‌' या जड़ से चेतन! का अभिप्राय 


'स्कन्दगुप्त' पु० २१; नर्वाँ संस्करण 


( रेरे४ड ) 


प्रसाद जी की कविता कां मर्म [३१५ 


आदर्श को यथार्थ का आ्राधार देने से है । दूसरे इससे काव्य में लोक- 
मंगल की साधनावस्था भी संकेतित है । 


कामायनी' प्रसाद की भ्रन्तिम क्ृत्ति है और इसे लिख कर कवि को 
संतोष भी हुआ था । उसके नायक मनु ऐसे ही समरसता-जन्य आनंद 
के उतंग शिखर पर नहीं पहुँच गए, यह प्रसाद के काव्य की साधना- 
साध्य चरम-स्थिति है और इसका क्रमशः विकास हुआ है । भरता में 
ही प्रसाद के कवि ने अपने मानसिक द्वन्द् को स्वीकार किया था--- 


जब करता हूँ कभी प्रार्थना, 
कर संकलित विचार, 
तभी कामना के नृपुर की 
हो जाती. मंकारंँ 
यवस्थित' कविता की यह मानसिक अ्रव्यवस्था प्रसाद जी के 
प्रत्येक काव्य में मिलेगी | इन पंक्तियों में प्रसाद ने मानव-मन में चलने 
वाले सत्‌-असत्‌ के शाइवत इन्द्र का उल्लेख किया है । जो भी इस दन्द्र 
की उपेक्षा कश्ता है, धक्के की गति से दोनों पग आगे बढ़ाता है, वह 
गिरता हैं । स्वाभाविक चाल वह है जिसमें एक पग पीछे पड़ता है और 
दूसरे को आगे बढ़ाया जाता है । यही शिव की गति है और उनके अनुयायी 
प्रसाद की भी। शिव योगी भी हैं, वेरागी भी | प्रसाद ने केवल तप 
को सत्य नहीं माना। उसने जीवन-सौन्दर्य का अनुभव किया, परिरम्भ- 
कुम्भ की मदिरा का पान किया, निश्वास-मलय के भोंके सहे और 
उपेक्षामय यौवन के मधुमय सोतों का पूरा उपयोग किया । वह अपने 
अल्हड़ यौवन' के खिले फूल से विश्व-प्रकृति का शुंगार करता; वे कुछ 
दिन कितने सुन्दर थे" की याद करता आगे बढ़ा है । इस प्रकार प्रसाद- 
काव्य मानवी मनोभावों पर आधारित है। इसलिए उसमें जीवन का 
रस है । | 





+फरना, श्रव्यवस्थित, कविता नं ० २, पु० ४ 


३३६] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


प्रेम पथिक' के प्रारम्भ में ही--इसी तरह प्रायः श्रन्य काव्यों में 
भी--प्रसाद का पिथिक कामना की मधुर भावना से चला है, उसने ग्रभाव 
का, वेदना का अनुभव किया है किन्तु वह उसमें खो नहीं गया, पथ को 
ही वह लक्ष्य नहीं मान बैठा, क्यों कि--- 
इस पथ का उद्देश्य नहीं है 
क्वांत भवन में टिक रहना 
किन्तु पहुँचना उस सीमा तक 
जिसके आगे राह नहीं 


प्रसाद का प्रेम-प्थिक कामायनी में उस सीमा तक बढ़ा-चढ़ा है 
जिसके आगे राह नहीं। भरना” तथा प्रेमपथिक' की उक्त उद्घृत 
पंक्तियों को मिलाने से प्रसाद की कविता की परिभाषा बन जाती 
है । प्रसाद का कवि सदेव वासना से प्रेम, दुख से करुणा (सुखात्मक), 
व्यष्टि से समष्टि, चिन्ता से आनन्द, अ्रसत से सत, दुख-दग्ध जगत से 
श्रानन्दपूर्णो स्वर्ग) और यथाथे से आदर्श की शोर बढ़ा है--उसने संस्कृति- 
: सूत्र तमसोमाज्योतिर्गमय' की साधना की है । यह ऊध्वंगामी चेतना किसी 
भी कलाकार के लिए आवश्यक हैं । इसके अ्रतिरिक्त विकास के क्रम में 
समन्विति भी श्रपेक्षित है । 

कुछ साहित्यकार ऐसे होते हैं जो नवजीवन देने के लिए प्रकृत जीवन 
को ही अस्वीकार कर देते हैं। वे प्रश्नों का आह्वान किए बिता ही 
उत्तर प्रस्तुत कर देते हैं । जसे, स्थूल नेतिक दृष्टि वाले आंगारिक वर्णुनों 
से पलायन कर जाते हैं। इस से वह आदशों का संचय मात्र करते हैं, 
संचार नहीं । प्रसाद की विशद्येषता यही है कि वह मानवीय इन्दों को 
स्वीकार करते हुए उदात्त आदशों तक पहुँचते हैं । उनके समरसता-जन्य 
आनन्द वाला शव दर्शन अध्ययन--ितन का ही परिणाम नहीं, यह 
उनके जीवन से विकसित हुआ है । यह भरना” की अ्रव्यवस्था” को 
व्यवस्थित करने की आवश्यकता का सहज परिणाम है| इसलिए उनका 
काव्य पश्न-शंकाओं को उठाता, वासना-सिंचित संवेदनों से बढ़ता है, - 


 असाद जी की कविता का मर्म [३३७ 


_धौर संतुलन, समरसता, तथा समष्टि-भावना में इसका श्रन्त होता है 
_ जो साहित्यकार मानव की सहज वासनाओं के चित्रण से बचता है, उसकी 
आस्था, उसका विश्वास मानों अग्निपरीक्षा से बचता है। जीवन को" 
जीने से ही आस्था परिपुष्ट हो सकती है, नहीं तो वह अनास्था है ॥ 
प्रसाद के काव्य में समरसता ही नहीं, इन्द्र के साथ समरता है; शंका: 
के साथ आस्था है। साथ ही विकास-क्रम में भी समन्विति है इसलिए, 
यह काव्य आनन्द भी देता है, आदर्श भी । 


कल है. हू. 
'परिमल” की भूमिका 

'प्रिमल' की भूमिका समस्त निराला-काव्य की भूमिका है। दूसरे, 
यंत जी के पल्‍लव की भूमिका के साथ इसे भी छायावादी काव्य को 
समभने की दृष्टि से महत्त्व दिया जा सकता है; पर हमारे विचार में 
निराला स्वच्छुन्द कवि हैं, छायावादी नहीं । 'परिमले' की भूमिका से भी 
एक छायावादी कवि की श्रपेक्षा एक स्वच्छुन्द कवि की मनोवृत्ति अधिक 
स्पष्ट होती है । संयोग की बात है कि इस भूमिका में भी कहीं छायावाद' 
का शब्द नहीं आया । यदि छायावाद के विक्रासक्रम को देखा जाय तो 
यह स्पष्ट होता है कि द्विवेदी-युगीन स्वच्छुन्द काव्य-प्रवृत्ति की परिणति 
छायावाद के रूप में हुई । अतएव प्रारम्भ में छायावाद के सभी कवियों 
में स्वच्छन्द भावनाएँ तथा परम्परामुक्त कला थी पर उत्तरोत्तर विकास के 
क्रम में सभी किन्हीं विशेष दृष्टियों तथा पद्धतियों में बँध कर रह गए--- 
वादी (छायावादी) बन गए और स्वच्छन्दता का निर्वाह न कर सके । 
केवल निराला का काव्य आद्यन्त स्वच्छन्दता का परिचय देता रहा । 
इसलिए प्रारम्भ से ही इनमें अन्य छायावादियों से स्वच्छुन्दता के 
तत्त्व अधिक थे । परिमल' की भूमिका निराला-काव्य के साथ छायावादी 
काव्य के प्रेरक प्रभावों को समझने में इसलिए सहायक हो सकती है 
क्‍यों कि प्रारम्भ में दोनों की समवेत थ्रूमि थी | इस दृष्टि से यह भूमिका 
पंत जी के 'पललव' की भूमिका की पूरक है । 

द्विविदी-युग के उत्तराध में जिस चृतन कविता का विकास हुआ उसे, 
न समभने के कोरण, परम्परागत आलोचक सहानुभूति न दे सके । भ्रतएवं 
इन नए कवियों को बड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा । यह संघणषं 
करने के लिए पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी सभी, कवि के साथ आलो- 


( ह३८ ). 


. परिमल की भूमिका [३३६ 


चक भी बने । परिमल' की भूमिका इसी का परिणाम थी। प्राचीन 
गुरूडम के विरुद्ध बगावत की हा से, संकीर्णा आलोचकों को छुनौती 
देते हुए, निराला स्वच्छुन्द या छायावादी कविता के आशामय भविष्य 
का उद्घोष करते हुए भूमिका के प्रारम्भ में ही लिखते हैं--“इस युग 
के कुछ प्रतिभाशाली अल्प-वयस्क साहित्यिक प्राचीन गुरूडम के एकच्छत्र 
साम्राज्य में बगावत के लिए शासन-दण्ड ही पा रहे हैं, श्रभी उन्हें 
साहित्य के राजपथों पर साधिकार स्वतन्त्र-रहूप से चलने का सौभाग्य 
नहीं मिला । परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि इस नवीन जीवन के भीतर 
से शीघ्र ही एक ऐसा आवतं बँधकर उठने वाला है, जिसके साथ साहित्य 
के अगरशित जलकरण उस एक ही चक्र की प्रदक्षिणा करते हुए उसके 
साथ एक ही प्रवाह में वह जायेंगे, और लक्ष्य-भ्रष्ट या निदाघ से शुष्क 
न हो एक ही जीवन के उदार महासागर में विलीन होंगे ।/* रीतिकालीन 
कवि,भ्राचार्य बने थे सुविधा के लिए, ये बने संघर्ष के लिए । उन्हें संस्कृत के 
लक्षण-ग्रंथों की परम्परा मिल गई थी, इन्हें नई परम्परा का निर्माण 
करना था। उन्हें पुराने लक्षणों का अनुवाद करते हुए नृतन स्वनिर्मित 
उदाहरण देने थे, इन्हें नए लक्षणों के साथ नई कविता देनी थी । वे 
झूढ़िबद्ध दृष्टिकोण की उपज थे, ये थे प्रकाश-युग की सृष्टि । इन्होंने 
नए कवियों को ही प्रेरित नहीं किया, पुराने झ्रालोचकों को नई दृष्टि 
भी दी | बहुत से आलोचक इन कवि-आ्लालोचकों द्वारा कही बातों को 
ही दृहराते या विकसित करते रहे । उदाहरणा-स्वरूप पंत ने काव्यभाषा 
तथा अलंकारों, निराला ने मुक्त छंद तथा महादेवी ने गीतिकाव्य के 
सम्बन्ध में जो लिखा, उन्हीं को झ्राज तक उद्धृत किया जा रहा है। 
पंत श्र निराला तत्कालीन रुढ़िबढ्ञ आलोचना से असंतुष्ट थे । प्रशंसा 
तथा श्लालोचना में जो आदान-प्रदान जारी था और दलबन्दियों में ग्रस्त 
साहित्यकार साहित्य में मानो प्राचीन गुलामी प्रथा” का जैसा पोषण कर 
रहे थे, उसे निराला ने व्यंग्य स्वरूप विचित्र नज़्ज़्रा' कहा है । (१०) 


उन लानत ता कक धन नननननननानननन-++ ५५५4-०9 >अ न »+++++++ +न-+- 


* “परिमल' की भूमिका पृ० १० 


- ३४० ] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


पंतजी ने तो स्पष्ट ही लिख दिया है कि हिन्दी में सत्समा- 
लोचना का बड़ा अभाव है। रसगंगाधर, काव्यादर्श आदि की वीणा के 
तार पुराने हो गये; वे स्थायी, संचारी, व्यभिचारी आदि भावों का जो 
कुछ संचार अथवा व्यभिचार कराना चाहते थे, करवा चुके ।” पंत जी 
नृतन काव्य के लिए नृतन आलोचना चाहते थे इसलिए उन्होंने सत्साहित्य 
की सृष्टि' के लिए 'समालोचना में समयानुकूल रूपान्तर, को आवश्यक 
माना। इस दृष्टि से वे अंग्रेज़ी ढंग की आलोचना का प्रचार चाहते 
थे न 

| पंत जी ने 'पल्लव' की भूभिका में मध्ययुगीत या रीतिकालीन रूढ़ि- 
बद्ध दृष्टिकोण को आधुनिक युग-जीवन के लिए घातक बताते हुए उस 
का घोर विरोध किया था। अवश्य ही इससे छायावादी कविता के नए 
दृष्टिकोण का पता चलता था । फिर भी इस से नई कविता की प्राचीन 
के प्रति प्रतिक्रियात्मक अ्रक्ृति का बोध अधिक होता था । 'परिमल' की 
भूमिका से नई कविता की स्वाधीन चेतना का श्रपेक्षाकृत अधिक पता 
चलता है । यह स्पष्ट होता है कि छायावाद किसी से उधार ली हुई या 
नकल की हुई काव्यधारा नहीं थी वरन्‌ भारत में उठने वाली सामाजिक- 
राजनेतिक स्वातन्त्य-भावनाओ्रों तथा सांस्कृतिक जागरण की उपज थी । 
पललव' की भूमिका से नई कविता का सम्बन्ध राष्ट्रीय जागरण या 
मुक्ति-आन्दोलन से इतना स्पष्ट नहीं होता जितना निराला की इस 
भूमिका से । 

निराला जी के मुक्त छंद का बहुत विरोध हुआ था, उपहास में उसे 
केंचुआ' और रबड़ छुंद” तक कहा गया । (१६) 'परिमल' में मुक्त छंद 
के समर्थन में निराला कलागत तर्कों तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने 
काव्य-शली या छंद आदि के स्वरूप को व्यक्ति ही नहीं, जातीय मानस 
से सम्बन्धित किया है। इसी आधार पर उनके मुक्त छंद की वकालत 
का आंदोलन, समाज की मुक्ति का आंदोलन हो गया है। वे लिखते हैं-- 


| पल्‍लव (पाँचवा संस्करण )की भूमिका, पृ० ३६, श्री सुमित्रानन्दन पंत 


परिमल की भूमिका [३४४१ 


“मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है । मनुष्यों की 
मुक्ति कर्मों के बन्धन से छुटकारा पाना है, और कविता की मुक्ति छंदों 
के शासन से अलग हो जाना । जिस तरह मुक्त मनुष्य कभी किसी तरह 
भी दूसरे से प्रतिकूल आचरण नहीं करता, उसके तमाम कार्य औरों को 
प्रसन्न करने के लिए होते हैं--फिर भी स्वतन्त्र, इसी तरह कविता का 
भी हाल है। मुक्त काव्य कभी साहित्य के लिए अनर्थंकारी नहीं होता, 
किन्तु साहित्य में एक प्रकार की स्वाधीन चेतना फंलती है, जो साहित्य 
के कल्याण की ही मूल होती है।॑ 


निराला जी वेदांत से बड़े प्रभावित रहे हैं। परिमल' तथा गीतिका' 

आदि में भ्रद्व तवादियों की रहस्य-वृत्ति का स्पष्ट परिचय मिलता है। 
पर निराला ने इस अद्वेतवाद से भी युग को शक्ति देने का काम लिया है, 
वैरागी बनाने का नहीं--हीनता-मंथि में ग्रस्त शासित जाति को स्फूर्ति 
_ देकर जगाया है । पर यहाँ भी वह आपने छांदिकः दृष्टिकोण को व्यक्त 
करना नहीं भूले-- 

पर, कया है, 

सब माया है--माया है, 

मुक्त हो सदा ही तुम, 

बाधा-विहीन बन्ध छंद ज्यों 

डूबे आनन्द में सच्चिदानन्द-रूप । 

महामन्त्र ऋषियों का 

अरणुओं परमाणुओं में फूका हुआ--- 

“तुम हो महानू, तुम सदा हो महान, 

है नह्वर यह दीन भाव, 

कायरता, कामपरता, 

ब्रह्म हो तुम, 

[परिमल' की भ्रूमिका (पष्ठावृत्ति) पृ० १४ 


३४२] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 
पद-रज भर भी है नहीं पूरा यह विश्व-भार-- 


जागो फिर एक बार ! 
(र०्४-) 

यही बात उन्होंने परिमल' की भूमिका में लिखी है--जिस तरह 
ब्रह्म मुक्त-स्वभाव है, बसे ही यह छन्द भी । पर आज इस तरफ़ कोई 
हकक्‍्पात भी नहीं करना चाहता । इतनी बड़ी दासता-रूढ़ियों की पाबन्दी 
इस (गायत्री) मन्त्र के जपने वालों पर भी सवार है। वेदों में काव्य की 
मुक्ति के ऐसे हज्जारों उदाहरण हैं, बल्कि ६५ फ़ीसदी मन्त्र इसी प्रकार 
मुक्त-हृदय के परिचायक हो रहे हैं। इन मन्त्रों को ईश्वर-क्ृत समभकर 
अनुयायीगण विचार करने के लिए भी तेयार नहीं, व पराधीन काल की 
अपनी बेड़ियाँ किसी तरह छोड़ेंगे, जैसे उन बेड़ियों के साथ उनके जीवन 
ओर मृत्यु का सम्बन्ध हो गया हो। “ईश्वर: सर्वभूतानां हृहेशेड्जन 
तिष्ठति” यहाँ मुक्त-स्वभाव ईश्वर को सर्वभूतों के हृदय में ही ठहरा 
दिया गया है, और हृदय तक मन को उठा सकने वाले जो कुछ भी करते 
हैं, मुक्त स्वभाव से करते हैं, इसलिए वह कृति जैसे ईश्वर की ही कृति 
हो जाती है। बात यह है, वेदों की अपौरुषेयता की है। वे मनुष्य-कृत 
ही हैं, पर वे मनुष्य उल्लिखित प्रकार के थे। आजकल की तरह के रूढ़ियों 
के गुलाम या अंग्रेज़ी पुस्तकों के नक्काल नहीं । ईश्वर के सम्बन्ध की ये 
बातें जो समभते हैं, उनमें एक अद्भुत शक्ति का प्रकाश होता है। वे 
स्वयं भी अपनी महत्ता को समभते और खुलकर कहते भी हैं । उनकी 
वाणी में महाकषंण रहता है । (१५) निराला के मुक्त स्वभाव-कवित्व 
तथा उनके काव्य के अद्वेतवादी ओज तथा उदात्तता के गुणों का रहस्य 
वेदों की अपोरुषेयता की तृतन व्याख्या करने वाली उक्त पंक्तियों से स्पष्ट 
है | वेदाभिमानी होकर भी निराला छढ़ियों तथा पराधीन काल' की 
दास मनोवृत्ति का केसे खंडन-उत्पाठन कर सके हैं; परम्परा की जागरूक 
चेतना से प्रगति का पथ प्रशस्त कर सके हैं; और ब्रह्म हों तुम' के 
आध्यात्मिक ओज से हीनता-ग्रंथि-ग्रस्त पराधीन भारतीय समाज को सजग 


परिमल की भूमिका [३४३ 


करते हैं, यह विरोधाभास का चमत्कार प्रशंसतीय है । उनकी आध्या-' 
त्मिकता भी संघर्ष के. लिए और छांदिक क्रांति भी मुक्ति के लिए है। जब 
वे कहते हैं--'इतनी बड़ी दासता--रूढ़ियों की पाबंदी इस (गायतन्नी) 
मन्त्र के जपने वालों पर भी सवार है”--तो मानों वे समभते हैं कि भार- 
तीय मूलतः मुक्त हैं, और उनकी परम्परा भी उनको मुवित का ही संदेश 
देती है। फिर वे दासता की बेड़ियों में क्‍यों जकड़े हुए हैं ? निराला जी 
को भारतीयों की राजनैतिक गुलामी ही नहीं साहित्यिक दासता भी 
खलती थी । इसलिए अंग्रेज़ी पुस्तकों के नक्‍कालों' से उनको चिढ़ थी ॥ 
छायावाद को कितनों ने पश्चिम के रोमानी-काव्य का भारतीयकरण 
बताया है । पंत जी की कृंत्तियों पर पाइ्चात्य प्रभाव सर्वाधिक रहा है 
किन्तु निराला, प्रसाद और महादेवी सबने स्वच्छन्द या छायावादी -रहस्य- 
वादी कविता को भारतीय ठहराया है। प्रसाद जी ने रहस्यवाद की विदे- 
शीयता का खंडन करते हुए लिखा--““*“भारतीय रहस्यवाद ठीक 
मेसोपोटामिया से आया है, यह कहना वैसा ही है जैसे वेदों को 'सुमेरि- 
यन डॉकुमेण्ट' सिद्ध करने का प्रयास ।** “भारतीय विचारधारा में रहस्य- 
वाद को स्थान न देने का एक मुख्य कारण है । ऐसे आलोचकों में एक" 
तरह की ऑ्ुभलाहट है । रहस्यवाद के आनन्द-पथ को उनके कल्पित 
भारतीयोचित विवेक में सम्मिलित कर लेने से आदशंवाद का ढाँचा ढीला 
पड़ जाता है । इसलिए वे इस बात को स्वीकार करने में डरते हैं कि 
जीवन में यथार्थ वस्तु आनंद है, ज्ञान से वा अज्ञान से मनुष्य उसी की . 
खोज में लगा है ।**'आनंद-भावना, प्रिय कल्पना और प्रमोद हमारी 
व्यवहार वस्तु थी । आजकी जातिगत निर्वीयंता के कारण उसे ग्रहण न 
कर सकने पर, यह सेमेटिक है, कह कर संतोष कर लिया जाता है ।”” 
निराला जी ने भी वैदिक काल के मुक्त-स्वभाव तथा प्रानंदमय कवियों 
के मुक्त छंद के उदाहरण देकर अपने मुक्त छंद की परम्परा को भार- 
तीय आधार दिया है। भूमिका में ही नहीं परिमल की 'जाथरण' कविता 
“काव्य कला तथा अन्य .._ “काव्य कला तथा भ्रन्य निबन्ध', तृतीय संस्करण, पृ० उप्७8 


३४४ | परिचित प्रइन, नई समीक्षा 
में भी वे लिखते हैं!-- 


भाषा सुरक्षित वह वेदों में आ्राज भी-- 

मुक्त छुंद, 

सहज प्रकाशन वह सन का--- 

निज भावों का प्रकट अक्ृत्रिम चित्र ) (२६४) 


उनके काव्य की मुक्त दौली से--विषय से नहीं--उनके स्वच्छन्द 
स्वभाव का अनुमान लगाया है । इसी आधार पर निराला नए साहित्य- 
कक्षा रों तथा सामान्य समाज को स्वतन्त्रता की प्रेरणा देते हैं । वे लिखते 
हैं--वदिक साहित्य में इस प्रकार की स्वच्छुन्द सृष्टि को देख कर हम 
तत्कालीन मनुष्य-स्वभाव की मुक्ति का अन्दाज़ा लगा लेते हैं । परवर्ती 
काल में ज्यों-ज्यों चित्र-प्रियता बढ़ती गई है, साहित्य में स्वच्छुन्दता की 
जगह नियन्त्रण और अनुशासन प्रबल होता गया है, यह जाति त्यों-त्यों 
"कमजोर होती गई है। सहस्रों प्रकार के साहित्यिक बन्धनों से यह जाति 
स्वयं भी बंध गई, जैसे मकड़ी श्राप ही अपने जाल में बँध गई हो, जैसे 
फिर निकलने का एक ही उपाय रह गया हो कि उस जाल की उल्टी परि- 
'क्रमा कर वह उससे बाहर निकले ।” आगे निराला जी छायावाद युग 
से ठीक पूर्व की सर्वांगीण साहित्य तथा साहित्येतर-दासता का उल्लेख 
करते हुए लिखते हैं-- यह हाल वर्तमान समय के काव्य साहित्य का 
है । इस समय के और पराधीन काल के काव्यानुशासकों को देखकर हम 
जाति की मानसिक स्थिति को भी देख ले सकते हैं ! अनुशासन के समु- 
दाय चारों तरफ़ से उसे जकड़े हुए हैं, साहित्य के साथ-साथ राज्य, 
समाज, धर्म, व्यवसाय, सभी कुछ पराधीन हो गए हैं ।” (१७) निराला 
. ज्जी शैली-शिल्प से समाज की मनोवृत्ति का अनुमान लगाते हैं । वस्तुतः 
निराला जी समभते हैं कि जहाँ शैली दृष्टिकोण का परिणाम होती है 
'देखिए १० १६ 'परिमल' की भूमिका ह 
देखिए पृ० १६-१७ 'परिमल' की भूमिका 


प्रिमल की भूमिका [३४५ 


और इन दोनों का भ्रविच्छिन्न सम्बन्ध होता है वहाँ शैली भी नितांत 
परामुख नहीं होती ।| इसलिए निराला जी रचनाओ्रों के रूप-स्वरूप से 
समाज के मानस का निरीक्षण करते हैं। छायावादी तथा स्वच्छन्द 
कवियों का मानस द्विवेदी-युगीन कवियों की तुलना में कितना उन्मुक्त 
हो चुका था, उनके चित्रों में कितनी गहराई और व्यापकता का आभास 
मिल रहा था और जिससे जाति का मुक्ति-प्रयास पता चलता था--- 
इन सबको लक्षित कर निराला कहते हैं-- 

“साहित्य की मुक्ति उसके काव्य में देख पड़ती है । इस तरह जाति 
के मुक्ति-प्रयास का पता चलता है । धीरे-धीरे चित्र-प्रियता छूटने लगती 
है । मन एक खुली प्रशस्त भूमि में विहार करना चाहता है, चित्रों की 
सृष्टि तो होती है, पर वहाँ उन तमाम चित्रों को श्रनादि और अनन्त 
सौन्दर्य में मिलाने की चेष्टा रहती है। बर्फ में जेसे तमाम वर्णों की 
छुटा, सौन्दर्य आदि दिखलाकर उसे फिर किसी ने वाष्प में विलीन कर 
दिया हो या असीम सागर से मिला दिला हो। साहित्य में उस समय यही 
प्रयत्त जोर पकड़ता जा रहा है, और यही मुक्ति प्रयास के चिन्ह भी 
हैं। भ्रब नीलाम्बरी-ज्योति-मूर्ति की सृष्टि का चतुर साहित्यिक फिर उसे 
अनन्त नील-मण्डल में लीन कर देते हैं। पलल्‍लवों के हिलने में किसी 


रैल्फ फॉक्स ने इसी तथ्य को व्यक्त करते हुए लिखा है-- 
“छाया 8 6ए090]6 7राछताक 79807767"फ... ... 
70९१४॥७४७ ईठ0स्‍फा 707 06076%/ 876 80[067%/6 द्षार्त 
9७8४४ए6 €ाप्र768, आछाफा 78 770वप्र०७वं 09 800॥876, 
8 7व467008७ 94 006 शा 76, #&704 47970प20 ६76 
9707780फ 78 00 ४76 हांवें8 604 000806760, ई077 7९७९8 
00 0070० छछवें 78767 7९77 ७४४8 888ए86. 

(“४०ए९) ७74 5706 76०00०0,' 4984, 7: 79) 

उपन्यास सम्बन्धी यह कथन निराला! के कवित्व सम्बन्धी दृष्टिकोण 

को भी व्यक्त कर सकता है । 


३४६] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


श्रज्ञात चिरन्तन अनादि सर्वज्ञ को हाथ के इशारे अपने पास बुलाने का 
इगित प्रत्यक्ष करते हैं। इस तरह चित्रों की सृष्टि असीम सोन्‍्दये में 
पर्यवसित की जाती है | श्र यही जाति के मस्तिष्क में विराट दृश्यों के 
समावेश के साथ ही साथ स्वतन्त्रता की प्यास को प्रखरतर करते जा रहे 
हैं।” (१८) सारतः निराला जी ने नई कविता की उन्मुक्त कल्पनाओं - 
तथा शैलीशिल्प को भी सामाजिक-सांस्कृतिक जागरण के आलोक में 
देखा और महत्त्व दिया। नई कविता में जिस नव गति नव लय ताल : 
छन्द नव' का आग्रह था वह ऊपरी या दैलीगत आग्रह ही नहीं था--- 
जिंसके आधार पर कुछ झ्लालोचक छायावादी कविता को शली-विशेष ' 
मानने लगे-यह भारत में स्वतन्त्रता का रव तथा नव अमृत-मन्त्र 
फुकने के लिए था--- 


वर दे, वीणा वादिनी वर दे ! 
प्रिय स्वतन्त्र-रव, अमृत मन्त्र नव 
भारत में भर दे । 


99% 9४ # 9 के 


नव गति नव लय, ताल-छुंद नव ! 
नवल कंठ, नव जलद-मन्द रब । 
नव नभ के नव विह॒ग-वृन्द को, 
नव पर, नव स्वर दे ॥7 
परिमल' काव्य का प्रारम्भ करने से पूर्व ही कवि अपनी कविता- 


किरण से सारे संसार को प्रकाशित कर नूतन जीवन स्पंदित करने को 
कहते हैं-- द 


जग को ज्योतिर्मय कर दो ! 
प्रिय कोमल-पद-गामिनी : मंद उतर 





गीतिका, तीसरा संस्करण, पृ ० ३ 


परिमल की भूमिका... [३४७ 


जीवन्मृत तरु-तृण-गुल्मों की पृथ्वी पर 
हँस-- हँस निज पथ आलोकित कर 
नृतन जीवन भर दो (-- 


निराला का मुक्त छन्द भारत की मुक्ति और साम्राज्यवादियों के 
विध्वंस का संदेश लेकर आया था--- 


जितने विचार आज 

मारते तरगें हैं 

साम्राज्यवादियों की भोग वासनाओ्रों में, 
नष्ट होंगे चिर काल के लिये । 

आयेगी भाल पर 

भारत की गईं ज्योति 

हिन्दुस्तान मुक्त होगा घोर अपमान से 
दासता के पाश कट जायेंगे ।* 


मिराला जी ने जाति के मस्तिष्क में विराट दृश्यों के समावेश" तथा 
सामाजिक-राजनैतिक स्वतन्त्रता की भावनाएँ उद्दीत्त करने में श्रन्य॑ 
छायावादियों की तुलना में सर्वाधिक योग दिया है । छायावाद जागरण- 
युग की ही उपज थी पर धीरे-धीरे उसके प्रतिनिधि कवि अपने काव्य 
वृत्त को अधिक विस्तृत न कर सके और अपेक्षाकृत मंजुल-मस॒ण तथा 
ललित-कोमल क्षेत्र के अनुयायी ही वनतकर रह गए । उन्होंने क्रांति की, 
पर युग की विकट परिस्थितियाँ और भी व्यापक क्रांति की माँग कर रही 
थीं । इसलिए पंत जी को भी छायावाद के लिए लिखना पड़ा --“छोया< 
वाद इसलिए अधिक नहीं रहा कि उसके पास भविष्य के लिए उपयोगी, 
नवीन आद्शों का प्रकाशन, नवीन भावना का सोन्दर्य-बोध ओर नवीन 
विचारों का रस नहीं था। वह काव्य न रहकर अलंकृत संगीत बन 
गया था ।.... . एक ओर. निगढ़, रहस्यात्मक, भावप्रधान (सबजेविटव) 


3 का + 
-- लकक--न डिनर नननगगा+* बल गन तीन निदान ननना न लिन िननननग तय क्‍ कक नकनलतऊ- नितिन ननी नाना न न लरननन ने + नितिन नली निभाना नियत“ *क्‍):-+०>»«»क «कला 4 +> ५-०० लक स्‍ममकनमन्‍क 3५% “तनननननन कक नकल नमन न्‍+-+3५4 +++म+न ० > रत न  धननननपीननन-34-+५३०५ ९५ पन«-पन नमन + कक तप जन किन पकने“ नि लिन नल यगिट लटी भा नतता+++ न. 


#%परिमल' २३६ 


कली पनिनन-की नाना 


३४८] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


और वेयक्तिक हो गया, दूसरी ओर केवल टेकनीक का आवरण मात्र 
रह गया ।”' 

इसी के अनुसार उन्हें 'युगान्त' में अपने छायावादी युग के श्रन्त 
को सूचना देनी पड़ी और यूगीन माँग से मजबूर होकर वह कोकिल 
से काकली को छोड़, पावक करणों की माँग करने लगे-- 

गा कोकिल बरसा पावक करण 
नष्ट भ्रष्ट हो जी पुरातन ।' 

पर निराला जी को अपने किसी काव्य-युग को छोड़ने की श्रावश्यकता 
नहीं पड़ी क्‍योंकि वे किसी काव्य-युग में नहीं बँचे । रीतिकालीन रूढ़ियों 
का विरोध कर वे स्वयं किसी रूढ़ि में नहीं उलभे। प्रारम्भ से ही उनमें 
व्यापक सौन्दर्य बोध मिलता है, जो बाद में भी किसी वाद में बद्ध न 
होकर सर्देव प्रगति करता रहा । वे मूलतः स्वच्छन्द भावनाओं के कवि 
हैं और उनकी प्रतिभा की व्यापकता परिमल' से ही कोमल-कठोर सभी 
क्षेत्रों में तृतन प्रयोग करती रही है। जिन 'पावक करों की बातें पंत जी 
ने माक्स के अध्ययन से स॑(खीं, वह निराला जी के परिमल' की बादल 
राग! (१६२३) आदि कविताओं में अत्यन्त आवेगात्मक अ्रनुभूति, झ्राकुल 
उद्यामता तथा अमन्द-निबेन्ध प्रवाह के साथ पहले ही व्यक्त हो चुकी 
थी । उनका बादल शोषकों के लिए विप्लव का प्लावन तथा शोषितों 
के लिए जीवन-दातदा था । ये उल्लेखनीय है कि बादल राग' कविता 
निराला की किसी क्षशिक संचारी अवस्था का ही परिणाम नहीं; यह 
उनके झ्रोजस्वी, क्रांतिकारी तथा स्वच्छन्द स्वभाव की स्थायी चारित्रिक 
विशेषताओं से सम्बद्ध है। संयोग की बात है कि 'परिमल' में स्वच्छन्द', 
“निबंन्ध', मुक्ति ग्रादि शब्द बहुत आए हैं जिससे निराला की मूल 
मनोवृत्ति का पता चलता है । द 

'परिमल' का प्रकाशन १६३० में हुआ था। अभी तक नूतन कविता 
का जो स्वरूप उन्हें स्पष्ट हुआ था उसमें निराला जी को प्राथमिक 


““शझाधुनिक कवि (२), पंचम संस्करण, पृ० १७-१८. युगांत, पृ० ३ 


परिमल की भूमिका [३४९ 


सफलताएँ तो दिखाई दीं पर साथ ही उस की सीमा भी स्पष्ट हो गई 
जिसकी ओर इंगित करना उन्होंने आवश्यक समझा । उन्हें छायावादी 
कविता में सृक्ष्म-सौन्दर्यमयी नृतन कल्पनाओं का प्रसार मिला परन्तु 
उसके कर्म-पक्ष में दिखाई दी--उन्हें प्रभातकाल के जागरण के मनोहर 
चित्र मिले, दुपहरी की कमेठता के नहीं । इस सम्बन्ध में वे लिखते हैं--- 
४, ,.हिन्दी के उद्यान में अ्रभी प्रभात-काल ही का स्वरणच्छटा फैली है । 
इसमें सोने के तारों का बुना कल्पना का जाल ही अभी है, जिस से 
किशोर कवियों ने श्रनन्त-विस्तृत नील प्रकृति को प्रतिभा में बाँधने की 
चेष्टाएं की हैं, उसे प्रभात के विविध वर्णों से चमकती हुई अनेक रूपों 
में सुन्दर देख कर, वे हिन्दी के इस काल के शुष्क साहित्य-हृदयों में उन 
मनोहर प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करने का विचार कर रहे हैं । इसी लिए 
अ्रभी जागरण के मनोहर चित्र आह्वाद, परिचय श्रादि जीवन के प्राथ- 
मिक चिह्न ही देख पड़ते हैं, विहंगी का मधुर-कल-कूजन, स्वास्थ्य-प्रद 
स्पर्श-सुखकर शीतल वायु, दूर तक फैली हुई प्रकृति के हृदय की हरि- 
याली... । इसके सिवा अभी कर्म की अ्रविश्ञाम धारा बहती हुई नहीं 
देख पड़ती है।” (६) निस्सन्देह निराला जी ने यह महत्त्वपूर्ण बात 
. लिखी थी और उन्होंने इसका प्रारम्भ से ही सर्वाधिक पालन किया। 
छायावाद-युग के सतू ३०-३७ की कविताओं में सामाजिक चेतना अधिक 
विंकसित हुई । 
निराला जी में श्रमोत्साह कितना है यह 'परिमल' के कुछ उदाहरणों 

से स्पष्ट हो जाएगा । वह कवि' के लिए लिखते हैं--- 

महाप्राण ! जीबों में देते हो 

जीवन ही जीवन जोड़, 

मोड़ निज सुख से मुख ।| 

मानों महाप्राण निराला ने अपनी ही व्याख्या कर दी है। अरब 

निराला जी की ध्वनि में धीरोदात्तता देखिए--- 


कवि (२०७)... 


३४० | परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


ग्रभी न होगा मेरा अन्त । 


पुष्प पुष्प से तन्द्रालस लालसा खीच लूंगा मै, 
अपने नव जीवन का अमृत सहष सीच दूंगा मैं, 
द्वार दिखा दूगा फिर उनको 


मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, 
इसमे कहाँ मृत्यु 
है जीवन ही जीवन । 


मेरे ही अविकसित राग से 
विकसित होगा बन्धु दिगन्‍त-- 
ग्रभी न होगा मेरा पअ्रन्त)त 
उनकी जागो फिर एक बार की ललकार भी गजब है, जा 
कहती है-- 
“तुम हो महान, तुम सदा हो महान 


पद-रज भर भी है नही पूरा यह विश्व भार--- 
जागो फिर एक बार * 


देखिए वे किस का स्वागत' करते हे-- 
कितने ही विध्नों का जाल 
जटिल, अगम, विस्तृत पथ पर विक्‍क्राल, 
कण्टक, कढम, भय-श्रम-निमम कितने शूल, 
ध्वनि! (१२१) 
*जागो फिर एक बार! (२०५) 


परिमल की भूमिका [३५१ 


हिस निशाचर, भूधर, कन्दर पशु-संकुल 
पथ घन तम, अगम अक्ल--- 
पार-पार करके आए, है नूतन ! 
सार्थक जीवन ले आये 
श्रम-करा में बन्धु, सफल श्रम * 
अन्य क्ृत्तियों में भी श्रम-संघर्ष की चुनौती बार-बार मिलती है। 
निराला का व्यक्तित्व .हार को स्वीकार कर ही नहीं सकता और 
पुनरतिर्माण का स्वर भंकृत हो उठता है-- 
फिर सँवार सितार लो 
बाँध कर फिर ठाठ, अपने अंक पर भंकार दो [' 
निराला जी ने भूमिका के अधिकांश भाग का उपयोग रूढ़िबद्ध दासता 
के विरोध में किया है श्र इसके लिए उन्होंने कर्मण्य मुक्ति की भाव- 
नाञ्रों तथा मुक्त छन्द को अन्योन्याश्रित महत्त्व दिया है। इसके अतिरिक्त 
उन्होंने मुक्त छन्‍्द विषयक निम्तस्थ मत दिये हैं--- 
मुक्त छन्द, छन्द-मुक्ति नहीं । वह छन्द की भूमि में रहकर भी मुक्त 
है । (२१) 
'मुक्त-छन्द का समर्थक उसका प्रवाह ही है। वही उसे छन्द सिद्ध 
करता है, ओर उसका नियम-राहित्य उसकी मुक्ति ।! (२१) 
मुक्त छन्द अतुकांत या भिन्न-तुकांत छन्द से भिन्न है । सभी शअतुर्कात 
काव्य एक-एक नियम या सीमा में बंधे होते हैं। जैसे गण-वृत्तों में गणों की _ 
ज्यृंखला,मा त्रिक वृत्तों में मात्राओं का साम्य, वर्ण-वृत्तों में अक्षरों की समा- 
नता मिलती है । पर मुक्त छत्द ऐसी सीमाझ्रों से परे होता है और फिर 
भी आनंद देता है। छन्द भी जिस तरह कानृन के अन्दर सीमा के सुख 
में आत्मविस्मृत हो सुन्दर नृत्य करते, उच्चारण की शंखला रखते हुए 
श्रवण-माधुय के साथ-ही-साथ श्रोताश्रों को सीमा के आनंद में भला 
स्वागत (११६) 
अनामिका, दूसरा संस्करण, पृ० ७८ 


३५२] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


रखते हैं, उसी तरह मुक्त छन्द भी अपनी विषम-गति में एक ही साम्य 
का अपार सौन्दर्य देता है, जैसे एक ही भ्रनन्‍्त महासमुद्र के हृदय की सब 
छोटी-बड़ी तरंगें हों, दूर प्रसरित दृष्टि में एकाकार, एक ही गति में 
उठती और गिरती हुई ।” (१५) 

मुक्त छन्द के अ्नायास प्रवाह में भ्रन्य छनन्‍्दों का झाधार रह सकता 
है । इस सम्बन्ध में निराला जी ने अपनी मुक्त छांदिक रचनाश्रों के लिए 
लिखा है--/इस पुस्तक (परिमल) के तीसरे खण्ड में जितनी कविताएँ 
हैं, सब इस प्रकार की हैं। उनमें नियम कोई नहीं, केवल प्रवाह कवित्त 
छन्द का-सा जान पड़ता है। कहीं-कहीं आठ अक्षर आप-ही-आप भा 
जाते हैं--- 


(विजन-वन-वल्लरी पर 


सोती थी सुहाग-भरी 
स्नेह-स्वप्त-मग्त भ्रमल कोमल-तनु तरुणी 
जुही की कली 


हग बन्द किए--शिथिल-पत्नांक में ।! ु 

यहाँ सोती थी सुहाग भरी श्राठ अक्षरों का एक छन्द आप ही श्राप 
बन गया है; तमाम लड़ियों की गति कवित्त-छन्द की तरह है ।” (२१-२२) 

तात्पर्य यह कि मुक्त छुन्द के लिए आवश्यक है निर्बन्ध गति और 
प्रवाह । 

मुक्त छन्द के आधारभूत छन्दों में निराला ने कवित्त छन्द को 
अधिक उपयोगी बताया है । “कारण, यह छन्द चिरकाल से इस जाति 
के कण्ठ का हार हो रहा है | दूसरे, इस छन्द में एक विशेष गुण यह भी 
है कि इसे लोग चौताल आदि बड़ी तालों में तथा ठुमरी की तीन तालों 
में सफलता पृब्रक गा सकते हैं, और नाटक आदि के समय इसे काफ़ी 
प्रवाह के साथ पढ़ भी सकते हैं ।...यदि हिन्दी का कोई जातीय-छन्द 


परिमल की भूमिका [श्श्के 


चुना जाय तो यह यही होगा । (२२) जब इस कवित्त छन्द का मुक्त 
रूंप में प्रयोग होता है, तो अन्त्यानुप्रास के मिठ जाने से इसकी रोचकता: 
बढ़ जाती हैं । 

निराला जी ने मुक्त छंद के लिए पठन-कला (76 0 76844782)' 
आवश्यक बताई है। अ्रनभ्यास के कारण इसे पढ़ने में असुविधा हो 
सकती है पर इसमें छंद की गति का कोई दोष नहीं । निराला जी स्वयं 
इसे विशेष प्रवाह तथा सौन्दर्य के साथ पढ़ सकते हैं। (२२) यही नहीं. 
इस छंद में वे .07॥ 07 789४४ का आनंद देखते हैं। (२३) 

निराला जी प्रवाहपूर्ण पठन के कारण मुक्त छुंद की रंगमंच पर 
विशेष उपयोगिता देखते हैं। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि “स्वच्छुन्द 
छंद नाटक-पात्रों की भाषा के लिए हो है, यों उसमें चाहे जो कुछ लिखा : 
जाय । (२३) 

निराला जी ने खड़ी बोली के विकास को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से 
देखा है । राष्ट्र बिना राष्ट्रभाषा के नहीं हो सकता । अ्रतएव राष्ट्र-प्राप्ति 
की कल्पना के साथ 'राष्ट्र-भाषा-वाद' उन्हें ग्रावश्यक दिखाई दिया। उन्होंने ' 
तत्कालीन राष्ट्रीय नेताग्रों की राष्ट्र-भाषा-उदासीनता के विषय में खेद - 
प्रकट किया है (११) और अंग्रेजी के प्रवाह में आत्मविस्मृत'” (१४) . 
नेताओं को सजग किया है । 

खड़ी बोली को राष्ट्रभाषा सिद्ध करने के लिए निराला ने राष्ट्रीय : 
एकता तथा साहित्य-सम्पन्तता इन दो दृष्टियों से विचार किया है | यह 
स्वीकार करते हुए भी कि उन पर बंगला के आधुनिक अमर साहित्य 
का काफी प्रभाव है” (१३), फिर भी ओऔ्ैचित्य की दृष्टि से उन्होंने 


नी चाल 


रास्ते के फूल' कविता में निराला कवित्त छंद की प्रशंसा में कहते हैं--- 
ललित कल्पवा-- कोमल पद का 
मैं था मनहर' छन्द ! (परिमल पृ० १५१७) 
यहाँ मनहर' का दोहरा अर्थे है। मनहर और कवित्त छंद एक हीं 
हैं । दूसरा अर्थ है--मन हरण करने वाला। 


२:५४] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


बँग़ला को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के प्रयत्तों का विरोध किया । राष्ट- 
ऐक्य तथा भाषा-वैज्ञानिक कारणों के आधार पर वे बँगला-समर्थंकों के. 
लिए कहते हैं कि 'एक तृतीयांश मुसलमानों का विचार उनके मस्तिष्क 
में. नहीं आता, वे नहीं जानते कि आये उच्चारण और बँगला के मंगो- 
लियन उच्चारण में क्‍या भेद है, बंगला के उच्चारण-असा हृदय से पंजाब, 
सिन्ध, राजएताना, युक्त प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और, 
महाराष्ट की संस्कृति को कितना धक्का पहुँचता है + (१२) “जिस 
भाषा के अ्रक्रार का उच्चारण बिल कुल अनाय॑ है, जिसमें हृस्व-दीर्षे: 
का निर्वाह होता ही नहीं, जिस में य॒क्ताक्षरों का एक भिन्न ही उच्चारण 
होता है, जिसके 'सकारों और “नकारों के भेद सभते ही नहीं, वह 
भाषा चाहे जितनी मधुर हो, साहित्यिकों पर उसका जितना ही प्रभाव 
हो, वह कभी भारत की सववंमान्य राष्ट्-भाष! नहीं हो. सकती ।”न 
(१२-१४) द 
साहित्यिक पौरुष! ( १४)की दृष्टि से भी वह हिन्दी को ही राष्ट-भाषा 
के अनुकूल पाते थे क्योंकि हिन्दी के प्राचीन साहित्य के साथ तुलना 
करने पर प्रान्तीय कोई भाषा नहीं टिकती ।” (१२) हिन्दी के श्रतीत- 
गौरव की जोरदार वकालत करते हुए वे कहते हैं--“उस तलवार के 
जमाने में सिर काटकर भी साहित्य में अपनी संस्कृति की रक्षा करने 
वाले वे गत शताब्दियों के महापुरुष अपनी भाषा और लिपि के भीतर 
से असीम बल अपनी सन्‍तानों को दे गए हैं, वे (हिन्दी-विरोधी) नहीं . 
जानते कि आजकल के जमादारों, भेयों, मारवाड़ियों (मेड़ों) और गुज- 
रातियों के निरक्षर शरीर के भीतर कितना बड़ा स्वाभिमान इस दैन्य के 
काल में भी जाग्रत है, वे बहुजत हिताय, बहुजन-सुंखाय का बिल्कल 


+यहाँ हम यह कह देना आवश्यक समभते हैं कि निराला जी के ये 
भाषा-वेज्ञानिक तक॑ निराधार हैं। श्रवश्य ही उनका राष्ट्रभाषा-प्रेम 
प्रशंसनीय है। पंत जी का खड़ी बोली बनाम ब्रज भाषा सम्बन्धी विवाद 
“निराला के खड़ी बोली-बँगला-विवाद की. ग्रपेक्षा अधिक ग्रम्भार है 


परिमल की भूमिका [३५५ 


ख्याल नहीं करते ।” (१२-१३) हिन्दी के वर्तमान साहित्य के सम्बन्ध 
में वे आशावादी थे । लिखते हैं---/उसका (हिन्दी का) नवीन साहित्य 
भी क्रमश: पुष्ट ही होता जा रहा है, जिसे देख कर यह भाशा हृढ़ हो 
जाती है कि शीघ्र ही हिन्दी के गर्भ से बड़े बड़े मनस्वी साहित्यिकों का 
उद्भव होगा ।” (१२) 

राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निराला ने साहित्य के साथ-साथ *राष्ट्र- 
साहित्य की कविता” करने वालों को विशेष गौरव दिया है। मुसलमान 
भाइयों को भी राष्ट्‌ की सेवा के लिए आमन्त्रित करने के विचार से वे 
शहरों के प्रचलित उद शब्दों तथा मुहाविरों' को साहित्य में स्थान देते 
का समर्थन करते हैं । (१३) उन्होंने इसी आ्राधार पर खिचड़ी-शेली का 
भी स्वागत किया ताकि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और रंगून आदि अपर- 
भाषा-भाषी प्रान्तों में हिन्दी ही राजकार्य तथा व्यवसाय गआ्रादि में प्रचार 
पा सके | (१३) 

पललव' की भूमिका का महत्त्वः खड़ी बोली बनाम ब्रजभाषा की 
दृष्टि से व्यापक- 6िचार करते हुए खड़ी बोली को कलात्मक सम्पन्नता 
देने में है और 'परिमल”' की भूमिका का महत्त्व नृतन साहित्य को 
राष्ट्रीय जागरण से घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित करने, तथा इसी दृष्टि 
से उसकी कमियों के संकेत करने; हिन्दी साहित्यकारों को श्रात्मबल देने; 
मुक्त छनन्‍्द को प्रचलित करने तथा उसका भारतीय आधार स्पष्ट करने 
में है। काव्य-शास्त्रीय दृष्टिकोण से तथा तत्कालीन श्रालोचना को नई 
दृष्टि देने में भी दोनों भूमिकाओं का महत्त्व है। ये दोनों भूमिकाएँ 
एक दूसरे की पूरक हैं और इनका ऐतिहासिक महत्त्व है । एक बात श्रौर । 
“परिमल' की भूमिका से निराला-काव्य के वह संकेत भी मिलते हैं जो 
उन्हें वादी या छायावादी की अश्रपेक्षा 'स्वच्छन्द कवि बनने में 
सहायक सिद्ध हुए । 


[आर 0 का ३८ गो ृ ह 

निराला-काव्य की विशेषताएँ ओर वाद' 

निराला जी के समग्र काव्य में इतने विविध विषय तथा इतनीर 
विभिन्न शैलियाँ मिल जाती है कि इन में सभी वादों की विशेषताएँ 
खोजी जा सकती हैं । श्रतएव कुछ आालोचकों द्वारा इनको अपने-अपने 
वाद का समझ लेना सम्भव हो सकता है। एक बार कुछ आलोचकों के 
इनसे अपनी शंकाएँ व्यक्त कीं भौर इन्हें श्रपने-अपने वाद का बताया ६ 
निराला जी से इन्टरव्यू करना वेसे ही सरल नहीं, दूसरे उनकी वागधारा/ 
चलेगी तो श्रप्रतिहत प्रवाह से । यही हुआ भी । 

निराला जी कहने लगे--“मैं सब हूँ और कुछ भी नहीं । मैंने न 
आज प्रगति सीखी है श्लौर न आज ही प्रयोग किए हैं, पहले से ही ऐस#़ 
था । उस समय ये वाद तुमने सीखे नहीं थे, भ्रब श्रपता गौरव बढ़ाने 
के लिए तुम मेरा सहारा लेने लगे । देखो, मैं पहले भी निर्वन्ध था, आज 
भी हूँ और सदा ऐसा ही रहूँगा। मेरे प्रारम्भिक 'परिमल' की ही पह- 
चान तुमने कर ली होती तो श्राज तक सूँघते न फिरते । तुम और मैं', 
आदान-प्रदान', जागो फिर एक बार, जुही की कली, अ्रधिवास', 
बादल राग, पंचवटी-प्रसंग' को साथ रखकर पढ़ो, 'परिमल' के तीनों 
खण्डों को अ्रखण्ड समभो तो मेरा कोमल-कठोर, निर्बन्ध-स्वच्छुन्द, विविध 
विचार-शैलियों वाला विषम-विराट व्यक्तित्व सामने झा जाता है। मैं 
परम्परा-प्रगति दोनों के गीत गाता हुँ---आदान-प्रदान' में मेरा पुरा 
विश्वास है। मैं संस/र को माया समभता हूँ फिर भी इससे प्यार करता 
हैँ। कर '-करणा और रास्ते के फूल' भी मेरी ममता से बच नहीं सके # 
मैं जीव को बंधन-रहित, मुक्त, ब्रह्मबसमान समझता हूँ, पर मुक्ति-कामीः 
नहीं हैँ । विश्व की अश्रुभरी आँखें मुझे संसार में प्रवृत्त करती हैं, अधि- 


( ३४६, ) 


निराला-काव्य की विशेषताएँ और वाद [३५७ 


चास'--मुक्ति-लोक--को छुड़ाती हैं, मेरी प्रगति अभ्रवन्‍्त होती हैं और 
इसी में मुझे हर्ष है । योग्य जन जीता है” यह पद्चिचम की नहीं, गीता 
की उक्त है, इसी में मेरा विश्वास है, पर दूसरे के शोषरा से पुष्ट तथा- 
कथित योग्य जनों की मैं खबर लेता हूँ, फिर चाहे प्रकृति-प्रेमी होकर भी 
मुझे गुलाब को रक्‍्तशोषक (0७][0659!80) ही क्‍यों न कहना पड़े । 
जी बाहु, शी शरीर' किसान-मज़द्र के लिए मैं “विप्लव के प्लावनः 
तक के आ्राह्वान में तत्पर हो जाता हूँ । जब तक धनिकों का कोष रुद्ध है 
सब तक मानवता का तोष क्षुब्द ही रहेगा । 'परिमल' का एक गीत है-- 

हमें जाना है जग के पार-- 

जहाँ नयनों से नयन मिले, 

ज्योति के रूप सहस्न खिले, 

सदा ही बहती नव-सर धार--- 

वहीं जाना, इस जग के पार । 

“इसे सुनकर तृम कह उठोगे यह तो पलायनवाद है । है, पर संचारी 
अवस्था में । इसमें भी मेरी वह कामना व्यक्त हुई है जो मुझे घरती पर 
नहीं दिखाई देती । जग के पार, तव-सर-धार चाहता तो धरती को भूल 
जाता, पर मैंने ही दीन”, भिक्षुक', विधवा, कण और रास्ते के 
फूल पर भी लिखा है और उसी “कवि' को प्रशस्ति दी है जो अपने सुख 
से मुख मोड़कर दूसरे को सुखी करता है । जग के पार' के साथ मैंने 
“तरंगों के प्रति! में 'दग्ध चिता के हाहाकार' और अबलाञों की करुण 
श्रकारा को भी सुनां है। और...मैंने माँ'से यह आग्रह भी तो 
किया था-- क्‍ 
द माँ, मुझे वहाँ तू ले चल ! 

देखूँगा वह दार--- 

दिवस का पार--- 
 मूछित हुआ पड़ा है जहाँ 
बेंदना का संसार ! 


३४५८] परिचित प्रहइन, नई समीक्षा 


“मैं ने जगत के श्रार-पार के गीत गाए है क्योकि धरती और आकाश 
दोनों है और दोनो तक मेरी दृष्टि जाती है । शभ्रब बत।ञ्ो छायावादी 
हूँ या प्रगतिवादी ? वेदों पर, उसके अद्व त-दर्शन पर मेरा पूरा विश्वास 
है पर मैं वेदी को मावन-कृत मानता हूँ । मैं ने मजदूर-किसान पर लिखा 
है पर माक्से-दर्शन को मान कर नही । मैं तुम और मैं” मे रहस्यवादी हूँ 
पर 'पचवटी प्रसग मे भक्ति को प्रमुख माना है । अन्यत्र भक्तो की-सी प्रार्थ- 
नाए भी की है, पर मेरी प्राथनाओ का क्षेत्र भी अश्रपरिमित है। मैं 
अन्याय को सहन नहीं कर सकता । मैं ने माँ से प्रार्थना की है पर इस 
में भी क्राति का श्रावाहन' है। लो सुनो-- 

एक बार बस और नाच तू ह्यामा ! 

सामान सभी तैयार, 

कितने ही हैं असुर, चाहिए कितने तुभको हार ” 
कर-मेखला मुण्ड मालाओो से बन मन-अभिरामा-- 
एक बार बस और नाच तू श्यामा ' 

भेरवी भेरी तेरी भब्फा 

तभी बजेगी मृत्यु लडाएगी जब तुझ से पजा, 

लेगी खड़ग और तू खप्पर 

उसमे रुधिर भरूगा माँ 

मैं श्रपनी श्रजलि भर भर, 

उ गली के पोरो मे दिन गिनता ही जाऊ क्या माँ--- 
एक बार बस श्रौर नाच तू ह्यामा 


यह गीत उन्होने उनन्‍्माद से गाया। पर पुरा न कर वे कहने लगे 
“बताओ कोई प्रगतिवादी किसी दिवी” से क्राति की प्रार्थना करेगा! ” यह 
कितना गलत समभ लिया गया है कि कोई आध्यात्मिक होकर श्रन्याय- 
झातक के विरुद्ध खम ठोक कर खडा नही हो सकता, किसान-मजदूर 
की चर्चा नही कर सकता और क्राति के गीत नहीं गा सकता । इसी 
गीत मे मैंते आगे कहा था--- 


निराला-काव्य की विशेषताएँ और वाद [३५६९ 


'बन्द हो जाएँगे सारे कोमल छंद 
“कहाँ जुही की कली” की कोमलता और कहा अटूट पर टूट पडने 
वाला उन्मादे ! 

“मेरी सोन्दर्य-भावना सीमित नही, सुगढ-अनगढ कोमल-कठोर सभी 
विषयो से मैंने प्यार किया है, और सभी रसो का आस्वादन । 

“मेरा कल्पना-कोष अपरिमित है। 'राम की शक्ति पूजा तथा 
तुलसीदास” मे मेरी कल्पना जेसी विराट है वैसी किसी  अ्रधिक 
वया, सब कुछ कहा नहीं जाता, आप पर छोडता हूँ ।” 

सभी झ्रालोचक॑ एक-दूसरे की ओर देखने लगे कि निराला फिर फूट 
पडे । “मुक्तक-प्रबन्ध सभी मे मेरी गति रही है, फिर भी लघु प्रनब्ध-काव्यो 
मे मेरी उद्दामता खुल-खेलने का अवकाश अधिक देखती है । लघु मुक्तक 
में मैं मुक्त नही रह पाता । अतएव कभी-कभी प्रसतुलन हो जाता है। 
कीई इसे चाहे भीतर वी क्षुद्र मनोवृत्ति ही क, में सुधार के लिए सभी 
साधनों का श्राश्रय लेता हूँ । व्यग्य के अस्त्र से मैंने खुब काम लिया है | 
आज यह बहुत-सो को चलाना आा गया है किन्तु दुख है कि कुछ लोग 
इसे सम्हाल कर नहीं चलाते | भाषा की सभी दाक्तियों से मैने भरपुर 
काम लिया है। व्यजना की सृूक्ष्मता से ही नही, अ्रभिधा की स्थुलता से 
भी मैंने कमाल दिखाए है। हिन्दी, उद्‌, अंग्रेजी सभी से अवसरानुकूल 
मैंने काम लिया है। बस “दम” चाहिए 'रजोगम' का सवाल नही, कोई 
अभीष्ट शब्द नही मिलता तो मै मोड-तोड-जोड से नया घड लेता हँ--- 
मैं पहले ही कह चुका हूँ निबंन्ध हूँ । कभी इनका स्वागत हुआ है कभी 
निरादर | मैं अानी मस्ती में मस्त हूँ श्लौर कह सकता हूँ कि रटे-रटाए, 
घिपे-घिासाए, पिटे-पिटाए शब्दों से ही काम नही चल सकता श्रात्म- 
इलाघा ही क्‍्ये न कहो, मैंने शब्द-भण्डार की पर्याप्त वृद्धि की है। सरल 
से सरल और कठिन से कठित भाषा मैंने लिखी है--सस्कृत के समास 
भी मेरे श्रायास से खिल उठे है । एक झालोचक दूसरे के कान मे फुस- 
फुसाया--कुछ भी हो भाषा मे वागाडम्बर बडा हैं।” पर निराला की 


३६०] . परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


'वाग्घारा रुकी नहीं। “वैसे तो मुझे सभी शब्द-चित्र पसंद हैं, फिर भी 
“स्पर्श, वर्ण, गंध तथा ध्वनि में से मुझे श्रवरणा-सुखदता भाती है । संगीता- 
' तूमकता तथा नाद-सोन्दर्य के बिता मुझे आनंद नहीं आता । 
“मेरी नतृतन-स्वतन्त्र भावनाएँ पिजरों में फड़-फड़ाकर रह जातीं जो 
मैं उनकी मुक्त उड़ान का आंदोलन न शुरू करता । मैं बंधतमय छुंदों 
की छोटी राह का राही नहीं हूँ, मैं मुक्त हूँ और वेसे ही 'बाधा-विहीन 
“बँध' मुक्त छंद का कायल हूँ । श्राज मैं देख रहा हूँ कि मेरे आंदोलन को 
“पर्याप्त सफलता मिली है--अनेक प्रगति-प्रयोगवादियों ने इसे अ्रपनाया हैं। 
“ पर कभी-कभी मुझे दुख भी होता है कि बिता मुक्त भावनाओं तथा 
' इसके अपने संगीत को जाने वे इसे गद्यमयय बनाकर छोड़ देते हैं। एक 
“बात और कह दूँ। प्राचीन छंद बहुत कुछ चमत्कार-शून्य हो गए, मेरी 
“ आवनाश्रों ने उनको जोड़कर अपने तए छुंद बना लिए । अपनी छाप के 
' बिता मैं किसी को नहीं अ्रपनाता । तुम-कहा करो ये सब बँगला से लिया 
गया है, मैं तो यही कहूँगा ६० प्रतिशत “निराला” है। भ्रधिक क्‍या कहूँ 
“मैने-- मैं --स्वतन्त्र शैली अपनाई है जो नव गति नव लय ताल छंद नव' 
के साथ “नव पर नव स्वर' देने में विश्वास रखती है । हाँ, यह ध्यान रहे 
'कि मेरे नव का उद्भव भीतर से, अतः स्फूरति से हुआ जिसने दुखद 
ध्यावेष्टन को भी आत्मसोत कर लिया है--- 
मैंने “मैं” शैली अ्रपनाई, 
देखा दुखी एक निज भाई, 
दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे, 
मट उमड़ वेदना आई; 


“और आज नृतनता का फैशन ही चल पड़ा है। समाज के दुख के 
“साथ जब दिल का दद मिलता है, या' समाज का दुख ही दिल का दर्दे 
बन जाता है तो मेरी मैं' शैली श्रनायास उमड़ पड़ती है ।” 

आलोचक गण फुसफुसाने लगे । एक कहने लगा--“निराला जी ने 
अपनी मै' शैली से मानों भ्रपनी सही व्याख्या कर दी है। यही इनकी शक्ति 


निराला-काव्य की विशेषताएँ ओर वाद [३६१ : 


औी है, दुबंलता भी, क्योंकि जहाँ उनकी "मैं" साधरणीकृत हुई है वहाँ 
काव्य खिल उठा है और कहीं-कहीं यही मैं' आत्मप्रदर्शन बन गई है; 
बहाँ केवल चमत्कार हाथ आता है। कहीं-कहीं उनका श्रहमू विक्षुब्ध 
विद्रोह कर उठता है और काव्य में अ्रसंतुलित दुरूहता आ जाती है । इन 
की उद्दाम मैं! को, सामाजिकता संयम देती है किन्तु कहीं-कहीं निराला 
हैं? से, अहम्‌ से ही दूसरों को भ्रभिभुत करते जान पड़ते हैं। उतकी कवि-: 
ताएँ अश्रति-वैयक्तिक हो उठती हैं और काव्य की सहज भूमि को छोड़ : 
देती हैं।' उनको विषम स्वच्छन्दता से सभी सहमत थे । भ्रतएव समवेत 
स्वर से कहने लगे--मानों एक ही कहते घबराता हो--आप के कथन 
से ऐसा लगता है, श्राप किसी एक वाद के नहीं ।” । 
निराला--'अरे भाई ! वाद के चश्मे उतार फैंको । वादी चश्मों ने 

नई रोशनी दी--पर तुम्हारी अपनी ज्योति को छीन लिया। क्या वाद 
के बिना तुम किसी को महत्त्व ही नहीं दे सकते ? मेरे परिमल' की परख' 
जब एक वाद के अनुसार नहीं हो सकती तो मेरे समस्त साहित्य... . .. खेर. 
छोड़ो, यदि तुम्हारा आग्रह है तो मैं बादल राग' हँ--निर्बन्ध-स्वच्छन्द' ।* 
आलोचक गण (एक साथ)--'हम रहस्य पा गए। आप स्वच्छ- 
न्दता वादी हैं। ता. 
निराला--“कहलो, जैसी तुम्सारी मरज़ी। पर 'स्वच्छन्दता' और 
धाद' में विरोध है ।' । 
यह कह कर वह उठ कर चल दिये, और आलोचक गरण कुछ कह न 

सके । सब इतने अ्भिभूत हो चुके थे कि मौन चितन में लीन हो गए । थोड़ी 
देर बाद चलने को हुए कि निराला को छायावादी कहने वाले आलोचक 
ने कहा “असीम प्रतिभा है, श्रतुलनीय सामग्री पर संयम-सुरुचि में कहीं- 
कहीं चूक हो ही जाती है, सजाना-सँवा रना जैसे इनके बस में नहीं । जहाँ-कहीं 
काव्य सज-संवर जाता है वहाँ सौन्दर्य खिल उठता है। छायावादी कवियों 
से किन्‍्हीं बातों में समता होते हुए उनसे अन्तर भी स्पष्ट है। इन जेसौ 
बहुवस्तु-स्पषिती प्रतिभा किसी में नहीं । न ही इन जैसा लघुता का. 


३६२] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 
यथार्थ चित्रण और समंसामयिक राजनंतिक विषयों का ग्रहण मिलताः 
है। इतना रस-बाहुल्य तथा कोमल के साथ परुष-विराट प्रतिभा भी 
अन्यत्र नहीं । प्रसाद जी में दोनों प्रतिभाएँ हैं पर एक हो कृति 'कामायनी” 
में | अवश्य ही उनके नाटकों में, तथा वहाँ आये गीतों में प्रच्चुर मात्रा में 
ओजस्विनी भावनाओं का समावेश है। फिर भी ये छायावादियों की सामान्‍्यः 
विशेषता नहीं, यह प्रसाद जी की ही विशेषता है। निराला जैसी उद्‌- 
दामता और 'राम की शक्ति पूजा तथा तुलसीदांस' का श्रॉंज तो कहीं 
नहीं । निराला में छायावादियों की करुणा के साथ प्रगतिवादियों का" 
संघर्ष भी है । छायावादियों की सामान्य भूमि ललित-कोमल है और 
निराला की अ्नगढ़-परुष भी । उन-जैसे घोर विरोधों का चमत्कार भी' 
अन्यत्र दुर्लभ है । किसी छायावादी ने उन-जैसी चरम वैयक्तिक कविताएँ 
नहीं लिखीं और किसी ने उत-जैसी सामाजिक कविताएँ भी । उन्होंने 
समास-प्रधान दुरूहतम शब्दावली से लेकर सरलतम-साधारण भाषा का' 
प्रयोग किया है। छायावादियों में उन-जैसी सामयिक शब्दावली भी नहीं,. 
ग्भिधा तथा व्यंजना का चरमोत्कर्ष भी नहीं । इतनी सरल-सादी शब्दा- 
वली झौर इतनी नादात्मक पदावली भी किसी छायावादी में नहीं । उनका 
व्यंग्य भी प्रगति-प्रयोगवादियों की विशेषता है, छायावादियों की नहीं। 
इतनी विविध दशैलियाँ, विविध छंद और विविध प्रयोग निस्सन्देह किसी 
में नहीं । उन-जैसा स्वच्छन्द कोई नहीं । लीक पर कभीच ले नहीं और 
न. चलेंगे । उन्होंने कुछ तो अपने ढंग के अद्वितीय प्रयोग किए हैं, जैसे--- 
राम की शक्ति पूजा, सरोज-स्मृति, बादल-राग, तुलसीदास आदि, पर 
व्यर्थ कविताएं भी मिल जाती हैं। यह भी ठीक' है कि उनकी आगे की: 
रचनाओं के बीज परिमल' और अनामिका' जैसे प्रारम्भिक काव्यों में 
ही स्पष्ट रूप से मिल जाते हैं । 

उनको रहस्यवादी समभने वाला झआलोचक कहने लगा-- मैं अरब” 
समझभा कि निराला जी का ब्रह्म वह नहीं जिसे मैं समभता था। वह ' 
विदव-स्वरूप ही है।” प्रगतिवादी और प्रयोगव।दी कुछ बोले नहीं #. 


निराला-काव्य की विशेषताएँ और वाद [२६३ 


ऐसा दिखाई देता था जैसे वे उनकी सामाजिक चेतना और नए प्रयोगों 
तथा स्वच्छन्द-मनोवृत्ति को समझ गये थे और अपनी गरेबाँ में मेह डाल 
कर आत्मनिरीक्षण में लीन थे । फिर भी प्रगतिवादी ने छायावादी 
ग्रालोचक से कहा “श्रीमानू जी ! आप निराला की एक विशेषता ती 
भूल ही गए । उनके श्ुंगारिक वरणंनों में जैसी स्वस्थ मांसलता तथा 
कुण्ठा-मुक्त ओज है, वह अन्य छायावादियों में नहीं ॥ कारण उनको 
अपनी पत्नी से पूरा प्यार मिला था जिसे वे उसकी भृत्यु के बाद भी 
विस्मृत न कर सके |... 

थोड़ी देर बाद चारों चलने लगे कि छायावादी ने मानो अन्तिम बात 
कहने के लिए कहा कि “उनकी विषमता में भी वेसी ही समता है जैसे 
मुक्त छन्द में । उन्होंने परिमल की भूमिका में लिखा था--मुक्त छंद भी 
अपनी विषम-गति में एक ही सांम्य का अपार सौन्दर्य देता है, जेसे एक 
ही अ्रनन्त महासमुद्र के हृदय की सब छोटी-बड़ी तरंगें हों, दूर प्रसरित 
दृष्टि में एकाकार, एक ही गति में उठती और गिरती हुई ।' मुक्त छन्द 
उनकी दौली ही नहीं, यही उनका व्यक्तित्व भी है । 


_सइ+ाकमयाककर- ऋरटकपा-0७-म+४0 ७. का /रभाामकमपन+-+न-न अलाननलका-अत्कामनाी, 


ल्ः 
रेखाचित्र कला 
. हिन्दी साहित्य के इस गद्यकाल' में गद्य की अनेक नूतन विधाशरों 
का विकास हुआ है जिनमें रेखाचित्र, रिपोर्ताज, संस्मरण आ्रादि आधु- 
निकतम कलारूप हैं। आज के संघर्षजटिल, व्यावसायिक, यांत्रिक युग में 
कला-रूपों का कलेवर छोटा ही होता रहा है। समाचार-पत्रों ने भी इस 
संक्षिप्तता की प्रवृत्ति में योग दिया है। श्रतएव उपन्यासों में लघु 
उपन्यासों' का प्रचलन हुझ्ना, 'लघ्चु कहानी” ने अतिलब्रु कहानी (80076- 
8/074 8007ए) का भ्राकार धारण किया और कविता के क्षेत्र में लंचु 
मुक्तकों का प्राघान्य हो गया है। कहानी और निबन्ध के लाघव की 
प्रवृत्ति की परिणतियों में एक कला-रूप रेखाचित्र (886600॥ ) भी है । 
यथार्थवाद की प्रवृत्ति ने साहित्यकार को युग की सामयिकता की 
ओर विशेष जागरूक किया । आज के क्रान्तिकारी युग की देनन्दिन की 
वास्तविकता से कलाकार के सामंजस्य की हेतुता ने उल्लिखित अभिनव 
अभिव्यक्ति-माध्यमों की सृष्टि की है। इनमें से भी रिपोर्ताज और रेखा- 
चित्र अपनी यथार्थ अनुरूप कला के कारण आज की द्र तगामी वास्त- 
विकता के अधिक निकट हैं । ? 
आलोचकों में यह प्रइन विवाद का विषय है कि कला के इन नूतन 
रूपों की पृथक सत्ता स्वीकार कर ली जाय अथवा जिनके भीतर से इनका 
विकास हुआ है, उन पुरातन रूपों के एक प्रकार-विशेष के रूप में इनका 
उल्लेख होता रहे । रेखाचित्र की दृष्टि से विचार करने पर यही स्थिति 
हमारे सामने आती है । हिन्दी में कहानी तथा निबन्ध दोनों पर लिखी 
आलोचना-पुस्तकों में रेखाचित्र का उल्लेख हुआ है । इनमें रेखाचित्र को 
कहानी तथा निबन्ध-कला की सहायक दली मान लिया गया है ग्रथवा 


( ३६४ ) 


रेंखाचित्र कला [३६४५ 


कहानी-निबन्ध की रचना-सीमा को बढ़ा कर उसी के भीतर इसको 
समेट लिया गया है । यथा, हिन्दी-कहानियों की शिल्पविधि का विकास 
दिखाते हुए डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल ने लिखा है---“सम्यक कहानी- 
शैली से लेकर उसमें रेखाचित्र विश्लेषण चित्र से लेकर सूचनिका 
(१०0०07498 ), केमराविधान ((४870679 $6०0४शां६पघ७) और 
न्यूज़रील-विधान तक कहानी-रचना की सीमा को बढ़ा दिया ।”' सतत 
परिवर्ततनशील युगीन परिस्थितियों के प्रति अ्रपने उत्तरदायित्व के. निर्वाह 
में जब साहित्यिक व्यक्तित्व नूतन प्रवृत्तियों की अ्रभिव्यक्ति के लिए 
ग्रभिनव माध्यमों को अपनाता है--वैसे भी प्रचलित कला-रूप चिर- 
स्थिर नहीं रहते, अ्रभिव्यक्ति-आ्रवश्यकता के अनुरूप बदलते हैं--तब या 
तो श्रालोचक रूढ़ रूपों की सीमाओं को बढ़ा कर उनकी परिभाषाश्रों को 
झौर लचीला बना देता है अथवा उसे किसी नृतन साहित्यिक विधा के 
आगमन की घोषणा करनी पड़ती है। इसलिए अभिव्यक्ति-माध्यमों में 
नित्य नये परिवर्तत किसी कला-रूप की सुनिश्चित परिभाषा को असंभव 
बना देते हैं। श्राज उपन्यास, कहानी, निबन्ध आदि को परिभाषा करमे 
में यही कठिनाई आ रही है। वस्तुतः साहित्य में विभिन्‍न अभिव्यंजना- 
रूपों की परिभाषा, वर्गीकरण तथा नामकरण की समस्या बड़ी जटिल 
होती है । किसी कला-रूप के समभने की सुविधा, श्रनुशासन तथा परिष्कृति 
के लिए ही परिभाषा, वर्गीकरण आदि श्रपेक्षित होते हैं। अतएव 
यदि नूतत कला-माध्यमों का पूर्वप्रचलित रूढ़-रूपों में समाहार किया 
ज/ता रहा और ऐसा करने में परिभाषाओ्रों. को व्यापक बनाना पड़ा, तो 
अतिव्याप्ति दोष से सपभने में श्रसुविधा ही हो सकती है । जीवन-जगत्‌ 
के गतिशील प्रवाह को समझ कर, तदाधारित नूतन अभिव्यक्ति-प्रयत्नों 
का स्वागत अपेक्षित है अन्यथा रूढ़ रूपों एवं टाइपों के अनुसार साहित्य 
को चलाने की कामना अथवा उन्हीं में इनका समाहार करते जाना मात्र 
: पुरायूजनव ही समझा जायगा । कथाकार यशपाल ने उक्त तथ्य की ओर 


,अतला>कस। जा कक तमाम मलण न» ५ जमा ++-० का ७-५५ +- ४५५ 


३६६ | परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


सकेत करते हुए यह ठीक लिखा है कि “शब्द-चित्रो (5786९00॥68), 
गद्यकाव्यो को कहानी न मानने से उनकी रचना-कौशल या 
कलात्मकता से इन्कार नही किया जा सकता । यह कहानी की कला से 
प्रेरणा पाकर उत्पन्न हुई कला की नवविकसित स्वतन्त्र शाखा है। ऐसे 
ही साहित्य के विभिन्‍न माध्यमों द्वारा सामाजिक कत्तेव्य निबाहने पर 
उन्हे कहानी ही कहते जाने की जिद अनावश्यक है ।” अ्रतएवं उक्त 
तथ्यानुरूप अपने लेखन के सबन्ध में स्पष्टीकरण करते हुए वे आगे 
लिखते है--- समय-समय पर विचारवस्तु के लिए उपयोगी माध्यम 
चुनने के विचार से मैने स्वय शब्दचित्रों और अनुभूति प्रधान निबन्धों 
झादि की शैली का उपयोग किया है भौर उन्हे प्रकाशन की सुविधा के 
लिए सग्रहो मे सम्मिलित भी कर लिया गया है। परन्तु ऐसी 'रचनाश्ो 
को कहानियाँ मान लिये जाने का आग्रह मै नही करता ।” यह्ायपाल यदि 
रेखाचित्र को कहानी मे अन्तर्भूत करने की जिह छोडने को कहते है तो डा 
नगेन्द्र हिन्दी का भ्रपना आलोचना-शास्त्र निमित करने की दृष्टि से उचित 
प्रदत करते हे--- महादेवी के रेखाचित्रों को आप बलात ऐसे” की किस 
परिभाषा में बाव सकेगे ?”' उक्त मतो से, तथा कहानी-निबन्ध दोनो 
प्रकार की पुस्तको मे रेखाचित्र के विवेचन से एक बात स्पष्ट होती है 
कि रेखचित्र पृथक साहित्यिक विधा है, कहानी और निबन्ध के मध्य की 
वस्तु है और किचित्‌ भ्रनुकूल परिवर्तत-वद्ध न से कहानी या निबन्ध का 
रूप धारण कर सकती है । 

रेखाचित्र शब्द से स्पष्ट है कि यह चित्रकला का शब्द है । साहित्य 
चित्रकला से बराबर सहायता लेता रहा है। “साहित्य, विशेष रूप से 

“तुमने क्‍यों कहा था मैं सुन्दर हूँ ?” की भूमिका पृ० ७ यशपाल 

“विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तदविषयक आलोचनात्मक लेख को 
स्केच या रेखमात्र निबन्ध का शीर्षक दिया मे । हृष्टव्य 'हिन्दी का 
सामण्कि साहित्य, पृ० १३२ । 

विचार ओर विश्लेषण --ब्ा 8 ततोन्‍द्र, पृ० ८५ 


रेखाचित्र कला -- [३६७ 


कविता, तक के बिना काम चला सकती है किन्तु-अपने स्वभावानुकूल 
चित्र के बिना नहीं ।*ग्रतएवं प्रसाद कविता को वर्णामय चित्र | लिखते 
हैं और पन्‍त भी कविता के लिए चित्रभाषा की आवश्यकता पर बल देते 
हैं । श्रवश्य ही कविता में बिम्बग्रहण' ग्रावश्यक है अतएवं अनेक प्रकार 
की चित्रात्मकता के साथ रेखाजित्र' का भी सर्वप्रथम प्रयोग कविता में 
हुआ, तदुपरान्त इसका ग्रहण साहित्य के अन्य रूपों में हुआ। पंत जी 
से ग्राम्या' की एक कविता का शीर्षक ही रेखा चित्र दिया है। इसमें 
उन्होंने प्रकृति को रेखांकित किया है । यथा-- 
चाँदी की चौड़ी रेती, 
फिर स्वशिम गंगा धारा, 
जिसके निशचल उर पर विजड़ित 
रत्न छायथ नभ सारा ! 
फिर बालू का नासा. 
लंबा ग्राह तुण्ड सा फैला, 
छितरी जल रेखा--- 
कछार फिर गया दूर तक मैला ! 
जिस पर मछुझों की मंड़ई 
भ्रो, तरबूजों के अपर, 
अु ॥878/४प7७, (00७0"ए 0 987४0प%7',, 087 ते8- 
फुछा86 जशांकि 46920, 0प0 एक 6७770. शांत व॥8 
708/777७,. पै87906086 छा४॥ 486 777826. “6075५ 'पठश 
(4948 ७१.) 9: 442, ॥6770967% 684 
[कवित्व वर्णोमय चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया 
करता है ।! --स्कन्दगुप्त' में मातृगुप्त पृ० २१ (तर्वाँ संस्करण) 
[“कविता के लिए चित्रज्नाषय की आवश्यकता पड़ती है...... 
जो भंकार में चित्र और चित्र में कंकार है ।--प्रल्लव की भूमिका । _ 
शुक्ल जी के अनुसार । 


३६८] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


बीच बीच में, सरपत के मूँठे 
खग. से खोले पर! 


वस्तुत: उक्त कविता में वर्णंनात्मकता भ्रा गई है। ग्राम्या' में और की 
रेखाचित्र हैं चाहे उनका शीर्षक उक्त कविता के समान रेखा चित्र' नहीं & 
यथा, बूढ़े का चित्र श्रधिक व्यज्ञक है--- 


खड़ा द्वार पर लाठी ठेके, 

वह जीवन का बूढ़ा पंजर, 
चिमटी उसकी सिकुद्दी चमड़ी 

हिलते हड्डी के ढाँचे पर। 
उभरी ढीली नसे जाल सी 

सूखी ठटरी से हैं लिपटीं, 
पतभर में हृठे तरु से ज्यों 

सूखी अ्रमर बेल हो चिमटी ।' 


फिर भी रेखाचित्र गद्य में ही ठीक रूप से लिखे जा सकते हैं । 


चित्रकला में चित्रकार चित्राभास से चित्रलेखन और चित्रलेखन सख्त 
सांकेतिक तथा प्रतीकात्मक चित्रलिपि की ओर बढ़ा, जिसमें रेखा और 
वर्ण बोलते हैं और चित्रकार के मानस-पट पर बिम्बित अ्रमूर्त भावों की 
सांकेतिक अभिव्यक्ति करते हैं । दूसरे शब्दों में, चित्रकला के रेखाचित्र 
प्रकार-विशेष का मूलाधार वे रेखायें होती हैं जो स्वतन्त्र न रहकर चित्र- 
कार के अमृर्ते भावों का संकेत देती हैं। चित्रकार थोड़ी सी रेखापओरों से 
मानों चित्र को भूमिका-मात्र प्रस्तुत करने में ही विषय का पुरणणाभास दे 
देता है। यह ध्यान रहे कि रेखाचित्र में दो ही 6770787078 होते 
हैं। साहित्य में रेखाओं का उक्त कार्य शब्दों द्वारा हो सकता है इसलिए 
ग्राम्या--प० ७१ (चतुर्थ संस्करण) 
वह बुड़्ढा, पृ० २६ । 


'रेखाचित्र कला [२६६ 


शेखाचित्र' को शब्दचित्र' की संज्ञा प्राप्त है। रेखाचित्र तथा शब्दचित्र 
की समान प्रकृति का परिचय रेखाचित्रकार प्रकादशचन्द्र गुप्त इस प्रकार 
देंते हैं--“अपने लिए उपयुक्त साहित्यिक माध्यम अनेक प्रयोग करने के 
बाद ही मैं खोज सका, और कुछ स्केच लिख छुकने के बाद उनके लिए 
रेखाचित्र शब्द मेरे मंस्तिष्क में बार-बार प्रतिध्वनित होने लगा था। मैं 
दब्दों की रेखा्रों से अपने अनुभव के चित्र उतारने का प्रथास कर रहा 
था, और निरन्तर सोचता था कि मैं इन रेखाञ्रों की तूलिका या पेन्सिल 
से खींच सकता तो कितना अ्रच्छा होता ।” अश्रवद॒य ही शब्दचित्र में शब्द- 
शिल्पी साहित्यकार वास्तविकता (व्यक्ति या वस्तु) के पहलू विद्वेष का 
अपने कुशल शब्द-विन्यास से इस रूप में चित्र प्रस्तुत करता है कि संपुर्ण 
ग्न्तर्बाद्य स्थिति व्यंजित हो जाती है। यदि परिभाषा का प्रयास करें 

तो कहा जा सकता है कि साहित्य का यह गद्यात्मक रूप जिसमें एकात्मक 
विषय-विशेष का शब्द-रेखाश्रों से संवेदनशील चित्र प्ररतुत किया जाता 
है, रेखा-चित्र या शब्द चित्र है । 

अब हम उक्त परिभाषा में आए तथ्यों का स्पष्टीकरण करेगे । 

गद्यात्मक रूप---हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि रेखाचित्र कविता 
में मिलता है किन्तु उसका पूर्ण वैभव गद्य में ही खिलता है । कवि को 
गद्यकार की सुविधा नहीं, श्रतएव कविता के रेखाचित्र में अपेक्षाकृत: 
वर्गानात्मकता अधिक भश्रा जाती है । 

एकात्मक*--यह शब्द ही रेखाचित्र को कहानी से पृथक करता है ॥' 
“रेखाचित्र में दो डायमेन्शन होती हैं; एक लेखक और उसके एकात्मक 
विषय के बीच की संबंध-रेखा और दूसरी इस सम्बद्ध-रूप और पाठक के 
बीच की संयोजक रेखा । रेखाचित्र का विषय निरचय ही एकात्मक होता. 
है; उसमें एक व्यक्ति या एक वस्तु ही उद्दिष्ट रहती है । कहानी में एक 

“आधुनिक हिन्दी साहित्य : एक दृष्टि! पृ० ११४ । .. ध्याधुनिक हिन्दी साहित्य: एक हृष्टि' पृ० ११४ । रामवृक्ष 
बेनीपुरी की गेहूँ और गुलाब” और “माटी की मूरतें” पुस्तकों में शब्दचित्र' 
के सोथ-साथ चित्रकार इन्द्र दुग्गड़ ने रेखाचित्र भी निर्मित किये हैं । 





३७० ] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


डायमेन्शन और बढ़ जाती है, यह अतिरिक्त डायमेन्शन विषय के अन्तर्गत 
होती है; कहानी का विषय एकात्मक नहीं रह सकता, उसमें हं त भाव 
होना चाहिए श्रर्थात्‌ एक व्यक्ति अपने में कहानी नहीं बद सकता। 
उसका अपने आप में होना कहानी के लिए काफी नहीं है । कहानी में 
उसे दूसरे या दूसरों की सपेक्षता में कुछ करना होगा--प्रेम करना होगा, 
बैर करता होगा, सेवा करनी होगी, कुछ करना होगा; अपने में सिमट 
कर रह जाता काफी नहीं होगा । अपने से बाहर निकलना होगा । इस 
प्रकार कहानी का विषय एक बिन्दु न होकर दो या अनेक बिन्दुश्रों की 
संयोजक-रेखा होती है । यही एक अतिरिक्त डायमेन्शन है जो कहानी में 
बढ़ जाती है ।” कहानी के द्वतभाव का स्पष्टीकरण एक विद्वान के 
कहानी-सम्बन्धी इस कथन से भली भाँति हो सकता है-- “आदमी को कुत्ते 
ने काठा, यह घटना हुई, श्रादमी ने कूत्ते को काटा, यह कहानी बन गई; 
अथवा एक राजा था और उसकी एक रानी थी--यह कोई कहानी 
नहीं बनी; किन्तु एक राजा था तथा उसकी दो रानियाँ थीं; या एक 
रानी थी उसके दो राजा थे--यह कहानी बन गई ।” रेखाचित्र की 
पीठिका विषय के साथ ही नैसगिक रूप में होती है, पृथक नहीं । 

“विषय--शब्दचित्र का लक्ष्य व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी; 
चेतन भी और बड़ भी । अ्रतएवं हमने मात्र विषय शब्द का प्रयोग किया 
है जिससे किसी निश्चित निर्धारित वस्तु का बोध नहीं होता ।' इसमें. 
व्यक्ति, प्राणी, प्रकृति आदि सब का चित्रण हो सकता है । 


“विचार और विश्लेषण---डा ० नगेन्द्र, पृ० ८५ विश्लेषण--डा० नगेन्द्र, पृ० 5५... 

'डा० भगीरथ मिश्र ने अपने काव्यशस्त्र' पृ० €७ में विषय” के 
स्थान पर 'विलक्षण व्यक्तित्व” अश्ञवा सामान्य विशेषताओं से मुक्त 
किसी प्रतिनिधि चरित्र का प्रयोग किया है | अवश्य ही महादेवी के 
अतीत के चलचित्र' तथा स्मृति की रेखायें' पुस्तकों के आधार पर यही 
ठीक है किन्तु अनेक लेखकों तथा प्रकाशचन्द्र गुप्त के ऐतिहासिक भग्ना- 
वशेषों, ख़ण्डहरों पर लिखे रेखाच्ित्र या. बेनीपुरी. के गेहँ और . गुलाब' 


रेखाचित्र कला. - [३७१ 


“विशेष--विषय के साथ विशेष शब्द के दो अभिप्राय हैं--(१) 
विषय की अनुभूत वास्तविकता, (२)विषय की असाधारणुता--संवेदना- 
€फरण में सक्षम विषय । रेखाचित्र का विषय प्राय: अनुभूत्यात्मक होता 
है, काल्पनिक नहीं । महादेवी के रेखाचित्रात्मक कृतियों के नामों--- 
स्मृति की रेखायें, अतीत के चलचित्र--से, दूसरी कृति की भूमिका 
से, और इससे भी बढ़ कर उतकी सघन संवेदना से यह स्पष्ट होता है 
कि इन रेखाओं में चित्रकर्त्नी ने उनको चित्रित किया है जो स्मृति पट 
से हटते ही नहीं या जो धुमिल चलचित्रों के उज्ज्वल आधार हैं; 
जिनकी ममता सुन्दर, सरलता शिव और मनुष्यता सत्य रही है; मानो जो 
धूलि के रत्न हैं और जिन्हें किसी पारखी ने पहचाना है। प्रकाशचन्द्र 
गुप्त ने भी पुरानी स्मृतियाँ पुस्तक में उन व्यक्तियों के चित्र बनाये है 
जिनके बीच उनका शैशव खेला है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने भूले 
हुए चेहरों की याद को रेखाश्रों में बाँधा है । 

शब्द-रेखायें--चित्रकला के रेखाचित्र' से समानता स्पष्ट करने के 
लिए हमने परिभाषा में शब्द-रेखाग्रों का प्रयोग किया है । जेसे रेखा- 
चित्र में रेखाओं का आधार होता है, रंग आदि का नहीं - रेखाओं से ही | 
बहुत कुछ व्यंजित हो जाता है उसी प्रकार शब्द-चित्र' में भी गिने-चुने 
शब्दों के विन्‍न्यास से बहुत कुछ संकेतित होता है; एक ऐसा सूचक चित्रें 
प्रस्तुत हो जाता है कि माटी की सूरतें और 'प्रतिमाएँ" मुखरित तथा' 


में लिखे पहली वर्षा (प्रकृति-चित्रण) (प० १२१) आदि रेखाचित्र कोई द 
 विलक्षण व्यक्तित्वों को लेकर नहीं लिखे' गये । अतएवं “विषंय” इंब्द ही 
ठीक रहेगा । ढ 
“स्मृति की रेखायें” पृ० ३० 


'द्रष्टव्य अतीत के चलचित्र' का समपंरा * 
ध्वही ह 
“भाटी की मूरतें--रामवृक्ष बेनीपुरी 
“बोलती प्रतिम्ता/--श्रीराम शर्मा 


३७२ ] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 
रेखायें बोल उठती हैं।॥ 


संवेदनदशील'--चाहे वस्तु का चित्र हो या व्यक्ति का, उससे पाठक 
की संवेदनाओं की जाग्रति ग्रावश्यक है । यही रेखाचित्र की प्रभावान्विति 
का प्रमाण हो सकता है । उक्त शब्द को परिभाषा में स्थान इसलिए भी 
दिया गया है कि सजीव शब्द-चित्र के लिए लेखक की गहरी आत्मीयता 
अपेक्षित है । चित्रांकन में तटस्थता अपेक्षित है फिर भी बैयक्तिक स्फूर्ति 
इसके लिए अनिवाये है | महादेवी के रेखाचित्रों की मर्मस्पशिता जहाँ 
जगत्‌ की मुर्काई कलियों तथा आँसू-लड़ियों' के कारण है वहाँ महादेवी 
की गीली पलकों, उनकी भावुक करुणा को भी नहीं भूला जा सकता | 
महत्त्व दोनों का है-महादेवी की करुणा ही तथाकथित क्षद्रों की निहित 
महानंता को अ्रनावृत कर सकी है। इसी अर्थ में शब्दचित्र को वयक्तिक 
कला कहा जा सकता है । वैसे रेखाचित्र कोई लेखक का अपना नहीं 
होता किसी और का ही होता है, इसलिए रेखाचित्र में सामान्यतः ग्रात्म- 
त्व तथा परत्व का अ्रदूभुत सामंजस्य रहता है--वह अन्तर्बाह्य चित्र 
होता है । 


...ग्रन्य मिलते-जुलते कलारूपों से भ्रन्तर जान लेने पर रेखा-चित्र का 
स्वरूप और भीं स्पष्ट हो सकेगा । 


रेखाचित्र और कहानी 


- आज, की चरित्र-प्रधान कहानी और रेखाचित्र बहुत निकट हैं । 
संक्षिप्तता, व्यंजना-प्रधानता की दृष्टि से भी उनमें समता है। “आज 
दिन कहानी की यह परिभाषा या व्वाख्यां स्वयं ही सर्वश्रात्म हो गई है 
कि किसी का ऐसा कारण - सम्बद्ध वर्णन कहानी है जो भावोद्वेक कर 
सके ।' 


 “रेखायें बोल उठीं”--देवेन्द्र सत्यार्थी 
'द्रष्टव्य--- तुमने क्‍यों कहा था मैं सुन्दर हूँ, पृ० ६--यशपाल । 


रेखाचित्र कला .. [२७३ 


फिर भी उनके मूल श्रन्तर का निर्देश हम कर चुके हैं कि किस 
प्रकार कहानी में रेखाचित्र से एक पहलू अधिक होता है। (२) दोवों 
कला-रूपों के नामों से भी यह भ्न्तर स्पष्ट है कि कहानी के लिए कहानी 
आवश्यक है--चरित्र प्रधान कहानी भी कहानी ही है। इस तत्त्व से 
तितान्‍्त अ्रद्धृती कहानी को कहानी कहना व्यर्थ है। रेखाचित्र का प्रमुख 
कार्य व्यक्ति या वस्तु का चित्र प्रस्तुत करना ही है। (३) इन' दोनों 
विधाश्रों का अ्रन्तर तब और भी स्पष्ट हो जाता है जब रेखाचित्र का 
विषय कोई वस्तुं-विशेष होती है, व्यक्ति नहीं । (४) प्रसिद्ध विचारक 
लेसिंग ने ठीक संकेत किया है कि काव्य के गत्यात्मक स्वभाव तथा 
वस्तु-वर्शानों के स्थिर स्वरूप में तात्विक विरोध है। कहानी “की गति- 
शील प्रवृत्ति तथा रेखाचित्र की स्थिर प्रकृति को उक्त आ्रालोक में समभना' 
आवश्यक है, (५) यहीं से यह व्यंजित होता है कि कहानी का सम्बन्ध 
देश-काल से है, रेखाचित्र का मुख्यतः देश से । (६) कहानी अपेक्षाकृत 
कल्पना-प्रधान तथा रेखा-चित्र अधिक यथार्थ चित्रण है। (७) रेखा 
चित्र कहानी से कहीं अधिक वेयक्तिक कला है--उसका सम्बन्ध साक्षात 
अनुभवों से अधिक है । इस दृष्टि से वह कहानी की अपेक्षा 'संस्मरण' के 
अधिक निकट है । (5) इसलिए कहानी-कथन की अनेक विधियों में से 
रेखाचित्रकार ने आत्म-वृत्तात्मक विधि को विशेष रूप से अपनाया है । 
रेखाचित्रकार स्वयं एक पात्र के रूप में अपने अनुभवों को अधिक 
सुविधा से मूर्ते कर सकता है। महादेवी के रेखाचित्र इसका सजग 
प्रमाण हैं। 








न नकलीना--+4 ० नमन, 


आत्मतत्त्व के सन्निवेश से रेखाचित्रकार ययाथ्थेता-वास्तविकरता 

का जो आभास देना चाहता है, और इस दृष्टि से कहानी से जो उसका 
अन्तर हो जाता है, वह महादेवी के निम्नस्थ कथन' से स्पष्ट हो जायेगा--- 
“इन स्मृति चित्रों में मेरा जीवन भी आ गया है। यह स्वाभाविक 

भी था ।..... मेरे जीवन की परिधि के भीतर खड़े होकर चरित्र जेसा 
परिचय दे पाते हैं, वह बाहर रूपान्तरित हो जायेगा । फिर जिस 


३७४] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


 रेखाचित्र और संस्मररण 

' अपनी साक्षात्‌ सम्पर्क जन्य अनुभूति के बल पर, अपनी उज्ज्वल 
स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए जो रेखाचित्र लिखे गये हैं, वे संस्मरणों 
के अत्यधिक निकट हैं । महादेवी के संस्मरणों ने ही रेखाचित्रों का रूप 
धारण किया है।' बेनीपुरी की 'माटी की मूरतों' की भी यही अ्रवस्था 
है। इस रूप में रेखाचित्र संस्मृत व्यक्तियों का ही कलात्मक रूप हो 
जाता है । संस्मरणों का आधार लेकर ही रेखाचित्रों में आत्म-कथा का 
अंश भ्रा जाता है. क्योंकि संस्मरण आत्मकथा के उल्लेखनीय क्षणों का 
लेखा होता है । पर इसी से रेखाचित्र से इसका अन्तर भी स्पष्ट होता 
है--संस्मरण प्रसिद्ध व्यक्ति ही लिखते हैं किन्तु रेखाचित्रकार के लिये 
यह आवश्यक नहीं है। (२) संस्मरणों में देशकाल का वर्णन रेखाचित्र 
से अधिक होता है । यात्रा सम्बन्धी संस्मरणों से यह विशेषता अधिक पायी 
. जाती है। (३) यह झावश्यक नहीं कि संस्मरण का लेखक रेखाचित्रा- 
त्मक शैली को अपनाये । (४) संस्मरण रेखाचिन्र से अधिक आत्मनिष्ठ 


प्रकार है । 
रेखाचित्र ओर रिपोर्ताज 


फ्रांसीसी के शब्द 'रिपोर्ताज' तथा अंग्रेजी (रिपोर्ट/ शब्द में घनिष्ठ 
सम्बन्ध है | पत्रकार-कला से भी इसका गहरा सम्बन्ध है । समाचार पत्र 
परिचय के लिये कहानीकार अपने कल्पित पात्रों को वास्तविकता से 
सजाकर निकट लाता हैं उसी परिचय के लिये मैं अपने पथ के साथियों 
को कल्पना का परिधान पहनाकर दूरी की सृष्टि क्‍यों करती !” 
--अतीत के चलचित्र' की भूमिका, पृष्ठ २ 
दृष्टव्य--अतीत के चलचित्र की भूमिका 
*“हजारी बाग सेन्टुल जेल के एकान्त जीवन में अ्रचानक मेरे गाँव 
और मेरी ननिहाल के कुछ ऐसे लोगों की सूरतें मेरी आँखों के सामने .. 
- आकर नाचने और मेरी कलम से चित्रण की याचना करने लगीं” 
माटी की मूरतों की व्याख्या में लिखी भूमिका, “ये माटी की यूरतें । 


रेखाचित्र कला [३७४ 


की जिस' घटना को, सत्य की रक्षा करते हुए कलात्मक रूप में--संवेदना- 
नुभूति की शक्ति के साथ--प्रस्तुत किया जाता है, वह रिपोर्ताज नामकः 
साहित्यिक विधा की कोटि में ञ्रा जाती है। रिपोर्ताज और रेखाचित्र में 
कथनीयांश की यथार्थता की विश्वसनीयता के साथ सीमित विस्तार से 
विषय को चित्रित करने की समानता है। संवेदनानुभूति भी दोनों के 
लिए आवश्यक है । मुख्य अन्तर एक के घटना-प्रधान और दूसरे के 
चरित्र-प्रधान होने में है। दूसरे, रिपोर्ताज में परिवेष्टव-परिस्थितियों का 
चित्रण आवश्यक है और रेखाचित्रकार को विषय के भीतर सेही 
नेसगिक पीठिका उपलब्ध हो जाती है। तीसरे, सूचनिका में रेखाचित्र 
की अपेक्षा अधिक सामयिकता है क्‍योंकि इसका सम्बन्ध पत्रकार-कला 
से हे । 
रेखाचित्र ओर गद्यकाव्य 
वेयक्तिकता के कारण अपनी संवेदनाशों के प्रवाह में रेखाचित्रकार 
की शैली में गद्यकाव्य का-सा प्रवाह भी थ्रा जाता है। फिर भी गद्य 
काव्य रेखाबित्र से कहीं अधिक आत्मनिष्ठ साहित्य-प्रकार है। गद्य 
काव्य की गम्भीर प्रकृति रेखाचित्रकार के हास्य-व्यंग्य को भी नहीं 
सम्भाल सकती । . 
ग्रपनी भावात्मक-विचारात्मक प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने से 
रेखाचित्रों में निबन्ध के तत्त्व भी झा जाते हैं ।* 
साहित्य के अन्य प्रकारों से अन्तर जान लेने के परचात्‌ अब हम 
रेखाचित्रों के विधायक तत्त्वों को गिना सकते हैं। ये चार है-- १. पात्र 


*महादेवी के रेखाचित्रों में ऐसा बहुत हुआ है, यथा ठक्री बाबा 
के चित्र में लेखिका से कवि, ग्रामीण समाज तथा आधुनिक कवि-सम्मे- 
लनों पर अपने विचार प्रकट किये हैं। हृष्टव्य--“स्मृति की रेखायें'', 
पृ० ९४--६५। वे निबन्धकार के समान विषयान्तर करके, उद्दिष्ट 
विषय से कुछ दूर जाकर, कभी अपनी, कभी भक्तिन की, और कभी 
सामीजक-साँस्कृतिक वस्तुस्थिति की चर्चा कर लेती हैं । 


३७६ | परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


था वस्तु, २. प्रृष्ठाधार, ३. शैली, ४. उहूं इ्य । इन सभी का कुछ परि- 
'चय हम परिभाषा को स्पष्ट करते हुए दे आये हैं । 

१. पात्र या वस्तु--यह रेखाचित्र का मुख्य तत्त्व है। यह वह तत्त्व 
है जिसकी फाँकी दाब्दचित्रकार को देनी होती है। उसे विषय के उस 
'कोण विशेष को प्रस्तुत करना होता है जो सम्पूर्ण वास्तविकता को 
व्यंजित कर दे--जसे यदि व्यक्ति है तो उसकी बाह्य आकृति से लेकर 
आचार-व्यवहार सब का संकेत मिल जायेगा । अपने आप में पूर्णाता का 
खआाभास चित्र में श्रवश्य मिलना चाहिए। 

२. पृष्ठाधार--चित्रांकन के लिए पट चाहिए वेसे ही शब्दचित्र- 
“कार का वर्ण्य भी किसी स्थान विशेष पर आधारित होता है। वस्तु या 
पात्र की गोचरता के लिए ही इसकी सार्थकता है। इससे अधिक की शब्द- 
चित्र में गुंजाइश नहीं । वस्तृत: विषय अपने श्रस्तित्वत के लिए एक 
'नेसगिक पीठिका लिये होता है, शब्दवित्रकार का आधार वही है। 
मुख्यतः इसका सम्बन्ध देश से है, काल से नहीं । संगति के लिए काल 
व्यंग्य ही रहता है । 

३. शैली--शब्द चित्रकार का यह दूसरा महत्त्वपूर्ण तत्व है। इस 
'पर असामान्य अधिकार के अ्रभाव में शब्द-चित्रकार की सफलता संभव 
नहीं, क्‍योंकि सामान्य रूप से कुछ लिखने की बात यहाँ नहीं । लेखक 
को सीमित परिधि में शब्दों से रेखाओ्रों का काम लेकर कोण को सम्पूर्ण 
बनाना होता है, जो विशेष लाघव-संक्षिप्तता-स्फूति---का काम है। 
शब्दचित्रकार की सफलता इसमें है कि वह विषयानुरूप शैली का प्रयोग 
करके कहाँ तक उहिष्ट को सजीव रूप में प्रस्तुत कर सकता है। राम- 
वृक्ष बेनीपुरी की अपनी पुस्तक गेहूँ श्लौर गुलाब' की प्रस्तावना में कहे 
निम्तस्थ शब्दों में रेखाचित्र-कला का सार झा गया है--'े शब्द-चित्र, 
पिछले शब्द-चित्रों से भिन्‍न हैं--छोटे, चलते, जीवन्त ! मैंने कहा--हैंड 
कैमरा के स्नेपशॉट; आलोचक ने उस दिन डाँटा--हाथी दाँत पर की 
तसवीरें !” लबुता, पेनापन तथा माभिकता शब्द-चित्र-शैली के लिए. 


रेखाचित्र कला [३७७ 


आवश्यक हैं। दब्द-चित्र में दब्द-विम्यास तथा. वाक्य-विन्यास की 
विशिष्टता होती है। एक शब्द का ऐक वाक्य, तथा अपने में चित्र हो 
सकता है । एक पंक्ति का ही प्रघटक हो सकता है । पूर्ण वाक्य के स्थान 
पर वाक्य-खण्ड से ही काम चला लिया जाता है और हैं था आदि 
सहकारी क्रियाश्रों की बेजा मुदाखलत भी बरदाइत नहीं की जाती । इन्हीं 
साधनों से तो शब्द रेखायें बनाते हैं। चित्र की प्रकृति के अनुरूप 
ग्रामीण शब्दों-मुहावरों का आश्रय भी लिया जाता है--रेखाचित्रकार 
की तूलिका में स्थानिक रंग भरा जाना आवश्यक है ।' स्थान-स्थान पर 
पात्रानुकूल चरित्र-व्यंजक वार्तालाप भी रेखाचित्रों में मिलता है। इनकी 
भाषा पात्रानुकूल होती है ।' चुभते-चित्रोपम विशेषण, साम्यमूलक श्रलं- 
कार, लक्षणा-व्यंजना आदि कवित्वपूर्ण प्रसाधनों से चित्र को सजीव 


१. बेनीपुरी के छोटे-छोटे वाक्य, सहकारी क्रियाश्रों के बिना कंसे 
कार्य करते हैं, देखिये---“सिर के मुंडे हुए छोटे-छोटे बालों के रंग से 
चहरे का रंग प्रतियोगिता करता हुआ । बालों ने चारों ओर से जिस पर 
मुदालखत-बेजा कर रखी है, वह छोटा-सा ललाट, चिपटा-सा ! ललाट 
की कालिमा में पतली भोंभ्रों की रेखा खोई-खोई-सी । छोटी-छोटी 
आँखें--जिनका पीज्षा रंग राजेन्द्र बाबू की श्ाँखों की याद दिलाता है ।” 
““ गेहूँ और गुलाब” का नथुनिया' चित्र पृ० २८। 

२. बेनीपुरी ने 'माटी की मूरतें' पुस्तक में ग्राम्य जीवन के स्केचों में 
ग्रामीण शब्दों का विशेष प्रयोग किया है । कोमलकान्त-पदावली लिखने 
वाली महादेवी ने भी रेख़ाचितन्नों में उनका स्वाभाविक-संगत आश्रय 
लिया है । 

३. महादेवी की भक्तिन की भाषा देखिए---/हम मर जाब तौ 
इनकर का होई, कठउन बनाई खियाई । कठउन इसकर ई शभ्रजाबघर 
देखी-सुनी -स्मृति की रेखाएँ, पृ० ७२ । क्‍ 

४, महादेवी की कविता तथा गद्य की उपमाश्रों में बड़ा अन्तर झा 
गया है। सामयिक युग के पात्रों के लिए उपमाएँ भी देनन्दिन के जीवन 


३७८ | परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


किया जाता है। यथार्थता के लिए ध्वन्यात्मक दाब्दों से ध्वनि-चित्रां 
ओर रंगों का उल्लेख कर वरणु-चित्र अंकित किए जाते हैं। मिलते-जुलक्ते 
दाब्दों से प्रभाव-वर्दधन किया जाता है । एक ही वाक्य को एक छोटे 
से चित्र में अनेक बार दुहरा कर स्थिति के प्रभाव को मानस-खण्ड पर 
मुद्रित करने का संकल्प होता है ।' रेखाचित्र में विराम-चिन्हु मात्र स्पष्टी- 
कररा के लिये नहीं आते, वे भी बोलने लगते हैं। हास्य-व्यंग्य गली के 
मनोरंजक तथा तीखा बनाते हैं ।" 


से ली गई हैं । यथा--“ मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके: 
मुख पर प्रसन्नता को आभा बसे ही उदभासित हो उठती है। जैसे स्विच्छ 
दबाने से बल्ब में छिपा आलोक”--वही पृ० १५। 
समान ग्राकृति वाले व्यक्तियों को महादेवी कार्बब की कापियाँ” 
कहती हैं । (२१) 
“हड़ हड़ करती मोटर' गण्डक के किश्तीनुमा पुल को पार करः 
रही थी | (८८) । 
मोटर सर-सर सर-सर भागी जा रही थी | (८६) 
ललन भी बोल रहे हैं--बा-बा . . .बा-बा. . .बा-आ+-ओआ . .. (१०६७ 
ललन भी रोने लगे--आँ-अआाँ . ..बा-बा-बा, . .म. ..मा. ... (१०७) 
““ गेहूँ और गुलाब” 
अगल-बगल के अनेक स्वरों को यों ही कुचलती, दबाती,, 
दबोचती । 
“डोमखाना' एक लबघुचित्र में, बाप रे, मरे रे! वाक्य को चार बारः 
दुृहराया गया है--वही, ८५--८७ । 
बेनीपुरी ने अपने चित्रों में इनसे विशेष सहायता ली है। इनका 
मत है--बोलने के समय जो काम हम चेहरे की भाव-मभंगिमा से लेते” 
हैं, लिखने के समय वे ही काम हमें विराम चिह्नों से लेता है ।--देखिए 
हुवा पर' पुस्तक में मैं कंसे लिखता हूँ लेख, पु० ८ । 
'महादेवी का एक मामिक व्यंग्य लीजिए, आप दाद दिए बिना नहीं: 


रेखाचित्र कला. . .. [३७६ 


उद्देश्य--सोद्वेश्यता से कला मृल्यवान बनती है। हृदय-परिष्कार 
द्वारा मानवता के कल्यारा-निर्माण में भ्ग्रसर करना, सभी प्रकार की 
कलाओं से अपेक्षित है । सोह-श्यता का कला तथा आनन्दानुभूति से किसी 
प्रकार का विरोध नहीं । महादेवी की ये सारगभित पंक्तियाँ किसी भी कला 
का आदशे हो सकती हैं--“कला' के पारस का स्पर्श पा लेने बाले का 
कलाकार के अतिरिक्त कोई नाम नहीं, साधक के अतिरिक्त कोई वर्ग नहीं 
सत्य के अतिरिक्त कोई पजी नहीं, भाव सौन्दर्य के अतिरिक्त कोई व्यापार 
नहीं और कल्याण के अ्रतिरिक्त कोई लाभ नहीं ।” अवद्य ही चित्रण की 
कुशलता कला का आदर्श है, जीवनोन्नायक तत्त्वों का उद्बोधन' चित्रण 
का आदशे--रेखाचित्र-कला की सार्थकता इसी में है | शब्द-चित्र-चित्रणु 
में ऐसा प्रभाव भ्रपेक्षित है कि पाठक के भाव-विचार जाग्रत हुए बिना न 
रह सके । यह प्रभावक उदद श्य चित्र के भीतर से ही भ्राए, बाह्यारोपित 
ने हो--चित्रण की प्रत्यक्ष वास्तविकता के ही अभीष्सित आदर्श का बोध 
हो जाए। बेनीपुरी की 'माटी की मूरतें' में ग्राम्य जीवन के यथार्थ चित्र हैं । 
यथातथ्य चित्रण होते हुए भी लेखक का अभीष्ट स्केच के अन्त पर ध्व- 
नित हो उठता है और पाठक का विचारोदूबोधन हुए बिना नहीं रहता । 


रह सकते--जैसे तिथि-पर्वों में कथावाचक के कथा कह चुकने पर श्रोता 
हाथ में रखे हुए अ्रक्षत-फूल फेंक देता है वैसे ही वे, धर्म खरीदने के लिए 
लाए हुए सस्ते अ्रन्न से कभी एक मुट्ठी चावल, कभी चने, कभी जो, बूढ़े 
के सामने बिछे हुए अ्गोछे पर बिखेर कर राह नापते हैं । कोई साहसी- 
पाई डाल जाता है, कोई जल्दबाज धोखे में पेसा फेंक कर चल देता है । 
इन सब की भाग-दोड़ देख कर लगता है कि इन्हें ठीक संगम' में, अतल 
गहराई की सीमा रेखा पर, अनेक द्रवाकेयाँ लगाने पर भी पाप के डूब 
जाने का विश्वास नहीं ।. ..बीच-बीच में यह दान-लीला भी मानो उसी 
अजर-अमर और निरंतर संगी को दूसरी ओर बहका देने का प्रयास मात्र 
है । यह बहकाना भी लग जाय तो तीर नहीं तो तुक्का तो है ही --स्मृति 
की रेखाएं, (० ५१--५२ । द 


३८० ] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


इस हृष्टि से उक्त लेखक का नथुनिया” आदर्श स्केच हैं जहाँ आदर्श, 
मात्र व्यंजित होता है--लेखक अपनी ओर से तनिक नहीं कहता; उसकी 
सारी संवेदना शब्दों को सजीव करती और रेखाश्रों से ही मुखरित हो 
उठती है । 

संवेदनानुभूति बढ़ाने में महादेवी के रेखाचित्र सर्वाधिक सफल कहे 
जा सकते हैं। जिस उदास-उन्मन लघ्चुता ने उनके संवेदन को दिशा 
तथा भावना को गति दी उसी के कुशल' चित्रण से वे पाठकों को भी 
प्रभावित करने में सम हुई हैं। अवश्य ही महादेवी (तथा ग्रन्य लेखकों ) 
ने यत्र-तत्र विषयांतर करके भी, अपनी प्रतिक्रियाओ्रों को, दृष्टिकोण को 
व्यक्त किया है--ओऔर ऐसा करने से रेखाचित्रकार मानों निबन्ध-तत्त्व 
का उपयोग करता है--फिर भी पाठक को मूल संवेदनानुभूति पात्रों के 
कुशल-करुण चित्रण द्वारा ही होती है। संस्मरणात्मक रेखाचित्रों में 
आत्मतत्त्व के सहज सन्निवेश के कारण प्रसंगानुसार व्यक्त हुई लेखक की 
मानसिक-हादिक प्रतिक्रियाएँ प्रनाधिकार चेष्टा नहीं लगतीं । 

मानवेतर रेखाचित्र भी किसी न किसी सत्प्रेरणा को लेकर ही 
लिखे जाते हैं--मानवेतर होते हुए भी वे मानव-हिताय होते हैं ।' 

यह उल्लेखनीय है कि रेखाचित्र के उद्देश्य की प्रभविष्णुता लेखक 
से गहरी संवेदन की माँग करती है | गहन संवेदना के अ्रभाव में स्तुत्य 
उद्देश्य भी चित्रों में ही सिमट कर रह जाता है । रेखाओं का पैनापन, 

कला का कलन भी इस कमी को पूरा नहीं कर सकता । 

“गेहूँ और गुलाब, पृ० २८---२९ । 

इसी तथ्य को व्यक्त करने वाला प्रकाशचन्द्र गुप्त का कथन 
पठनीय है-- भेरे पहले संग्रह 'रेखाचित्र की देहली रेडियो पर आलोचना 
करते हुए अज्ञेय' जी ने कहा था कि मैंने मानवता का चित्रण न करके 
खेँडहरों का चित्रण किया था । यह सच था, लेकिन मानवता से प्रेरणा 
पाकर ही मैंने अपने विचार और भाव ऐतिहासिक भग्नावशेषों पर 
आरोपित किए थे । आधुनिक हिन्दी साहित्य : एक दृष्टि, पृ० १२६ । 


याद नल बज ०५५ ५.०० हरी 


रेखाचित्र कला [३८१ 


रेखाचित्र के वर्गीकरण के दो आधार हो सकते हैं--- 
१, वर्ण्य विषय २. शैली 

वर्ण्य विषय की दृष्टि से इसके दो प्रकार हो सकते हैं--१. मानव 
सम्बन्धी २. मानवेतर। 

दौली की दृष्टि से इसके मुख्यतः दो प्रकार हो सकते हैं--१. शुद्ध 
रेखाचित्र २. मिश्र रेखाचित्र । 

शुद्ध रेखाचित्र में साहित्य की अन्य विधाश्रों की सहायता नहीं 
ली जाती । मिश्र रेखाचित्र में कहानी, निबन्ध, संस्मरण आदि के तत्त्वों 
से सहायता ली जाती है | पहले का उदाहरण बेनीपुरी का नथुनिया' 
स्केच ही हो सकता है और दूसरे के उदाहरण महादेवी के रेखाचित्र हैं । 

शुद्ध रेखाचित्रों में भी अनेक कलाप्रवृत्तियों का विकास हो चुका हैं 
और उनको ये नाम दिए गए हैं (या दिए जा सकते है)--संवेदना-चित्र, 
व्यंग्य-चित्र , अ्रध्ययन चित्र, छुवि आदि । इन ग्रनेक शलीगत प्रकारों का 
आधार यही है कि रेखाचित्रकार किस सीमा तक विषय की अ्रनुक्ृति 
करता है, भीतर को कितना अभिव्यक्त कर सका है और किस सीमा 
तथा किस कोटि की आत्माभिव्यक्ति भी कर सका है। शुद्ध रेखाचित्र 
से प्रकाश छाया में एक डायमेनशन बढ़ जाती है । 

मिश्र रेखाचित्र कहानी-प्रधान, निबन्ध-प्रधान, संस्मररा-प्रधान 
आदि हो सकते हैं । 


| | के 
मीरों का गीतिकाव्य 
किसी उद्‌-कवि ने लिखा है-- 
सुना है संग दिल की आँख से भ्रास नही बहते 
अ्रगर सच है तो पत्थर से ये चश्मे क्यो निकलते है 

“--यही समगुणता मेवाड के मरुप्रदेश मे मीरों के मामिक गीतो की मदा- 
किनी में मिलती है । 

पुरुष की परुषता को गीत की स्त्रेण प्रकृति के लिए कोमल होना 
पडता है--तारी-नागिन एक स्वभाव मानने वाले कबीर,को भी “बहु- 
रिया” बनना पडा और सूर को अपनी विरह व्यक्त करने के लिए गोपी । 
इस माधुर्य-भाव के निर्वाह मे पुरुष कवि का प्रतिभा-प्रयास या कवि- 
कौशल हो सकता है। न्यूमेन ने कहा थाई छए०प्र का 60 28० 
70 06 श॥6७7 छग्रापापछों 06886470688 ए0प्रश्राप्र४ 
960०0706 & ज़णाह्षणए 0ए96ए6/ ग्रक्षाए ए0प्र 7७ए 9७ 
७77072 7767 प्रतएवं कंबीर-सूर को माधुय-भाव प्राप्त करना पडा, 
यह अजित है, किन्तु मीराँ नारी थी, उसे यह सहज प्राप्त था, यह नैस- 
गिक है । नारी को भावातिरेक भी सहज प्राप्त होता है। गीति-कोमल 
प्रतिभा नारी का स्वभाव है और कबीर-सूर के माधुये-भाव सम्बन् 
गोतो में मीराँ की गीतो की श्रेष्ठता इसकी सजग प्रमाण । 

मीरों की नैसगिक कोमलता को उसके जोवन की कदर घटनाओं ने 
और भी ऋरुण-कोमल बना दिया। गीति-काव्य मे आत्मानुभूति की अभि- 
व्यक्ति अनिवाय॑ है किन्तु यह आवश्यक नही कि इसमे आत्मचरित मूलक 
तत्त्व भी हो । फिर भी मीराँ की पदावली मे आात्मानुभूति ही नही, आत्म- 
चरितमूलक तत्त्व भी हैं जो उनकी घनीभूत बेदना के लिए स्पष्ट उत्तरदायी 


( रेपरे ) 


मीराँ का' गीतिकाव्य [३८३ 


दिखाई देते हैं। वेसे तो रचयिता का स्वभाव-संस्कार तथा जीवन-घटनाएँ 
उसकी किसी भी रचना को समभने में सहायक हो सकती हैं, किन्तु गीति- 
काव्य---उसमें भी विशेष रूप से आत्मचरितमूलक गीतिकाव्य- के लिए 
बलीवन की जानकारी अपेक्षाकृत और भी आवश्यक हो जाती है। अतएव 
सीराँ के गीतिकाव्य को समझने के लिए उसकी वैयक्तिक तथा प्रभावक 
आह्य परिस्थिति-पाश्व से परिचित होना आवश्यक हो जाता है । 

मीराँ में कृष्ण के प्रति श्रनन्य प्रेम का सांस्कारिक स्वभाव मिलता 
हैं। उन्होंने कृष्ण के प्रति अपनी 'प्रीत पुराणी' (२०) या पूर्व जनम 
नंगे प्रीत पुराणी (५१) का उल्लेख किया है तथा अपने आप को 'जनम 
जनम के ताथगिरधर नागर की (१७६) जनम जनम की चेली” (८०) 
खबझा है। उन्होंने कृष्ण से श्रपनी बालापनां की प्रीत/(१००)का उल्लेख 
शी किया हैं--ऐसा प्रसिद्ध है कि बचपन में ही उन्हें कृष्ण का इष्ट हो 
आया था, इस सम्बन्ध में एक घटना भी प्रसिद्ध है। घरेलू वैष्णव संस्कार 
आओ इसके लिए उत्तरदायी हैं। गीतकार के लिए ऐसे संस्कार बड़े सहायक 
सिद्ध होते हैं क्योंकि बड़े होने पर बुद्धि के तके-क्रम से जो ज्ञानोपलब्धि 
हो खकती है वह गीतिकाव्य' के उपयुक्त नहीं | आत्मा अ्नायास ही जिस 
खत्य को हृदयद्भम कर लेती है उसकी अभिव्यक्ति गीतिकाव्य के अधिक 
चपयुक्त है । 

शशवावस्था के इस' सहज वैराग्य या अ्नायास आत्मानुभूत ज्ञान को 
व्यक्तिगत साधना तथा .पारिस्थितिक वैराग्य--स्वजन-वियोग-जन्य 
विरक्ति--ने पुष्टि किया । अल्पावस्था में ही मीराँ को अपनी माता से 
वियुक्त होना पड़ा । तदनन्तर पितामह, पति, पिता, श्वसुर एवं चचा 
को भी मृत्यु हो गई | पति कूँवर भोजराज की जीवितावस्था में भी मीरा 
का पुजब-अच्चन पूरा चलता था, किन्तु उनके देहान्त के पश्चात तो मानों 
सखी प्रकार के लौकिक बन्धनों को सर्देव के लिए तिलांजलि मिल, गई । 
झाचीन काल में भारतीय विधवा भ्रौर वराग्य का सहज सम्बन्ध होता 


हर आय न सन 


३८४] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


था और मीराँ जैसी नारी में तो पहले ही वैराग्य की भूमिका पुष्ट थी । 
दूसरे, यह युवावस्था का वेधव्य था, जिसमें अनुरक्ति या विरक्ति दोनों 
में हृदय पक्ष या आवेश अ्रधिक हो सकता है । श्रतएव मीराँ की संसार 
के प्रति विरक्ति तथा कृष्ण के प्रति अनुरक्ति भी आावेद्य-प्रधान थी जो 
गीति-काव्य की हाद॑ के अधिक उपयुक्त है । 
राजस्थान की ग्रह-कला का भी मीराँ पर विरक्तिपरक प्रभाव पड़ा 
होगा । इसके अ्रतिरिक्त मीराँ जब प्रेम के आवेश में कुल-मर्याद' आदि का 
ध्यान न रख कर मन्दिरों में नाचने। तथा साधु-सन्‍्तों की संगति करने 
लगीं, फलतः यशस्वी होने के कारण दर्शनाभिलाषियों का आगमन बढ़ने 
लगा तो राज्य की ओर से उन पर नाना प्रकार के अत्याचार होने 
लगे । स्वयं मीराँ के पदों* तथा यशस्वी होने के कारण उन पर 
नाभादास, ध्र्‌ वदास, प्रियदास श्रादि की लिखी पंक्तियों में दंड एवं 
अत्याचारों का उल्लेख हुआ है । इन मुसीबतों ने मीराँ के भक्तिस्वरां 
के लिए निकष का काम किया । राजपुत नारी की निर्भीकता-निरछलता 
प्रसिद्ध है। मीराँ भी इस प्रतिकूलता में अपने आराध्य कृष्ण के प्रति 
और भी तीव्रता तथा शक्ति से तन्‍्मय हो उठीं--उनकी आवेशमयी भक्ति 
पंवित्र पागलपन तक पहुँच गई । गीतिकाव्य के लिए जिस रागात्मक वृत्ति 
से सम्बन्धित सुख-दुःख की 'भावावेशमयी अवस्था" या 'तीत्र सुखदःखात्मक 
अनुभूति' तथा निद्व न्द मनःस्थिति की अपेक्षा होती है वह मीरा के 
देखिए पद १७, १६, २१ आदि “देखिए पद ३७, ३८, ३९६, ४०, ४१ आदि 
4देखिए 'मीराबाई की पदावली”' पृ० २३५-२३९ द 
“सुख-दुःख की भावावेशमयी अ्रवस्था विशेष का, गिने चुने शब्दों 
में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है”--महादेवी 
('महादेवी का विवेचनात्मक गद्य' पृ० १४१) 
उपरोक्त परिभाषा के अतिरिक्त महादेवी की मिलती-जुलती परिभाषा 
है--“साधा रण॒तः गीत व्यक्तिगत सीमा में तीब्र सुख दुःखात्मक अनुभूति का 
वह शब्दरूप है जो अ्रपनी ध्व॑न्यात्मकता में गेय हो सके ।” (वही पु० १४७) 


मीराँ का गीतिकाव्य [ ३८६ 


पास थी। यहीं श्राकर आत्माभिव्यक्ति सुजन की अनिवाये आवश्यकता हो 
उठती है और रुदन अनायास गान का रूप धारण कर लेता है । 

महादेवी ने गीतिकार के लिए भावातिरेक के साथ संयम को भी 
आवश्यक बताया है क्‍योंकि भाव की अतिशयता में कला की सीमा का 
अतिक्रमण हो सकता है । अतएव “गीत के कवि को प्रात्तेक्रन्दन के पीछे 
छिपे हुए भावातिरेक को, दीघे निःश्वास में छिपे हुए संयम से बाँवना' 
होगा तभी उसका गीत दूसरे के हृदय में उसी भाव का! उद्रक करने में 
सफल हो सकेगा ।” इस दृष्टि से विचार करने पर मीराँ के 
“बाह्य राजरानीपन और आन्तरिक साधना में संयम के लिए पर्यात् 
अवकाश था ।' 

मीराँ का जीवनादर्श ही उनका काव्यादर्श था | ऐसा दिखाई देता है 
कि जीवनादश भी उन्हें निर्धारित नहीं करना पड़ा, वह स्वतः स्फुत्त हुगा 
है । गीतिकाव्य में जिस आत्मनिष्ठा की अपेक्षा होती है, मीरा का जीवना- 
दर्श उसी का आदर्श है | मीरा का जीवनादर्श स्वकेन्द्रित था और ऐसा 
होने से उन्हें अपने से बाहर किसी इतर उद्देश्--समाज-रुचि, लोक- 
मर्यादा, आदि-- की कामना नहीं थी; आत्म-तोष के अतिरिक्त किसी लासा- 
तर की स्पृह्य नहीं थी। न उन्हें भक्तिकाल के अन्य प्रसिद्ध भक्त कवियों 
के समान प्रचार करना था, न ज्ञान-भक्त या निर्गुण-सगुण के दाशनिक 
पचड़े सुलझाने थे; न किसी सम्प्रदाय के श्राचा रों के अनुसार लिखना था; 
न समाजोपयोगी शील-निरूपण के श्रादर्श खड़े करने थे; न ही पाखंडियों 
का शोध-विरोध करना था और न ही भकत के साथ कवि बनने या जगढ 

में अपने चीन्हे' जाने की श्राकांक्षाएँ प्रकट करनी थीं । रोते-गाते उन्होंते 
जो गाया-- 
'महारा री गिरधर गोपाल दूसरा ना कया (पद १८) 

या मेरे तो एक राम नाम दूसरो न कोई! (पृ० २४१) 
ः 'महादेवी का विवेचनात्मक गद्य पृ०, १४२ 
बही पृ० १४२ 


'./2200:3कला 


३८६] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


तो यही उनका आदर्श हो गया । निस्सन्देह दूसरा उनंका कोई नहीं, 
कृष्ण के अतिरिक्त उनको किसी से कुछ लेना-देना नहीं, वह एक उन्हीं: 
की चाकरी कर सकती हैं, (नित उठ दरंसरा' पाने के लिए | किसी स्थुल 
पधार की उन्हें वाँछा नहीं--सुमरिण की खरची तथा भाव भगत की 
जागीरी उन्हें पर्याप्त है। वह घरों अधीर 'हिवड़ो (हिय)से, जनम जनम” 
से साँवरिया के दर्शनों के लिए 'तरस' रही हैं (१५४), 'दरद दिवानी” 
बनी हुई हैं | वे कृष्ण के लिए सब कुछ कर सकती हैं---उसके अपने शब्दों 
में उसकी लगन में होणी हो सो होई की निडरता-हृढ़ता है। (२४१) 
नांभादास ने ठीक ही कहा थां--- 


भक्ति निसात बजाय के, काहूते नाहिन लजी द 
लोक लाज कुल श्ंखला, तजि मीराँ गिरधर भजी (२३५) 


“लक्ष्य के प्रति ऐसी.अनन्य जागरूकता, ऐसी तनन्‍्मय साधना अ्रन्यत्र 
दुर्लेभ है। मीरा के जीवन, और उनके काव्य में भी, एक' ही भाव, एक 
ही रस, भर एक ही प्रणाली है। यह दीवानी एकनिष्ठता--व्याकुल 
भावावेशमयी अदम्य अनन्यता--गीतिकाव्य के लिए वरदान है। सारत: 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, उनके जीवन तथा' काव्य का अध्ययन. भी उनको' 
गीतिकाव्य की श्रात्मनिष्ठ-एकनिष्ठ हा्द के अनुकूल सिद्ध करना हैं। 


. भीराँ की गीतिकाव्योपयुक्त अनुभूति संगीतानुमोदित भी है । तत्का- 
लीन भक्ति आंदोलन तथा भजन-कींत॑न का सहज संबन्ध रहा है। उनके 
समसामयिक पुष्टिमागियों का तो यह' विशेष अंग रहा है। परशुराम 
चतुर्वेदी ने निग्‌ णिये संतों में भी संगीत के विशेष प्रसार को सिद्ध किया . 
है। कबीर साहित्य में कबीर के संगीत-प्रेम-सूचक अनैक प्रसंग एवं प्रयोग 
पाकर वे सोचते हैं या तो उन्हें शिक्षा मिली होगी श्रथवा ऐसा उनके युग 
के वातावरण के ही कारण सम्भव हुआ होगा । इसके अभ्रतिरिक्त वे लिखते 
हैं--/“भारतीय संगीत-शास्त्र के अनुसार संगीत-कला का घतिष्ठ सम्बन्ध 
योग-साधना के साथ माना गया है ।” (कबीर साहित्य की परख”. ३००) 


''.. मीराँ का गीतिकाब्य [३८७ 


मीराँ को भी बचपन से ही भक्ति के साथ संगीत में भी रुचि दिखाई 
देती है। उनके अनेक पढों से मन्दिर के कीतंनात्मक वातावरण का 
आभास मिलता है ।' उन्होंने भावोन्माद में अपने नाचने का उल्लेख भी 
अनेक पदों में किया है ।' इसके साथ ही संगीत के वाद्य,' स्प्त स्वर, 
लयों के भिन्न-भिन्न विस्तारों द्वारा उत्पन्न ताननि' की धमार राग' आदि 
का भी उल्लेख हुआ है, जिनसे उनका संगीत-प्रेम सूचित होता है । मीराँ 
ने अनेक स्थलों पर गोविन्द के गुणों को गाकर अपनी भक्ति का परिचय 
_दिया है ।| 
'कीतेन में ताली बजाने का उल्लेख बहुत हुआ है । देखिए पद ६, 
३७, ७७, १७५ आदि । पद ३१ में मन्दिर का वातावरण देखिए--- 
माई म्हाँ गोविंद, गुणा गांस्याँ ॥ 
च्रणाम्रित रो नाम सकारे, नित उठ दरसरण जास्याँ। 
हरि मन्दिर माँ निरत करावाँ घूँघरया धमकास्याँ । 
साज-सिगार बाँध पग घूंघर, लोकलाज .तज नाची' (१६) 
पग बाँध घुघरयाँ णाच्यारी (३६) 
'महां गिरिधर आगाँ खाच्यारी' (१७) 
'णाच्याँ गाँवा ताल बजावाँ, पावाँ अणद हासी (६) 
ज्याँ-ज्याँ चरण धरयाँ धरणीधर, त्याँ-त्याँ निरत कराँरी” (२१) 
ताल पखावज मिरदंग बाजा, साथाँ आगे णाच्याँ (३७) 
बाज्याँ झाँफ मृदंग मुरलिया बाज्याँ कर इकतारी”' (७७) 
मुरली चंग बजत डफ न्यारो' (१७५) 
चंग छोटे आकार का' डफ बाजा है जिसे साधारणतः लावनी वाले 
बजाया करते हैं । द द 
मीराँ के प्रभु बस कर लीने, सप्तताननि की फाँसु, री' (१६७) 
“गावत चार धमार राग तहँ, दे दे कल करतारी' (१७५) . 
| गायाँ गायाँ हरिगुणा निसदिन' (१६) नी मिमिन र 
[कृपया श्रगले पृष्ठ पर देखिये 


इ८८] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


मीराँ का युग आधुनिक बौद्धिक युग से भिन्‍न साधनापूर्रा 
भक्तियुग था। उनके समय जहाँ संतों की ज्ञान-योग की धाराएँ 
मिलती हैं वहाँ रागपूर्रो भक्ति का वातावरण भी । पूव के बंगाल प्रान्त 
में उसी समय श्री चैतन्य देव का भी उदय हुआ था, उनका प्रभाव भी 
एक शोर उत्कल प्रांत से लेकर दूसरी ओर ब्रजमंडल तक फैल रहा था । 
उसी प्रकार पश्चिम की ओर गुजरात में भक्त नरसी के पद प्रचलित 
हो रहे थे | भ्रतएव, उत्तरी भारत में सर्वत्र प्रायः एक ही प्रकार का 
वातावरण उत्पन्न हो जाने से, भक्तिभाव की लहरों में एक बहुत बड़ी 
शक्ति का संचार हो आया । इसके फलस्वरूप सूरदास, हितहरिवंश, 
गदाधर भट्ट आदि भक्‍त कवि अपनी ब्रजभाषा की रचनाओं की ओर 
विशेषकर इसी समय, प्रवृत्त हुए ।” तात्पयं यह कि रागपूर्ण भक्ति 
का वातावरण गीतात्मक प्रकृति के उपयुक्त था । 

मीराँबाई ने एक मात्र गीतिकाव्य की रचना की है--उनकी पदावली 
के प्राय सभी पद इसी रूप में हैं। साहित्यिक परम्परा की दृष्टि से 
मीराँ बाई के पदों को एक ओर सिद्धों, नाथों तथा संतों के पदों से तथा' 
दूसरी ओर जयदेव, विद्यापति, नरसी मेहता श्रादि के काव्य से सम्बन्धित 
किया जाता है। हमारे विचार में मीराँबाई के गीतिकाव्य की चर्चा 
करते समय जयदेव और विद्यापति का नाम तो लेना ही नहीं चाहिए 
क्योंकि इनका कोई प्रभाव मीराँ पर लक्षित नहीं होता।न तो इनमें 
मीराँ जैसी टेकबद्ध शेली है न मीरा जैसा प्रबल आ्रात्माभिव्यंजन । इनमें 
नाटकीयता है और ये वर्णन प्रधान हैं। विद्यापति की पदावली के 
विषय--वयःसन्धि, नखशिख्व, सद्यःस्ताता, प्रेम प्रसंग, दृती, नोक-मोंक 


2४४७॥७॥॥॥७७७७७७॥७॥७७॥७७/७/ए/"/श/७७॥७४॥॥७७॥/श७७७७७७७/७//शशशआ॥॥/॥//शशश ०० शक अमन अर जज मनन मनन अबकलीनल नव 


मीराँबाई की पदावली, पृ० १८, परशुराम चतुर्वेदी 

' (शेष) कोई निन्‍्दों कोई बिन्दों म्हे तो, गुण गोविंद का गास्याँ' (२५) 
माई म्हाँ गोविंद गुण गाणा' (३९) 

बेला मंगल गावण री' (१४६) भीराँ होली गावाँ' (७८) 
साधो संगत हरि गुण गास्याँ' (१६७) 


दा 


मीराँ का गीतिकाव्य [श्द& 


ग्रादि--तथा उनके सिव थिघ लखिमादेइ के लिए लिखे जाने से: 
उनकी वस्तुपरकता भलकती है। (प्रार्थना और नचारी”' तथा भावो- 
ललास' आदि के कुछ पद इसका अपवाद हैं ।) इन में गीतिकाव्य का बाह्य 

कलेवर--संगीत तथा कोमलकांत पदावली आदि--प्रधान हैं । भ्रतएवं ये 
गीत' हैं, न कि गीतिकाव्य-इन में गेयता प्रधान है न कि झात्मनिष्ठता । 
“गीत-गोविन्द' में रागों और तालों का उल्लेख है । उन रागों के नाम हैं-- 
मालव, गुज र, गुर्ज री, वसन्‍त, रामकली, कर्णाट, देशार्य, देशवराटि, 
गुणकरी, देशांक, भेरव और विभास । मीराँ में इनमें केवल गुजरी 
(गुजरी ) भौर रामकली मिलते हैं ।श्रतएव संगीत की दृष्टि से भी मी राँ पर 
इनका कोई प्रभाव लक्षित नहीं होता । विद्यापति में वे शास्त्रीय राग-रागनियाँ 
भी नहीं जो सूर-मीराँ की विशेषता हैं। उनकी मेथिली और बंगाली 
लोक-धुनें राजस्थान-ब्रज आदि की लोकधुनों से भिन्‍न हैं । वस्तुतः मीराँ 
के पदों का सम्बन्ध एक ओर गुजरात के नरसी मेहता, दूसरी ओर कबीर, 
रंदास आदि संतों तथा तीसरी ओर समकालीन कृष्ण-भकतों से जोड़ा 
जा सकता है । इन सब ने पदों में रचना की है । 

मीराँ बाई में गुजराती के शब्द ही नहीं मिलते, वे “वाक्य-विन्यास 
आदि कुछ बातों में राजस्थानी, ब्रजभाष की श्रपेक्षा गुजराती का ही 
अधिक अनुसरण करती हैं || नरसी और मीराँ दोनों एकांत भक्त थे-- 
दोनों के पदों में प्रेम-प्रवशता का भावोन्माद है । (विनय के पद इन दोनों 
के प्रायः एक समान हैं 

मीराँबाई की पदावली में संतों के प्रभाव से सन्त शब्दावली भी मिलती 
है । कबी रदास ने यद्यपि सिद्धोंनायों की परम्परा के अनुसार पद-रचना 
को किन्तु उनकेपदों के संगीत में गोरखनाथ भ्रादि से निश्चित श्रन्तर है। 
कबी रदास में न तो गोरखनाथ के पदों की दोहरी ठेक है, न टेक की 
पंक्ति तथा पद के अन्य चरणों में समानता और न केवल दो ही चरणों 


मीराँ बाई की पदावली पृ० ६६, परशुराम चतुर्वेदी 
वही पृ० ६६ 


३९०] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


की तुक-समांनता । कबीर के पदों में इकहरी टेक है, जो पद के श्रन्य 
चरणों से छोटी है। मीराँबाई के अधिकांश पदों में भी सिद्धों 
मर ताथों की नहीं, कबीर की परम्परा मिलती है। मीराँ बाई 
के २०२ पदों में से केवल १६ की टेक दोहरी है शेष सबकी 
इकहरी है। लगभग ४५० पदों की टेक पद के अन्य चरणों के समान 
है, शेष पदों की टेक छोटी है। पद की टेक तथा अन्य चरणों में प्रायः 
तुक-समानता है पर अलभग ३० पद इसका अ्रपवाद हैं । शैली की इस 
संमानता के अतिरिक्त कबीर-मीराँ में भाव-साम्य के उदाहरण भी मिलते 
हैं ।। फिर भी मीराँ जैसा भावोन्माद नहीं, क्योंकि कबीर को केवल 
भावों में बहना ही नहीं था, प्रचारण-शिक्षण का कार्य भी करना था । 
इस दृष्टि से मीराँ के गीतिकाव्य को कृष्ण-भकतों से अधिक सम्बन्धित 
किया जा सकता है जिन्होंने मीराँ के समान ही पद-रचना की है और 
जहाँ राग-रागनियों का विशेष प्रसार मिलता है। सूर और मीराँ में भाव 
तथा रचना प्रणाली--इकहरी तथा श्रन्य चरणों से छोटी टेक, और 
तुकान्तता आ्रादि-में साम्य के आधार पर दोनों के एक ही सोत से 
उद्भूत होने का विचार उठता है। 

अभी तक हम ने मीराँबाई के अन्तर्बाह्य प्रभावों का उल्लेख करके 
उनकी गीतात्मक प्रकृति को समझा है । अब हम उनके गीतिकाव्य का 


तात्विक विश्लेषंण आसानी से कर सकेंगे । 

_ गीतिकाव्य पूर्वापर के बन्धनों से मुक्त, अपने श्रर्थ को व्यक्त करने 
में स्वतन्त्र तथा पूर्ण यानि मुक्तक होना चाहिए । मीराँ बाई की पदावली 
में संग्रहीत पद ऐसे ही हैं । प्रत्येक पद उनके एक-एक भावोन्मादी संचारी 
क्षणों का अक्षुण्ण स्वरूप है। भ्रतएवं प्रत्येक पद इतना निरपेक्ष है कि 
किसी प्रकार के क्रम या योजना की आवश्यकता नहीं । मीराँ की पदा- 

| आदि ग्रंथ तथा कबीर ग्रंथावली' में मीराँ के समान कबीर के 


पदों का रागानुसार वर्गीकरण मिलता है । फिर भी 'कबीर बीजक' के 
किसी प्रसिद्ध संस्करण में रागानुसार वर्गीकरण नहीं मिलता । 


मीराँ का गीतिकाव्य ' [३९६१५ 


वली न तो तुलसी की 'विनयपत्रिका' है--जिसमें बहुत कम, पर कुछ न 
कुछ क्रम है --और न सूर का 'सूरसागर--जिसमें भागवत के अनु- 
सार सम्पादान के कारण पद स्वतन्त्र होते हुए भी कथा-श्रृंखला में बंधे 
हैं। कथात्मकता तथा गीतात्मकता में विरोध हो सकता है क्योंकि-- जैसे 
सूरसागर में--केवल कथा-निर्वाह के लिए शुष्क वर्शान-प्रधान पदों को भी 
स्थान मिल जाता है । गीतिकाव्य में जिस आवेगात्मक दीप्त क्षण का प्रका- 
शन होता है वह पूर्ण मुक्तक की ही माँग करता है और यही मीरा में है । 

आत्माभिव्यक्ति गीतिकाव्य के लिए अनिवार्य है। दूसरे, यह अ्भि- 
व्यक्त आत्मानुभूति आंतरिक भी हो, अनायास भी; सत्य भी, सच्य भी--- 
सहज समुच्छवसित । मीराँ के समस्त पदों में उनके आत्म का सहज-सरल 
प्रकाशन है । निशछल-निष्कपट तथा सद्यस्फूर्त अनुभूति उनकी विभूति है। 
खरी (सच्ची) प्रीत* तथा तरल-कातर वेदता ही उनका वेभव है ।.ये 
वेदना इतनी विपुल है कि वह वृथा-वर्णंना के फेर में नहीं पड़ीं--यही 
काव्य बन गई है। रुदन ही गान बन गया है--श्रनायास, बरबस । इस 
गान में कंठ नहीं, करेजे' का द्ववण है। यहाँ वर्ण-वर्ण में आराकुल व्या- 
कुल उर की कम्पन, शब्द-शब्द में 'तरसती' सुधि का दंशन, चरण- 
चरणरा में घायल" की आह और पंद-पद में किसी 'कुलनासी" बावरी" 


'त--333५५3५33++न+»न-न«»नननननननती न लगा 77 पहए. तगवर थे» था हनन अननधिननगननजनानाकनकनननना-* “कारन 


*मीराँ रे प्रभु हरि अ्रविनासी करस्यों प्रीत खरी' (5५२) 
“शआाकुल व्याकुल रेण बिहावा, बिरह कलेजों खाय, 
दिवस न भूख न निदरा रैणा, मुख स्‌ कल्मा न जाय । (१०१) 
““सबदाँ सुणताँ मेरी छतियाँ काँपाँ मीठो थारो बैण' (१०३) 
“महाणे क्‍या तरसावाँ । द 
थारे कारण कूल जग छाड़याँ, अब थे क्‍्याँ बिसरायाँ (१०४) 
'महाँरो जणम जणम रो साथी, थाँने णा बिसर्‌याँ दिन राती । 
था देख्याँ बिणश कल न पड़ताँ जाणे म्हारी छाती (१०६) 
“घायल री घृु्माँ फिरों म्हारो दरद रण जाण्या कोय| (१०२) 
“लोग क्द्याँ मीराँ बावरी, सासु कह्याँ कुलबासी, री'. (३६) 


३६२| परिचित प्रइन, तईं समीक्षा 


तथा 'मदर्माँती के निचुड़ते प्राणों का अमंद-निबंन्ध प्रवाह है । इसका 
विश्लेषण करने का प्रयास करें तो कह सकते हैं कि मीन पानी बिन 
तड़प कर देह त्याग देती है, ण्तंग दीपक के लिए जल कर चखेह' हो 
जाता है किन्तु मीराँ साँवरे प्रभु के बिना प्राण इसलिए नहीं छोड़ती कि 
'उसे विरह में भी मिलन की झ्राशा है । पर व्याकुलता में सारी 'सुध-बुघ 
'बिसर जाती है देह अदेह” (देह के रहते भी बिना देह के) हो जाती 
है---वेदना इतनो आक्रांत कर लेती है कि वेदनानुभूति के अतिरिक्त और 
चेतना रह ही नहीं जाती । तब ऐसी अवस्था की अभिव्यक्ति कैसी हो 
सकती हैं ? जो श्रदेह होकर लिखेगा उसकी अभिव्यक्ति में भी प्राण ही 
होंगे, देह लुप्तप्राय होगी--प्राण ही देह का रूप, अनुभूति ही अभिव्यक्ति 
का स्वरूप धारण कर लेगी । ऐसा प्रतीत होता है मानों मीराँ के भावुक 
भावोन्माद, निराभरण ग्रन्तद्र वण, सद्य उच्छवसित उत्स, अनायास 'अदेही' 
. अभिव्यक्ति तथा अपार रुदन रस के लिए ही श्राधुनिक कवियों ने ये 
धंक्तियाँ लिखी हैं--- 


मैं रोया तुम कहते हो गाना 

मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना -- बच्चन 
या 

वियोगी होगा पहला कवि 

आह से उपजा होगा गान. 





पल-पल थारो रूप निहाराँ निरख निरखती मदर्माती ! (१०६) 
“प्राण गमायाँ भूरताँ रे, नेण गुमायाँ रोय/। (१०२) 

“बिरह बिथा ल्याया उर अन्तर, थे आस्णा णा बुावाँ (१०४) 
“मीराँ व्याक्ल विरहिणी, सुध-बुध बिसराणी हो' (5८७) 
“पाणी पीर णा जाणई, मीन तजफि तज्या देह ।' 

दीपक जाण्या पीर णा पतंग जल्या जल खेह ।' 

'मीराँ रे प्रभु साँवरे रे, थे बिण देह अदेह' (१०५) 


मीरा का गीतिकाव्य [३६३ 


उमड़ कर श्राँखों से चुपचाप 
बही होगी कविता अनजान पंत 
या 
रूदन का हँसना ही तो गान 
रो रोकर गाती है मेरी हृत्तन्त्री की तान | --मुप्त' 


वस्तुत: आधुनिक कवियों ने गीतिकाव्य के लिए लक्षण बनाये हैं, 
मीराँ के पदों ने उन तक पहुँचने के लिए लक्ष्य-ग्रंथ का-सा काम किया 
है | मीराँ के गीतिकाव्य में गुप्त जी की पारिवारिक मर्यादा का-बन्धन, 
तथा 'स्वजनि रोता है मेरा गान! का सजग आत्मविश्लेषण नहीं; उनकी' 
यशोधरा-उमिला के कतंव्याकतेव्य का इन्द्द नहीं; पंत की आवेगहीनंता 
नहीं; निराला की गीतिका' की बृतन प्रयोगपरकता की चेतना नहीं; 
महादेवी की गोपन सांकेतिकता नहीं और प्रसाद की 'सीवन को मत 
उधेड़ कर देखो' का संकोचन नहीं । प्राचीन कवियों में कबीर की दाशे- 
निकता नहीं, तुलसी की विनय पत्रिका' का पांडित्य नहीं, सूर की गोपियों 
का उक्ति-वेचित्र्य नहीं, पुष्टिमागियों (जिसमें सूर भी हैं) की सम्प्रदायबद्धता 
नहीं तथा विद्यापति की वस्तुपरकता नहीं। मीराँ में केवल आन्तर 
अनुभूति की अमोघ मामिकता है, किसी प्रकार का कला-कौशल, सौन्दय्ये- 
सम्भार या चातुर्य-चमत्कार नहीं; कल्पना-कलन तथा अलंकरण नहीं । 
बेसुधी-अदेही अभिव्यक्ति की देह हो तो उसकी सुगढ़ता को परख की 
जाय ! यहाँ प्राणों की साथना है जो हमें अनुप्रारितत कर देती है। यह 
है मलयानिल की पुलक जिसे देखा नहीं अनुभव किया जा सकता 
है । नहीं नहीं, यह मीराँ की पीर ही है जहाँ बाहर कोई घाव नहीं 
दिखाई देता किन्तु उसके अन्तरंग को कोई अन्तर वाला और अनुभवी 
ही समझ सकता है-- 

लागी सोही जाएं, करण लगण दी पीर ॥। 


बाहरि घाव कछ नहिं दीसे, रोम रोम दी पीर । (१६२) 


३६४ | पशिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


गीतिकाव्य की आत्माभिव्यञ्ञना में बाह्य वर्णनों का बहुत कम 
स्थान है। यह वस्तुगत अथवा विषयगत नहीं होता । यह नितान्त 
निजात्मक या विषयीगत होता है। मीराँ में गीतिकाब्य की इस आत्म- 
परक विशेषता का पूरा पालन हुआ है । सूर और मीराँ की तुलना से 
हमारी बात अधिक स्पष्ट हो सक्रेगी। दोनों कृष्णभक्त हैं, पर सूर 
तथा उसके सहयोगी एक विशेष सम्प्राय में बँधे है जिनका प्रमुख उहदय 
कृष्णु-लोलाञों का वर्रात है; उन्हें कृष्ण के रूप-सोन्दर्य, दिनचर्या तथा 
ग्रन्य लीलाओं का वर्णन करते हुए अपनी बात कहनी होती है । अवश्य. 
ही इन लीलाझ्रों में सूर का हृदय लीन रहता है फिर भी ऐसा वस्तु- 
तत्त्व के साथ होता है जिससे व्यक्तिगत भावावेश का पूर्ण प्रकाशन नहीं 
हो पाता | मीराँ किसी सम्प्रदाय में बँधी नहीं थीं। वे निबबेन्ध थीं । 
ऐसा भी नहीं था कि उन्हें सूर के समान गुरु-कृपा से विनय के पदों को 
त्याग कृष्णु-लीलाशों को लिखना पड़ा हो। सूरदास को बहुत कुछ 
भागवत के अनुसरण में .लिखना पड़ा-जूसे, कृष्ण के अ्रतिरिक्त अन्य 
अवतारों पर भी । मीराँ प्रारम्भ से ही स्वानुभृति-प्रेरित रहीं। मीराँ के 
जीवन की मनोभूमिका गीतिकाव्य के लिए अधिक उपयुक्त है, !'तएवं मीराँ 
में सूर की भ्रप्रेक्षा वस्तुतत्त्व बहुत कम है । मीराँ की वेदना का कारण कृष्ण 
है पर वे उसका बहुत कम चित्रण करती हैं--वह लक्ष्य नहीं उपलक्ष्य 
मात्र है, लक्ष्य तो अपनी वेदना का आकुल प्रकाशन है । गीतिकाब्य के 
आत्मपरक स्वरूप के अनुसार मीराँ में कहीं स्वतन्त्र प्रकृति-चित्रण नहीं, 
वह सववेत्र उनकी वेदता से वेष्ठित या भावनाश्रों से रंजित है । यहाँ सावन 
की बदरिया मत भावन की हो जाती है; घन क्या घुमड़ता है, मीराँ 
का मन उमड़ता है ॥| दूसरे, सूर में आत्म निवेदन है, मीराँ में आत्म- 
_समंण । तीसरे, सूर की आत्माभिव्यक्ति परोक्ष है--उन्हें गोपी, यद्योदा 
+ बरसाँ री बदरिया सावन री, सावणश री मण भावन री ॥॥ 
. सावन माँ उमंग्यो म्हारो मणरी, भराक सुण्या हरि आवनरी। 
क्‍ ... (१४६) 


मीराँ का गीतिकाव्य _ [३६५ 


आदि किसी माध्यम से बात कहनी होती है। मीराँ का आत्मभिव्यंजन 
प्रत्यक्ष है, वे मानों स्वयं गोपी हैं । इसी से मीराँ में सूर का परायापत 
कहीं नहीं फलकता । चौथे, सूर को कला से भी काम था, उनके गीत 
कलागीत हैं; मीराँ की तन्मयता कला का भार न वहन कर सकी, उनके 
गीत लोक-गीतों के अधिक निकट हैं । पाँचवें, सर और मीराँ में हृष्टिकोश 
के भेद से विरह-व्यक्तिव रण में अन्तर थ्रा गया है। भ्रमर-गीत में जहाँ सूर 
की गोपियों की मामिक विरह-वेदना व्यक्त हुई है वहाँ भी कृष्ण के प्रति 
सख्य हृष्टिकोण होने से हास्य-व्यंग्य की भलक तथा वाग्वेदग्ध्य है मीराँ 
की विवश वेदना अति गम्भीर है, उसमें केवल छुटपटाहट है जो 
किसी उक्ति-कौशल या व्यंग्य-विनोद का आ्राश्वय नहीं ले सकती | यह 
गीतिकाव्य' को गम्भीर प्रकृति के उपयक्त है । 


ग्रात्माभिव्यक्ति तथा सत्य-सच्य॑ अभिव्यक्ति के साथ गीतिकावब्य में 
भाव-ऐक्य तथा संक्षिसता भी आवश्यक है। कारण, भावावेशमय क्षण 
में भाव-वैविध्य हो ही नहीं सकता तथा न ही वह लम्बा हो सकता है । 
हम यह बता चुके हैं कि मीराँ की समस्त पदावली में एक ही भाव तथा 
एक ही रस है । उनकी अनन्य तनन्‍्मयता में विविधता या इन्द्र को स्थान 
मिल ही नहीं सकता था। उनकी श्रचल 'निर्भीकता डाँवाडोल तो क्‍या 
हो सकती थी, वह ढोल बजा कर बात कहती है। प्रत्येक पद में यही 
स्थिति है। एक-एक पद में एक-एक आवेग-दीस क्षण की अभिव्यक्ति है । 
प्रथम पंक्ति (टेक) में समग्र पद का सारभूत प्रभाव पृंजीभूत है, पद की शेष _ 
पंक्तियों में इसी मूल भाव की पुष्टि या राग्रात्मक विस्तार हुआ है । इस 
से समग्र पद अन्वित रागात्मक स्वरूप बन कर सामने आता है। यहाँ 
एकता में अ्रनेकता या अनेक्ता में एकता की बात नहीं, केन्द्रगत मूल 
भाव का, भावावेश के वेगानुसार, सहज रागात्मक अन्वित विस्तार होता 
है । मीराँ की पहली पंक्तिसे ही भावोन्मोद, तन्मयता तथा विवशता का 


..._ *मीरा कहै मैं भई रावरी, कहो तो बजाऊ ढोल । (१००) 
थे कह्याँ छारणो म्हाँ काँ चोड्डे, लियाँ वजंता ढोल ।' (२२) 


३९६ | परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


परिचय मिल जाता है, अतएवं उनकी टेक बड़ी भावपुर्ण तथा प्रभावपर्णं 
होती है | जैसे--- 


अखयाँ तरशां दरसण प्याशी । (४५) 

हेली म्हाँसु हरि बिनि रह्यो न जाय' (४२) 

आली री महारे णेणा बाण पड़ी' (१४) 

महा मोहणरो रूप लुभाणी' (११) 
. तनक हरि चितवाँ म्हारी ओर' (५) 

'डारि गयो मनमोहन पासी' (६५) 

'रमेया बिन नींद ने आवे (७४) 

'पतिया में कैसे लिखे, लिख्यो री न जाय” (७६) 

हेरी म्हाँ दरदे दिवाणी म्हारां दरद न जाण्यां कोय' (७०) 

होली पिया बिन लागां री खारी' (७७) 

पपइया म्हारो कब रो वैर चितार्‌याँ (८३) 

'पपइया रे पिव की बारि न बोल (5४) 

'सखी म्हारी नींद नसानी हो (८७) 

जोगी मत जा, मत जा, मत जा, पाँइ परू मैं तेरी, चेरी हों; 
फ (४६) 
महाणे क्‍या तरसावाँ (१०४) 
'हो कानां किन गूँथी जुल्फां कारियाँ' (१६२) 
जावा दे जावा दे जोगी किसका मीत”' (५७) 
हो गये श्याम दूइज के चंदा (१८०) 
सजरणा  सुध ज्यूँ जाणे त्यँ लीजे हो! (१०७) 


भावावेशमय या गीतात्मक क्षणों में गाए जाने के कारण उनके पद 
'न्विति तथा संक्षिप्तता में आदर्श हैं। विद्यापति, सूर, तुलसी, कबीर तथा 
आधुनिक कोई कवि इसकी समता नहीं कर सकता । एक-दो पद उद्धृत ' 
करके हम उनके भाव-ऐक्य तथा संक्षिप्तता को स्पष्ट करेंगे । देखिए--- 


मीरा का गीतिकाव्य [३६७ 


नागर नंदकुमार, लाग्यो थारो नेह ।। 

मुरली धुण सुण बीसरां म्हारो कुणवों गेह । 

पाणी पीर णा जाणई, मीन तलफि तज्याँ देह । 

दीपक जाण्या पीर णा पतंग जल्या जल खेह । क्‍ 

मीराँ रे प्रभु साँवरे रे, थे बिण देह अ्देह ॥ (१०५) 
पहली पंक्ति में कृष्ण के प्रति प्रेम को व्यक्त किया गया है। दूसरी पंक्ति 
में उसका कारण तथा प्रभाव है। तीसरी-चौथी में आदर्श प्रेमियों के 
प्रसिद्ठ उदाहरण हैं, और पाँचवी में विरह के कारण अपनी ऐसी अब- 
स्‍था का कथन है कि कृष्ण पस्तीज ही उठे । “वे देह के रहते भी बिना 
देह , के हो रही हैं--मानो वे बता रही हैं कि उन आदर्श प्रेमियों का 
अनुसरण करने में वे किसी प्रकार पीछे नहीं । एक बार मर जाने से तो 
छुटकारा मिल सकता है, पर जीते जी अ्रदेही भ्रवस्था विशेष मामिक है । 
एक दूसरा मासिक पद लीजिए--- 


घड़ी चेण णा आवडाँ, थे दरसण बिण मोय, 

धाम न भावषाँ नींद ना आवाँ, विरह सतावाँ मोय । 

घायल री घृमा फिराँ म्हारो दरद ण जाण्या कोय, 

. प्राण गमायाँ भूरताँ रे, नेण गुमाया रोय । 

पंथ निहाराँ डगर मरारा, ऊभी मारग जोय, 

मीराँ रे प्रभु कबरे मिलोगाँ, थे मिल्याँ सुख होय । 
पहली पंक्ति में जिस विकल-बेकल वेदना को व्यक्त किया गया है उसीकी 
पुष्टि एक-एक शब्द कर रहा है । अंतिम पंक्ति तक पहुँचते-पहुँचते बेचैनी 
की विवश व्यथा-कथा दूसरों को वशीभूत कर लेती है| आवेश-आवेग में 
कहीं शैथिल्य नहीं, प्रभाव अधिक से अधिक घनीभूत होता जाता है और 
आवेश-आवेग की सीमा के साथ ही गीत की भी समाप्ति हो जाती है । 

मीराँ के जो गीत कुछ लम्बे हो गए हैं वहाँ भी भावावेशमयी स्थिति 

तथा अन्विति स्थिर रही है। इस दृष्टि से उनके पद ८७, ६२, १०८ 
ग्रादि देखे जा सकते हैं । ' 


मीरा का गीतिकाव्य [३२६६ 


कल्याण, दरबारी, पूरिया धनाश्नी, जोगिया, सावन, सावनी कल्याण, 
वागेदवरी, आनंद भेरी, धुत लावनी, कोसी, नट बिलावल, कनड़ी, छाया 
टोड़ी, हंघ नारायण, होली भिफ्रोटी, दुर्गा, प्रभावती, प्रभाती, सिध भेरवी, 
भीम पलासी, शुद्ध सारंग, कलिगड़ा, छायानट । मीराँ में कोसी और पी लू 
राग सर्वाधिक मिलते हैं जो सूर में नहीं । 

सूरदास के निम्नस्थ राग मीराँ में नहीं:--केदारा, गांधार, देवगांधार, 
नायकी, जेतश्नी, गौरी, कल्यान, जजैवन्ती, सूहो बिलावल, नठनारायन, 
भेरव, अहीरी, गोंड, गूंड, श्रीमलार नट, पूर्वी, सुधरई, मेघ, अड़ाना, 
पुरिया, देवसाख, खंवाखती, ईमन, भोपाल, क्रंग, संकीर्ण, वेराटी, नट- 
नारायनी, वसन्‍त, हांकराभरण, श्रीहठी ,वसनन्‍्ती, रामगिरी, देसकार, 
विभास करवाटी आदि । | ' ह 

विभिन्‍न राग-रागनियों तथा गीत के भावों का सम्बन्ध होता है । 
मीराँबाई में वियोग-श्रृंगार के अनुकूल अधिकांशतः गम्भीर तथा कोमल 
प्रकृति के रागों का अयोग हुआा है । मीराँ के अनेक राग प्रसंगानुकूल है। 
जेसे, वर्षा सम्बन्धी पदों में मल्हार तथा 'सावन', होली के प्रसंग में राग 
'होली”' और कृष्ण को जगाने के प्रसंग में 'प्रभाती' आदि देखे जा संकते 
हैं, फिर भी इस नियम का सर्वत्र पालन नहीं हुआ । वस्तुतः किसी पद 
के लिए यह अनिवार्य नहीं कि वह केवल एक ही राग में गाया जाय 7' 
मीराँ में एक ही राग में ब्िभिन्‍त प्रसंग मिल जाते हैं। एक ही विषय 
तथा शैली का मिलता-जुलता पद सूर और मीराँ दोनों ने भिन्‍न-भिन्‍न 

रागों में गाया है | देखिए-- . 

' परशुराम चतुर्वेदी कबीर साहित्य की परख' से भी इसी निष्कर्ष 
पर पहुँचे हैं । वे लिखते हैं--“कबीर-प्रंथावली” में संग्रहीत' राग यौड़ी 
के १०, १२, २१, ३९६, ६१, ६२, १११, तथा १४७ संख्यक पंदों' को 
आदि ग्रंथ' के अन्तर्गत क्रमशः रागु. आसा २२ तथा ६ रागु- गृूजरी २, 
रागु मारू १, रागु भरउ ४, रागु विभास. ४, रागु आसा १२ तथा रामु 
बिलावल के शीषेक़ों में स्थान दिया गया है.-.इंनः कतिपय उदाहरस्ों के 


४००] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


राग त्रिवेनी 
निपट बेंकट छब अ्रटके । 
म्हारे णेणा निपट बंकट छुब अटके ॥। 
देख्यां रूप मदन मोहन री, पियत पियूख न मठके । 
वारिज भवाँ अलक मँतवारी, ऐेण रूप रस अठके । 
ठेढ्याँ कर टेढ़े करि म्रली, टेढ़याँ पाग लर लटके । 
मीराँ प्रभु के रूय लुभाणी, गिरधर नागर नठके ॥ 
“मीराँ (पद १०) 
राग सारंग 
नेना निपट विकट छवि अठके । 
टेढ़ी कटि, टेढ़ी कर मुरली, टेढ़ी पग लर लटके |! 
देखि रूप रस सोभा रीके, घेरे घिरत न घटके । 
पारत बचन कमलदल-लोचन, लाल के मोदनि अटके ॥। 
मंद मंद मुसुकात सखनि में, रहत न काहू हटके । 
सूरदास-प्रभु के रूप लुभाने, ये गुत-नागर-नटके । --सूरदास 
क्‍ द (सूरसागर, दशमस्कंध २३२२) 
मीरा में विषय की एकरसता है। अनेक पदों में एकान्त विरह है, फिर 
भी इनमें विभिन्‍न रागों का उल्लेख हुआ है । जैसे मीराँ के १०० से १०६ 
तक पदों में विरह्‌ की प्रकृति तथा तन्‍्मयता एक सी है परन्तु सभी पद 
विभिन्‍न रागों में गाए गये हैं । सूरसागर में मीरा से कहीं अधिक विविधता 
है तथा उनके पद भी अरसंख्य हैं । अ्तएव वहाँ ६८ राग-रागनियों का प्रयोग 
हो सकता था, परन्तु मीराँ के पद सीमित हैं, विषय भी अधिक एक रस 
है, फिर भी ६८ राग-रागनियों का फ्र्योग हुआ है, यह. विस्मय का 
विषय है । द 
आधार पर यह निष्कर्ष निकालना अनुचित नहीं कहा जा सकता कि. 
कबीर साहब के पदों का रागानुसार किया गया वर्गीकरण उनके मूल 
रचयिता का काम नहीं होगा ।” (पृू० २६९४-६५) 


मीरा का गीतिकाव्य [४० १ 


विभिन्न राग विभिन्‍न समयो में गाए जाते हैं। मीरों मे शास्त्रीय 
सगीत के इस नियम का पालन अ्रधिकाश पदो से हुआ है । मीराँ के 
भप्रनेक पदो से जो समय सकेत मिलते है उनसे राग का समय मिल जाता 


है । जेसे देश के गाने का समय मध्यरात्रि है। इसी राग में मीरा के निम्न 
पद मे यही सकेत मिल रहा है-- 


मीरोॉ रे प्रश्चनु गिरधर नागर, हिवडो घणो अधीरा । 
आंधीरात प्रभु दरसण दीस्थो जमणा जी के तीरों ॥॥ (१५४) 


इसी तरह निम्न पदो में कुछ अन्य रागो के समय-सिद्धात का 
पालन देखिए--- 


राग वागेश्वरी--समय मध्यरात्रि 
'री म्हाँ बैठ्या जागा, जगत सब सोवाँ' ॥॥ (८६) 
राग आनन्द भेरव--समय प्रात काल 
मोराँ प्रात काल होने पर मानो सखी से कह रही है-- 
सखी म्हारी नीद नसानी हो । 
पिय को पथ निहारत सब रैण बिहानी हो ॥| (८७) 
राग प्रभाती--समय' प्रात काल 
थे तो पलक उधाडो दीनानाथ, 
मैं हाजिर नाजिर कब की खडी | (११८) 
जागो बसीवारे ललना, जागो भेरे प्यारे ! (१६५) 
राग सृहा--समय दिन का दूसरा पहर 
चालाँ मण वा जमणा का तीर ॥| 
वा जमणा का निरमल पाणी, सीतल होया सरीर। 
बँपती बजावाँ गावाँ कान्‍्हाँ, सय लिया बलवीर) (१६१) 
राग गूजरी--समय दिन का दूसरा पहर 
जमणा किणारे कान्हा घेनु चरावाँ, बँशी बजावाँ मीठाँ 


वाणी (११) 


“४०२ ] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


. इस संगीत-तत्त्व की रक्षा के लिए तदानुकूल प्रसादपुर्ण शब्दावली 
'का प्रयोग हुआ है। कहीं भी भाषा की जटिलता नहीं--भावों के सहज॑ 
तारल्य के साथ भाषा का सहज सारल्य है। नेसग्रिक भावोच्छवास के 
साथ भाषा का स्वाभाविक प्रवाह है । उनकी भाषा की प्रकृति को देख 
कर यह सहज ही कहा जा सकता है कि मीराँ किसी विशेष भाषा में 
गाने नहीं बैठी थीं। तुलसी का 'मानस' अवधी में, तथा 'विनय-पत्रिका' 
ब्रज-भाषा में है; सूर का सागर' ब्रज-भाषा में है--ऐसा निश्चित मत 
स्मीराँ के पदों के सम्बन्ध में वहीं दिया जा सकता। यहीं मीराँ की 
भाषा का सहज गुण स्पष्ट होता है। उतकी भाषा सभी पदों में एक- 
सी नहीं । दूसरे उनकी भाषा की प्रकृति संतों की-सी है--यह मिश्रित 
भाषा है। “अधिकांश में राजस्थानी, ब्रजभाषा, गुजराती तथा कहीं- 
कहीं पंजाबी, खड़ी बोली एवं पूरबी तक का न्यूताधिक संमिश्रण है। 
कई स्थलों पर, राजस्थानी के श्रतिरिक्त ब्रजभाषा के विकारी छूपों 
“का भी व्यवहार है । ब्रजभाषा, पंजाबी, गुजराती तथा खड़ी बोली की 
पविभक्तियों का भी व्यवहांर है ।...मीराँबाई मेड़ता वा मेवाड़ से लेकर 
कुछ न कुछ दिनों तक, वृन्दावन अथवा द्वारकापुरी में भी रह चुकी थीं, 
'अतएव उनकी रचनाओं में उत स्थानों की भाषाओं के भिन्न-भिन्न प्रयोगों 
का भी पाया जाना कोई आइचर्य की बात नहीं | हमारा कार्य यहाँ 
'मीराँबाई की भाषा का विवेचन नहीं । गीतिकाव्य ब्रज, अवधी या राज- 
स्थानी में लिखा जाए इससे विशेष अन्तर नहीं पड़ता, पर मीराँ की भाषा 
की मिश्नित प्रकृति से उसकी गीतिकाव्योचित सहजता स्पष्ट हो जाती है। 
'मीराँ का रुदन कभी भाषा का विचार करके नहीं चलता था--भाषा तो 
मानों आँसुओं के साथ बही चली आती होगी । वस्तुतः मीराँ में ग्राम- 
'कंठ का गीलापन अधिक है, साहित्यिक कंठ का सौष्ठव कम । 

मीराँ में पिगल का ध्यान न रखते हुए, संगीतात्मकता की दृष्टि से कुछ 
विशेष शब्दों हो, रे जी' हे माई, झ्रादि या अधिक पदों का प्रयोग 


'परशुराम चतुर्वेदी, मीराँबाई की पदावली (पृ० ६०) 


मीराँ का गीतिकाव्य [४०३ 


मिलता है । इससे छादिक बधन ढीला हो जाता है श्रौर सगीतात्मकता 
बढ जाती है। जैसे निम्न पदो में हो” का प्रयोग देखिए--- 

असा प्रभ्नु जाण न दीजे हो ॥। 

तन मन धन करि वारण, हिरदे धरि लीजे, हो । 

आाव सखी मुख देखिये, नेणा रस पीजे, हो । 


मीराँ के प्रभु रामजी, बड भागण दीफे, हो ॥। (१६) 
म्हारी गलियाँ नाँ फिरे, वॉके आगरा डोले, हो । 
म्हाँरी अ्रगुली ता छुवे, बाँकी बहियाँ मोरे, हो । 
म्हारो अ्रचरा' न वो, वॉको घंघट खोले, हो। (१८१) 
यहाँ 'हो' सार्थक भी है सगीतात्मक भी । 
निम्नलिखित पदो मे हे माय” तथा हो माई” का सम्बोवन भी सगीत 
के भ्रनुकुल है-- 
मैं जल जमुना भरन गई थी, भ्रा गयो क्ृष्न मुरारी, हे माय । 
ले गयो सारी श्रनारी म्हारी, जल मे ऊभी उधारी, हे माय । 
सखी साइनि मोरी हँसत है, हँसि-हँसि दे मोहि तारी, हे माय। 
(१६६) 
म्हे तो गुण गोविंद का गास्याँ, हो माई । 
राणो जी रूठयां बाँरों देस रखासी । 
हरि रूठयाँ कुम्हलास्याँ, हो माई । 
लोक लाज की कारण न मान । 
निरमभे निसाण चुरास्याँ, हो माई । (३५) 
रे, 'री', जी' का प्रयोग भी अनेक पदो मे सगीतानुमोदित है। जैसे--- 
सावण दे रह्मा जोरा रे, घर आयो जी स्याम मोरा, रे ॥ 
उमड-घरुमड चहुँ दिस से श्राया, गरजत है घन घोरा, रे । 
दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल कर रही सोरा, रे । 
मीरों के प्रभुगिरधर नागर, ज्यो बारूँ सोही थोरा, रे ॥ (१४७) 


४०४] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


अं 


रंग भरी राग भरी राग सू, भरी री। 
होली खेल्या स्याम संग रंग सं भरी, री ।। 
चोवा चंदरणा अ्रगजा म्हा, केसर गागर भरी री । 
मीराँ दासी गिरधर नागर, चेरी चरण धरी री ॥ (१४८) 
कहीं-कहीं मीरा पहली पंक्ति में शब्दों तथा वाक्यांशों की झावृत्ति करती 
हैं। यथा--- | 
बादल देखाँ भरी स्याम मैं बादल देखा ऋरी (5८२) 
प्रेमती प्रेमनी प्रेमती रे, मने लागी कटारी प्रेमनी' (१७३) 
जावा दे जावा दे जोगी किसका मीत । (५७) 
जोगी मतजा मतजा मतजा, पाँइ पहूँ मैं तेरी, चेरी हों ।(४६) 
किसी को बार-बार रोकने के भाव जिन स्वाभाविक शब्दों में फूटेंगे, 
वही यहाँ हैं जिससे संगीतात्मकता स्वतः ही बढ़ गई है । मोराँ के शब्दों, 
तथा संगीत में कोई व्यवधान नहीं--वे सबंत्र एकाकार हैं। कहीं-कहीं 
मीराँ में आनुप्रासिकता, शब्दावृत्ति तथा शब्दों के विशेष अनुक्रम से नृतन 
संगीत उत्पन्त हो गया है । ये पंक्तियाँ आस्वादनीय हैं--- 
- बरसा री बदरिया सावन री, सावन री मण भावन री' (१४६) 
“रंगभरी राग भरी राग सूं भरी रो' 
होली खेल्या स्थाम संग रंग सू भरी, री ॥॥ 
उड़त गुलाल लाल बादला रो रंग लाल, 
पिचकाँ उड़ावाँ रंग-रंग री भरी, री ।...... (१४८) 
मीराँ का गीतिकाव्य कला-गीतों की अपेक्षा ग्राम-गीतों के भ्रधिक 
निकट है। वस्तुतः न यह शुद्ध ग्राम गीत है न कला-गीत, यह दोनों के 
मध्य की कड़ी है। कलागीतों का ग्रामगीतों से ही विकास हुआ है। मीराँ 
का गीतिकाव्य इस विकास-क्रम के अ्रध्ययन में महत्त्वपूर्ण योग दे 
सकता है । 
मीराँ का गीतिकाव्य ग्रामगीतों के निकट है क्‍्योंकि-- 


मीराँ का गीतिकाव्य [४०४ 


१. यह हृदय का सहज उच्छवसित रूप है, मस्तिष्क की चिंतन- 
धारा नहीं । 

२. हृदयस्थ भावनाओं की अभिव्यक्ति में किसी कृत्रिम शिष्टाचार 
को स्थान नहीं दिया गया । 

३. भावों की सरलता सत्र बनी हुई है । 

४. भाषा तथा शैली की ऋजुता । 

., ५. भाषा का मिश्चित होना तथा ग्रामीण शब्दावली की प्रचुरता । 

६. कलात्मक उपकरणों--उक्ति वैचित्य, वाग्वैदग्ध्य, अलंकारों 
का कम से कम प्रयोग । 

७. स्त्रेण प्रकृति---कवयित्रियों ने अपने गीतों में स्वकीया के प्रेम 
विरह, उच्छुवास को जितनी प्रतिष्ठा दी है, उतनी पुरुषों ने नहीं। 
ग्रामगीतों में स्वकीया-प्रेम के सरल प्रेम की मामिक व्यंजना है ।" मीरा 
में ये सब हैं। स्त्री-प्रकृति में गाहुस्थ्य कर्म-विधान--चकक्‍्की पीसते, 
धान कूदते, चर्खा चलाते समय आदि के साथ मनोरंजन तथा श्रम-परिहार 
के लिए गीत गाने की जो स्वाभाविक प्रेरणा होती है वह मीराँ में 
नहीं । इसी तरह जन्म, मुण्डन, जनेऊ, विवाह आदि के अवसर पर उमंग 
में आ्राकर जो ग्राम-गीत गाये जाते हैं वह भी मीराँ में नहीं । स्पष्ट है 
मीराँ में प्राम-गीतों की उपरोक्त जातीय विशेषता कम है पर मीराँ के 
गीत ग्रामीण नारियों के विरह-गीतों के अधिक निकट हैं । इन्हीं गीतों 
में प्रायः कौए, मोर, चातक ओर बादल आदि भाग लेते हैं । 

८. मीराँ में सावन” होली' झ्रादि की लोकधुनें भी हैं। वैसे भी 
शास्त्रीय राग-रागनियों का विकास लोकधुनों के आधार पर हुआ । इस 
दृष्टि से मीराँ के गीतों का अ्रध्ययन बड़ा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। 
श्रब हम मीराँ के कुछ ऐसे पद देंगे जहाँ ग्रामगीतों की-सी शब्दावली 
भाव, वातावरण, संगीत आदि हैं -- 


लक्ष्मी नारायण सुधांशु-जीवन के तत्त्व और काव्य के सिद्धांत 
पृ० २०० (द्वितीय संस्करण ) 


४०६ ] 


परिचित प्रइन', नई समीक्षा 


पपइया रे पिव की बारि न बोल ॥ 

सुरि पावेली विरहणी, रे, यारो रालेली पाँख मरोड | 
चाच कराऊ पपइया रे, ऊपरि कालर बूण । 

पिव मेरा मैं पिव की रे, तू पिव कहै स कूण । 


प्रीतम के पतियाँ लिखूँ, कउवा तू ले जाँइ । 

जाइ प्रीतम जी सूं यूं कहै रे, थॉरी बिरहिरणि धान न खाइ। 
(८४) 

मतवारो बादर आए रे, हरि को सनेसो कबहूँ न लाय रे | 

दादुर मोर पपइया बोले, कोयल सबद सुणाये रे । 


(इक) कारी अ्रँधियारी बिजरी चमक, बिजरी 


बिरहिरि अ्रति डरपाये, रे, । 


(इक) गाज बाज पवन मधुरिया, मेहा अ्रति झड लाये रे । 
(इक) कारी नाग बिरह अति जारी, मीराँ मन हरि भाये रे (८१) 


होली पिया बिण म्हाणे णा भावाँ घर आगणा न सुहावाँ ।। 
दीपा चोक पुरावा हेली, पिया परदेस सजावा । 

सूनी सेजा व्याल बुभाया जागा रेण बितावा । 

नींद रोणा णा आावा । 

कब री ठाढी म्हा मग जोवा निसदिन विरह जगावा । 

क्यासूँं मणरी बिथा बतावा, हिवडो रहा अकुलाबा । 

पिया कब दरसावा। 

दीख णाँ काँई परम सनेही, म्हारो सदेसा लावॉ 

वा बिरिया कब होसी म्हारो हँस पिय कठ लगावाँ । 

मीराँ होली गावा ॥। (७८) 


गीतिकाव्य के सभी तत्त्वों का कार्य प्रभावान्विति मे योग देना है । 
प्रभावान्विति का प्रमाण है रसात्मकता | मीराँ के गीत इस दृष्टि से 
आदश है। पाठक एकदम रस-स्तर पर पहुँच जाता है । 


. मीराँ का गीतिकाव्य 


'[४०७. 


मीरा की राग-रागनियाँ 


« तिलंग १ 


२. ललित २ 


« हमीर ३,४, २६-२५, १६६, 


१६७ 


४. कान्हरा ५, १६७, १६८ 


डीद 


(6 डी 


जी 


१३. 
१४, 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 


१६. 
२०. 
२१. 


. शब्द ६-६, ७१-७३ 


« त्रिबेनी १० 

« गूजरी ११, १२ 

« नीलांबरी १३, २०१, २०२ 
« कामोद १४, १५, २६, ३० 
 मुल्तानी १६ 

११. 
१२. 


मालकोस १७ 
भिफोटी १८ 


पट मंजरी १६, २५ 
गुनकली २०, २१ 

मांड २२ 

धानी २३, १५५ 

पीलू बरवा २४ 

पृरिया कल्याण ३१, १०७ 


खम्माच ३२, ३३, ४१ 
अगता ३४ 


०१६ 


२३. 
२४. 


२०. 
२६. 


२७, 
शक; 
२९, 
३०, 
३१. 
३२. 
३२३. 


३४, 
३५. 
३६. 
३२७. 
है मऊ 
३९, 


४०. 
४१. 


पहाड़ी ३५, ४२, १०२, १३५, ४२ 


१३६ 


पीलू ३६-३८, ६६, ६१-६४, . 
१८७, १८८, 

जोनपुरी ३६,४०,१८२,१८३: 
सोहनी ४३-४८ 


विहागरा ४६, १५६ 
बिलावल ५०, १००, १५७-- 
१५६ 


सुखसोरठ ५२-४४, ७६ 
इयाम कल्याण ६१ 

रामकली ६२, ६३ 

दरबारी ६४ 

मलार ६५, १४६-१४८ 
विहाग ६६,१३८-१४१, १८६- 
१० ः 
पूरिया धनाश्री ६७, ६८ - 


जोगिया ७० 

होली ७४, ७५, ७७, छ८, ८० 
सावन ८ १-८३ 

सावनी कल्याण दो 

सारंग ८५५, १३३, १४२,, 
१६०, १७७ 

बागेश्वरी ८६ 

ग्रानन्द भेरी ८७-८९ 

भेरवी ६०, १३४ 


४०%] 
४३. 


४४, 
४५. 
६, 
४७. 
, प्रभावती १०६ 
४8८ 


की ५०७०, 
५२१. 
५२. 


भर्‌३, 
पूछ, 
भरप, 
भ््द्‌, 


देस ६६-६८, १०३, १५३, 
१५४ 

टीड़ी ६६ 

आसावरी १०१ 

धुन लावनी १०४ 

अलेया १०५ 


प्रभाती १०८, ११८-१२०, 
१६५, १६५ 

सिंध भरवी १०६९ 

भीम पलासी ११० 

कोसी १११-११४, १२१, 
१२२-१३२ 

देश ११५-११७ 
कलिंगड़ा १४३ 

नटठ बिलावल १४४५ 

प्रज १४६-१५२, १६३, 
शै८ढें-१८९ , 


#७. 


पण 
५६. 
६०. 
६१. 
६२. 
६३. 


६४. 
६५. 
हद 


६७. 
८, 
६६९. 


परिचित. प्रश्न, नई समीक्षा 


सृहा १९१ 


कनड़ी १६२, १९८ 

छाया टोड़ी १६४ 

काफ़ी १६६९-१७३ 

हँस नारायण १७४ 

होली भिभोटी १७५, १७६ 
मारू १७८ 


दुर्गा १८० 
धमार १८१ 
शुद्ध सारंग १६३, १६४ 


छाया नट १६५' 
रागश्री १६६ 
धनाश्री २०० 


शब्द स्वतः कोई राग नहीं, अतएव मीराँ-पदों की रचना कुल ६८ 


राग-रागनियों में हुई । 


न्‍्‌लननननननयल कलाम सकनननीनाननननफ अन्‍«»मनममपणा-नकजाएएट वलल«न अपना. 


बविहारीलाल से इन्टरव्यू 


. उन दिनों रीतिकालीन बिहारीलाल की लोक-प्रियता का रहस्य जानने 
के लिए निरन्तर उनकी सतसई का अध्ययन करता था। अध्ययन इसी 
तक ही सीमित नहीं था, सतसई की अनेक टीकाओं तथा विभिन्‍न विद्वानों 
: की आलोचनाओों का भी होता था । मेरे पास कोई गायत्री तो है नहीं कि 
जो नींद की पहरेदार बनी रहे, नींद भ्राती है तो साथ स्वप्न भी आते हैं । 
उस दिन बिहारीलाल जी का ही स्वप्न आ गया। क्‍या देखता हूँ कि 
एक सजे-सजाए कमरे में--शायद राजाजयसिह के भवन का कक्ष होगा--- 
मुझे उसी स्वरूप का व्यक्ति दिखाई पड़ा, जिसे मैंने चित्रं-रछूप में एक 
पुस्तक के पहले पृष्ठ पर देखा था । पहचानने में कुछ देर अवश्य लगी, 
'पर श्रन्त में पहचान ही लिया, वे बिहारीलाल थे । पर मुझे बड़ा आरचर्ये 
हुआ कि वे काव्य-रचना करने में संलग्न नहीं, चिंत्रकारी में लीन थे | 
अपनी तूलिका से रंग भरने के बाद वे कुछ सोच में पड़े दिखाई दिए। 
नाना रंग घुले पड़े थे, सबको देखते और चित्र पर हृष्टि डालते, बस यही 
क्रम चलता रहा । आखिर अपनी जिज्ञासा-तृत्ति के लिए मैं पूछ ही बैठा 
-+क्‍्या आप ही बिहारीलाल जी हैं ?” तीन बार पूछने पर मानों 
'उनका ध्यान-भंग हुआ । “कहो, क्या कहते हो ? एक कामिनी का सुन्दर 
पोज़ सामने था, अब नहीं बनेगा ।” मेरे मुख पर अब भी बसे ही भ्राश्चय 
था । मानव-प्रकृति की परख से अपने दोहों को यथार्थ रूप देने वाले 
'इस पुरोहित को समभते देर न .लगी । बोले---मैं पहले कवि था, अरब 
'चित्रकार हूँ'***** अधिक भअ्रन्तर नहीं, पहले शब्द-चित्र बनाता था, 
'प्रब उन्हीं को पट पर भ्ंकित कर रहा हूँ; बस लेखनी का स्थान तूलिका 
पते ले लिया है । पहले शब्दों से स्पर्श, गन्ध, वर्ण, ध्वर्ति तथा हृश्य-चित्र 


( ४०६ ) 


४१० | परिचित ग्रइम, नई समीक्षा 


बनाये थे, भ्रब उन्हें दूसरे रूप में उतारने के प्रयास में हूँ |” मैं ने कहा-- 
“आप की चित्रमयता रंग लाई''*” बक्रोक्ति-कुशल कवि ने मेरी बात पूरी 
न होने दी और अपने अभिप्राय-से उसका भ्र्थ लेकर कहा: “ठीक है मेरी 
चित्रमयता ही रंग लाई, अब चित्रकार हूँ, रंगों से काम लेता हूँ। 
मैंने अपने शब्दचित्रों में सर्वाधिक वर्णां-चित्रों को अंकित किया था, पर 
झायद तृत्न न हुआ । उसी अतृत्ति का परिणाम है कि आज चित्रकार 
हैं । आज उन्हीं वर्णां-चित्रों को रगों या रेखाओं में उतारने में कठिनाई 
आ रही है। मेरी प्रश्व-स्चक दृष्टि को देखकर उन्होंने कुछ ऐसे दोहे 
बोले जिनके चित्र बना चुके थे । वे थे -- द 
द “सोनजुही सी जगमगति, श्रग अंग जोबन जोति। 
सुरंग, कसूंभी कंचुकी दुरंग देह-दुति होति ॥प (१६०) 
छुटी न सिसुता की भलक, भलक्यों जोबनु अग। 
दीपति देह दृहनु मिलि दिपति ताफ़ता-रंग ॥ . (७०) 
बिहँसति, सकुचति सी, दिऐ कच-आँच र-बिच बाँह । 
भीजें पट तट कौ चली, नहाइ सरोवर माँह॥ (६६३) 
अहे, दहेड़ी जिनि धरे, जिनि तूँ लेहि उतारि। 
नीके है छींके छुवे, ऐसेई रहे, नारि ॥ (६६६) 
त्रिबलि, नाभि दिखाइ, कर सिर ढकि, सकुचि, समाहि । 
गली, अली की ओट के, चली. भली विधि चाहि॥ (८८) 
भोहेनु त्रासति, मुंह नठटति, आँखितु सां लपटाति। 
ऐंचि छुड़ावति करु, इंची आगे आवित जाति ॥ (६८३) 
इनके चित्र बना चुका हूँ, पर इस दोहे का चित्र नहीं बना सका--- 
अंग अंग-प्रतिबिब परि दरपन से सब॑ गात। 
दृहरे, तिहरे, चौोहरे भूषण जाने जात॥ (६८०) 
मैंने दो तीन अनुभाव-चित्र बोले हैं। सदा अनुभावों द्वारा भावों 
को व्यंजित किया है। भाव को वाच्य करना वाणी का उपहास करना 


दोहों की संख्या 'बिहारी-रत्नाकर' के अनुसार है। 


बिहारीलाल से इन्टरव्यू [४११ 


है । वह कविता क्‍या हुई जो भाव का चित्र सामने न ला दे । इस दृष्टि 
से अपने चित्रमयता के दृष्टिकोण को मैंने अहे, दहेंड़ी'''नारि' में भली- 
भाँति व्यक्त कर दिया है। हमारे जमाने में कमरा नहीं था, नहीं तो” ** 
खर, इन्हें तुम शब्दों से स्तेप शाँट समझो |” ' 

यह कहकर मुसकरा दिए । कहने लगे: “अब कहो क्‍या कहते हो ! मैं. 
भी हँस दिया और अपनी बात दुहराने लगा: “आपकी चित्रमयता रग 
लाई। आज के छायावादी, कविता की परिभाषा भी चित्र के आधार 
पर देते हैं--'कविता वर्णामय चित्र है' या 'चित्र-राग' है। हमारे पंत जी 
ने आपकी तरह कविताओं में ऐन्द्रिय विषयों का सुन्दर समावेश किया 
है। शुक्ल जी ने कविता में बिम्ब ग्रहण पंर बड़ा बल दिया है। आगे 
और कुछ न कहकर मैंने पुछ लिया: “जब मैं झ्राया श्राप खोये-खोये क्या 
खोज रहे थे ?” बिहारीलाल जी ने कहा--“अ्रब तुमने पूछ ही लिया तो 
एक बात कहे बिना नहीं रहूँगा | मैं आलोचक तो नहीं पर मर्त्य-लोक 
को आलोचनाञ्रों को पढ़कर कुछ ठेस भी लगी और कुछ हमारी 
आलोचनात्मक बुद्धि भी जगी। जब भी हमारी आलोचना होती है तो 
कला की सभी प्रशंसा करते हैं किन्तु हमारी अनुभूति तक कोई नहीं 
पहुँचता, जेसे हम बिलकुल फरमायशी कवि थे, हमारी कोई अपनी आकु- 
लता नहीं थी। सारी सतसई में केवल आठ दोहे| राजा जयसिंह पर हैं । 
इससे कोई अन्तर नहीं आता । हमारी कला के सौन्दर्यमय उपकरणों में 
भी एक सौन्‍न्दर्यानुभूति थी। जब तुमने पुकारा उस समय मैं उसी अवस्था 
में था। जो पोज्ञ मेरे सामने था वह मुझे भा गया, बस मैं सब कुछ पा 
गया । पर उसे उतारना सरल नहीं क्योंकि... क्योंकि. ..छोड़ो बस ठीक 
ही लिखा था--- 

+ देखिए दोहे सं० ३८, २८०, १६७, २२६, ३००, ७१३, ७१२, 
७११, ७१० इनमें से भी कुछ दोहे जयसिंह के युद्धों में जीतने की सच्ची 
घटनाओं पर हैं। ३८ तथा ३०० तो अत्यन्त सार्थक अन्योक्तियाँ हैं जो 
किसी पर भी लागू हो सकती हैं । 


४१२ | परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


' लिखन बैंठि जाकी सबी गहि गहिं गरब गरूर । 
 भए न केते जगत के चतुर चितेरे कूर॥ (३४७) 
“सच्ची बात है छवि का छाक' (नशा) बड़ा विषम होता है। और 
नशों को स्थिर रखने के लिए घड़ी-घड़ी पीना पड़ता है, पर यह नशा 
'क्षण मात्र छक लेने पर फिर नहीं उतरता, अनोखा है । दूसरे नशे, नींद, 
'डर था नियतकाल के बीतने पर उतर जाते हैं पर सौन्दर्य के इस नशे. सें 
कमबख्त नींद ही नहीं आती, बढ़ता ही जाता है।” मुझे याद झा गया. कि 
बिहारी जी ने इसी सम्बन्ध में दोहा भी लिखा है-+- 
डर न टर, नींद न परे, हरै न काल-विपाक्‌ । 
छिनकू छाकि उछके न फिरि, खरो विषमु छवि-छाक्‌ ।। (३१८) 

मैं समझ गया. कि सुन्दरी नायिकाश्रों तथा सुन्दर कला के मूल 
में उनकी यही श्रमर सोन्दर्य-मादकता रही होगी द 

थोड़ी देर रुककर कहने लगे -- “मुझे तो इस पोज्ञ का संकेत देना है.। 
सारी बात कह देना मुझे भाता नहीं-आ्राता ही नहीं । मैं क्यों कहता हूँ कि 
मुझे आता ही नहीं ? मैं अपनी अनुभूति से केसे लड़ जाऊ जो भंगिम है, 
बक (वक्र) है| यह भंगिम अनुभूति मेरी कला क, प्राण है। यही झ्भि- 
व्यक्ति में भंगिमा लें श्राती है। मैंने अपनी कला तथा अपने मनचाहे 
विषय सौन्दये-श्ूंगार का मर्मे अपने दोहे में प्रकट कर दिया था किन्‍्त्‌ 
पता नहीं यह दोहा अभी तक आझालोचकों में प्रचलित नहीं हो पाया । वह 
दोहा है--- 

दुरत न कुच बिच कंचुकी चुपरी, सारी सेत । 
कवि आँकनतु के भ्ररथ लौं प्रगटि दिखाई देत ।। (१८८) 

. भला हो 'रत्नाकर' जी का जिन्होंने इस दोहे का शुद्ध पाठ देकर 
इसका श्र समझाया है। मेरे विचार में वह कवि क्या जिसका अर्थ व्यं- 
जित न हो, बात बात में बात न हो, और वह सौन्दयं क्‍या जो भीने 
घूृघट के भीतर से न झाँके (५३८, ५७६), जलचादर के दीप लौं न जग- 
मगाए (३४०) और भीने झूगा में से न भिलमिलाएं। (१८६, १६८) 


बिहारीलाल से इन्टरव्यू [४१३ 


मैं अधिक शआ्रावृत्त करता हूँ न भ्रनावृत्त । बस इसी आध में अगाध सौंदर्य 
है। मेरी शैली को तुम “लजौहीं अ्रधखुली डीठि' (६५५, ६५३, ६३०, 
६२८) से उपमित कर सकते हो । अरब मैं तुम्हें श्रपणी बंकिम शैली का 
या भंगिम सौन्‍न्दर्यानुभूति का आधार बता सकूगा । लक्षण ग्रंथ मैंने पढ़े 
हैं, समभे हैं, अव्ययनाभ्यास का मैं कायल हूँ, पर ध्वनि-सिद्धांत की अनु- 
भूति भी तो हुईं है। मुझे तो बाँकी भ्रदा, बंकबिलोकनि-प्राख' (३५६), 
ठेढ़ो-टेढ़ी जाय की बाँकी चाल भाती है और ऐसी छबीली छवि-छाक में 
छक कर मेरी शैली भी बंकिम हो गई है। संगति का असर किस पर नहीं 
होता । मैंने तो साफ़ लिखा है-- 

संगति-दोष लगे सबनु, कहे ति साँचे बेन । 

कुटिल-बंक-भुव-संग भए कुटिल बंक-गति नेन ।। 

“जैसे बँकाई से 'बरुनी, अलक, चितवन, तरुनि, तान' आदि का मूल्य 
चढ़ जाता है उसी प्रकार कवि की बंकिम शैली या व्यंजना-संम्पन्त शैली 
का महत्त्व भी बढ़ जाता है ।' 

“मेरी दली वैसे ही सज जाती है, अनुप्रास. उसमें स्वतः ही भ्रा 'जाते 
है क्योंकि राजा-रईसों के पास ग्रावभगत में जब कोई पान भी देने आता 
है तो अपने सोन्दर्य-शिष्टाचार के साथ अनुप्रास भी लिए आता है--- 

सहित संनेह, सकोच, सुख, स्वेद, कंप मुसकानि । 
प्रान पानि करि आपने, पान धरे मो पानि ॥ (२६५) 

“सेरी उपमाश्रों की जंगमग राजमहलों की विलास-सामग्री है । तुमने 
इतिहास में पढ़ा होगा, हमारे युग में कलाञ्ं की विशेष उन्नति हुई थी। 
उन कलाओं का जड़ाव-श्ूंगार और मीनाकारी मेरे मन में बस गई | बस 
मेरे दोहों में भी जड़ाव और मीनाकारी आ गई। पर प्रायः मेरी कविता+ 
कामिनी तुम्हें सहज सजी मिलेगी, लदी-दंबी नहीं । मैंने अपने सहज 
शुंगार, का हृष्टिकोशा व्यक्त भी किया था--- द 





धढ़ रचना, बरुनी, अ्रलक, चितवनि भौहूँ, कमान । 
आधु बँकाई ही चढ़े, तरुति तुरंगम तान॥ (३१६) 


४१्ड] परिचित प्रइत, नई समीक्षा 


बेंदी भाल, तेबोल मुँह, सीस सिलसिले बार । 
हग आाँजे, राजे खरी एई सहज सिगार ॥ (६७६) 
(मुझे भी ध्यान झाया कि सहज-श्यंगार' के परिचायक अनेक दौहे 
बिहारी में मिलते हैं; भौर कविता तथा कामिनी के सौन्दये के प्रति यही 
एक समान दृष्टिकोण मिलता है | बिहारी के नायक प्राय: सहज सचि- 
क्कन, बिथुरे-सुथरे' बालों (६५), अंजन के बिना ही 'रससिंग।र' मज्जित 
नेत्रों, आँग-ओप भ्ाँगी दुरी( १८४)तथा झा यूपरा-विहीर सहज सुन्दर तारियों 
पर रीभते हैं ।)वे आगे कहने लगे---“नारी के लिए अलंकारों की आवश्य- 
कता या समुचित सार्थकता पर मैंने कितने ही दोहे लिखे ।' फिर भी 
मेरे दोहों में अलंकार आए हैं, भौर खूब आ्राए हैं, पर मेरा प्रयास यही 
*भूषन-भारू सँभारिहै क्‍यों इहि तन सुकमार । हु 
सूधे पाइ न धर परे सोभा ही के भार ॥। (३२२) 
मानहु विधि तन-अच्छ छवि स्वच्छ राखिबें काज । 
हग-पग-पोंछन को करे भूषन पायंदाज ॥ (४१३) 
पहिरि न भूषन कनक के, कहि आवत इहि हेत । 
दरपन के से मोरचे देह दिखाई देत ॥ (३३५) 
पहले तथा तीसरे दोहे के प्रसंग के सम्बन्ध में “रत्नाकर' जी का 
विचार है कि दूती ने नायिका को शीघ्र अभिसार कराने के लिए आभूृ- 
घरण न पहनने को कहा है | पर मेरा विचार है कि इसमें अभिसारादि 
की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं क्‍योंकि ये दोहे बिहारी की 'सहज 
सिगार' वाली रुचि के अनुकूल हैं । 
बिहारी को नायिका का स्वाभाविक सौन्दर्य विशेष अच्छा लगता 
है। यथा-- 
तन भूषन, अ्ंजन हगन्‌, पगन्‌ महावर-रंग । 
नहिं सोभा कौं साजयितु, कहिबे ही कौं श्रंग ।। (२३६) 
यदि मूल वस्तु (कविता या कामिनी) सुन्दर हो तो उस पर भन्य 
[कृपया अगले पृष्ठ पर देखिये । 


'बिहारीलाल से इन्टरव्यू.. [डेश्पू 


रहा है कि ये 'दरपन के से मोरचे' न दीखें । जैसे नारी की छुवि-स्वच्छता 
के लिए अलंकार पुरुषों के 'हम-पग-पोंछन' के लिए 'पायंदाज हैं--और 
इस रूप में ये नारी-शोभा के साधन है, साध्य नहीं--उसी तरह प्रायः 
मेरे दोहों में ये साधन रूप में ही आए हैं । वस्तुतः जिस व्यक्ति या विषय में 
स्वयं योग्यता नहीं वह दूसरों की सहायता या भूषणादि से श्रेष्ठ पद नहीं 
पा सकता पर जिसमें स्वयं योग्यता होती है, वह यद्यपि सामान्य भी हो 
उच्च पद-प्राप्त करता है--- 
पाइल पाइ लगी रहै, लगोौ अ्रमोलिक लाल ।॥ 
भोडर हूँ की भासिहै बेंदी भामिनि भाल ॥” (४४१) 
मैं उनके प्रयास और प्राय: को समझ गया । क्योंकि सतसई के 
कुछ दोहों में मात्र रंग-साम्य के आधार पर केवल चमत्कार के लिए उप- 
मान लाए गए हैं। फिर भी बिहारी की अप्रस्तुत-पोजना प्रशंसनीय है ॥ 
रीतिमुक्त बोधा का रीतिबद्ध कवियों पर,श्राक्षेप कि कुछ सीखे-सिखाए 
रूढ़िबद्ध उपमानों को लेकर लोगों ने कविता को खेल बना दिया है' 
बिहारी पर लागू नहीं होता । 
आगे मैंने उनकी प्रशंसा में कहा---“उस समय और भी कलाकार 
थे, उनके लिए भी वही परिस्थितियाँ, वही कलाओं की मीनाकारी थी, 
पर बिहारी को बानगी अलग है, भरे कछु' है । किसी सुजान' ने इसी 
के बस होकर ही तो कहा-- 


प्रसाधन स्वतः सुशोभित हो उठते हैं अन्यथा नहीं--- 
सबे सुहाएई लगें बसें सुहाएऐे ठाम। 
गोरे मुँह बेंदी लसे अरुन, पीत, सित, स्थाम ॥ (२७१) 
कभी-कभी तो बाह्य प्रसाधन सुन्दर छवि के 'सहज विकास को 
विक्ृृत तक कर देते हैं--- 
करत मलिन ग्राद्डी छविहि, हरतु जु सहज विकास । 
अंगरागु श्र गनु लगे, ज्यों आरसी उसासु ॥ (३३४) 
“बहु चितवनि औरे कछू, जिंहि बसु होत सुजान (५८८) 


४१६) परिचित प्रश्न, नईं समीक्षा 


सबकी भूषण सतसई रची बिहारीलाल! । या-- 
सतसेया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर 
देखन के. छोटे लगें 

आगे उन्होंने कुछ कहने न दिया, और मुख भ्ुका लिया । थोड़ देर 
के बाद तरल नेत्रों से मेरी श्लोर देखकर बोले -- मैंने छोटे छुंद का चुनाव 
प्रपेनी रुच्यानुकूल किया । मैं कवि-कौशल, लाघव या व्यंजना में मानता 
हैँ और दोहा छंद की प्रकृति ही ऐसी है। भाई रहीम की यह पंक्तियाँ 
मुझे याद आ रही' हैं-- 

दोहा दीरघ अरथ के आखर थोरे श्राँहि। 
ज्यों रहीम नट क्‌इली सिमिटि कूदि चलि जाँहि॥ 

(मैंने देखा बोलते समय उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो 
रही थी, उनका दोहों का अध्ययन बड़ा पूर्ण था ।) काव्य में बिना व्यंजना 
शक्ति के कूदने-सिमटने या लाधव-फुरती का काम चल ही नहीं सकता । 
इसके साथ ही, हमारा कुछ रहस्य पाने वाले तम्हारे शकलजी के शब्दों में 
कल्पना की समाहार तथा भाषा की समास शक्ति से मैंने बड़ा काम 
लिया । अ्रवश्य ही दीरघ अ्ररथ/ के लिए कल्पना का संकोचन तथा 
थीरे आखर' के लिए भाषा की सामासिकता दोनों अनिवाय है। ये दोनों 
शक्तियाँ भी मेरी एक विशिष्ट वृत्ति पर आधारित हैं जिसके बिना ये 
शक्तियाँ ही नहीं, मेरी चित्रमयता भी पंगरु हो जाती, वह है सुमुन्नत चयन 
वृत्ति । वैसे तो यह भी सामंती वातावरण की उपज है, सामंतवादी 
मनोवृत्ति है, और दूसरे कलाकारों में भी ये हो सकती थी, कुछ है भी, 
प्र ऐसी सुरुचि कुछ स्वभावज भी होती है । इसी के बल पर मैंने अनेक 
_ प्रसंगों, अतुभावों या शब्दों में कुछ विशेष को ही चुना-सजाया श्रौर इसी 
से छोटे छंद दोहे से ही काम चल गया । बड़े छंदों में भरती बहुत होती 
है, जो मुझे नहीं भाती । सजाने में भी एक क्रम चाहिए, जिसकी सुरुचि 
बिहारीलाल की कपा से मुझे प्राप्त थी ।” मैं समझे गया कि उनके दोहे 
क्यों सुगठित तथा सार गर्भित हैं। यह भी समझ गया कि क्‍यों उन्होंने मात्र 


) 


बिहारीलाल से इन्टरव्यू [४१७ 


सतसई ही लिखी । चयन-वृत्ति वाला अधिक नहीं लिख सकता। आगे 
मैं ने दोहों की मौलिकता के सम्बन्ध में प्रश्त किया । वे कहने लगे-- 
“मैंने भावों-विचारों में कोई मौलिकता लाने का यत्न नहीं किया । हमारे 
रुढ़िबद्ध दृष्टिकोण तथा राजा-रईसों के उस विलासपूर्ण वातावरण में 
इसकी गुन्जायश भी नहीं थी, पर युग और स्वभाव से जिस सुचयन-वृत्ति 
को प्राप्त किया, उस से गाथा सप्तशती' अमरूक' आदि से लिए भाव 
“कुछ लोगों के अनुसार चुराये भाव--भी मेरे अपने हो गए ! अब इसे 
तुम चाहे दृष्टि की मौलिकता कहे। चाहे शैली की । बहुत सों ने इसका 
अनुकरण किया, पर यह कोरी शैली मात्र का अनुकरण था, दृष्टि की 
भंगिमा तथा चयन-वृत्ति की सुरुचि तो सब के पास नहीं थी; इसलिए वे 
सफल न हो सके । तुम्हारे झ्रालोचक ये स्वीकार करते हैं कि बड़े छुंदों 
में भी वे हावानुभाव नहीं आ सके, जो मेरे छोटे-छोटे दोहों में आए हैं । 
एक बात तो कहना मैं भूल ही गया । चयन-बृत्ति और झ्चित्य का बड़ा 
सम्बन्ध है । सौन्दर्य बिना औचित्य के नहीं हो सकता । दोहे जसे छंद में 
इसकी और भी आवश्यकता है । मैंने फूछ दोहों में भ्ज्ञात रूप से यही 
बात कही है। जैसे-- द 
जो सिर धरि महिमा मही लहियति राजा राइ। | 
प्रगटत जड़ता आपनिये, सुमुकुट पहरित पाइ ॥ (४३०) 
इसी से मेरे दोहों में भ्रधिक पदत्व, नन्‍्यून पदत्व/ तथा 'समाप्त- 
पुनरात्त दोष' बहुत कम मिलेंगे।” यह कह कर वह चुप हो गए । उन्होंने 
संकेत किया, दूर खड़ी सुन्दरी रतनार सुरा लाईऔर दो प्यालों में उडेल 
दी गई । मुझे उन्होंने संकेत किया, मैंने संकेत से ही नाही कर दी। वे 
चुस्कियाँ लेकर मेरे प्रश्त को सुनने लगे । मैंने कहा हमारे आलोचक गण 
कहते हैं--' आपके काव्य में जीवन की विविधता नहीं, दर्शन भी ” . . .“हाँ ! 
वे ठीक कहते हैं, किसी दर्शन के पचड़े में मैं नहीं पड़ा; फिर भी र्मे, 
अर्थ, काम मोक्ष में मेरे लिए काम ही काम का रहा है, यही मेरे लिए 
मोक्ष है । मेरे साहित्य के नाते पूव॑ज विद्यापति ने जिस तिल भर के 


24०] परिचित प्रश्न, नई संमीक्षा 


संगम को सर्वस्व माना था मैं भी उसी का कामी हूँ। मैंने अपना _ 
काव्यादर्श तथा जीवनादर्श व्यक्त करतें हुए कथा था-- न 
तन्त्रीनाद कवित-रस, सरस राग, रति-रंग, 
अनबूड़े बूड़े, तरे जे बूड़े सब अंग । (६४) 
संगीत, कविता तथा रतिरग के आनन्द को मैंने एंक ही पंक्ति में 
रख दिया है । मेरी कविता शुंगार रस के लिए और शंगार रस कंविता 
के लिए आया है । और जहाँ 'रसराज” की साधना हो वहीं अपना 
राज्य है | मेरा तो अब भी यही विश्वास है, उस मुक्ति में धुल भोंको 
जिसमें प्रियतम-प्राप्ति की युक्ति नहीं और यदि प्रियतम संग में प्राप्त हो 
तो नरक की भी धड़क नहीं है । मैंने लिखा था-- हक. 
जो न जुगति पिय मिलन की, घूरि मुकति-मूँह दीन । 
जौ लहिये संग सजन, तौ धघरक नरक हूँ कीन। (७५) 
“सच बात है, हम तो भोगवादी हैं। नारी के बिथुरे-सुथरे बालों को 
देख कर 'पथ-भ्रपश्र' का ध्यान भी कभी-कभी जाता रहता है । (६५) 
तुम्हारे छायावादियों की तरह किसी अतीन्द्रिय आनन्द के फेर में नहीं 
पड़ा । ऐन्द्रिय रति ही मुक्ति है, यही नहीं भ्रपर मुक्ति तो विनाशक हैं । 
तुमने पढ़ा होगा-- 
चमक, तमक, हाँसी ससक, मसक, भपठं, लपटानिं। 
. ए जिहि रति, सो रति, मुकति; और मुकति श्रति हानि ॥| (७६) 
“इस ऐन्द्रिय रति को साथ लेकर ही हम किसी गम्भीर प्रेम की 
कल्पना करं सकते हैं और उसका प्रतिपादन शी मैंने किया था, यथा--- 
गिरि तें ऊँचे रसिक-मन बूड़े जहाँ हजारु। 
वहै सदा पसु नरनु कौ प्रेम-पयोधि पगारु।। (२५१) 
“पर सच्ची बात है रसिकता के रस के साथ किसी की प्रेम॑-प्राप्ति 


“लत कान तातकलन न तक कप न तल न लक 


- बिहारी ने एक भन्य दोहे में भी ऐन्द्रिय रति को मुक्ति बताया है- 
गोरी छिगुनी, नखु अ्रूनु, छला. स्यामु छवि देइ। | 
लहत मुकति रति पलकु यह नैन त्रिबेनी सेइ॥ (३३८) 


 बिहारीलाल से इन्टरव्यू . [४१६ 


भी हो तो और भी क्षेम है। तुम इसे बुरा तो कहोगे पर क्‍या करें, 
रीतिकालीन सामंतों की तरह हम भी कुछ संघर्ष नहीं कर सके । जायसी 
के रत्नसेन की तरह सात सागर पार करने की हिम्मत हममें नहीं; हमारे 
कृष्णलाल तो बड़े बेचारे हैं; वियोग होने पर बेहाल पड़ जाते हैं-- 
कहा लड़ते हग करे, पड़े लाल बेहाल | 
कहेुँ मुरली, कहुँ पीत पदु, कहूँ मुकुट, बनसमाल ॥| (१५४) 
“रोमानी शौर्याश्चित प्रेम की बात ही नहीं हम तो हर दृष्टि से सुख 
चाहते हैं, श्रम' करने का दुःख हमसे नहीं उठाया जाता । अनियारे दीरघ 
नयनों से घायल होकर, कोई कुछ कर भी क्या सकता है ? हम भौतिक- 
 वादी नहीं भोगवादी हैं । हम जीना चाहते हैं प्राराम से, कामिनी के दाएँ- 
बाँए, हमारा मन नहीं फिरा कि किन्हीं समस्याप्रों के फेर में पड़ें। 
हमारा आदश तो वह परेवा पक्षी है जिसे कुछ करना-धरना नहीं पड़ता 
और स्वाभाविक रूप में सारे आराम उसे उपलब्ध होते हैं । देखो ना पंख 
(वस्त्र) उसके प।स होता ही है, भोजन कंकड़ सब स्थानों पर प्राप्य 
रहता है और सर्वत्र साथ उड़ सकने वाली सपर परेई उसके संग रहती 
है । फिर बताओ, पृथ्वी में एक वही सुखी है ना ?”' मैं जवाब में तनिक 
मुसकरा दिया और वे आगे कहने लगे “हम तो खाने खरचने की बात 
करते हैं जोड़ना हमें भाता नहीं। जीवन को सहज से सहज रूप में 
लेना चाहते हैं; यम-नियम या संयम-दमन को हमारा दिल नहीं मानता। 
'भोगवृत्ति मनुष्य का सहज स्वभाव है श्र सहज स्वभाव में यत्न करने 
पर भी अन्तर नहीं लाया जा सकता । मैंने लिखा था-- 
कोरि जतन कोऊ करो, पर न प्रकृतिहि बीजचु । 
नल-बल जलु ऊंचे चढ़, अन्त नीच कौ नीचु ॥ (३४१) 
'पटु पाँखे, भखु काँकरे, सपर परेई संग । 
सुखी, परेवा पुहमि मैं एक तुही, विहंग ।। (६१६) 
म्रीत, न नीति गलीतु हू जो धरिये धनु जोरि। 
खाएं खरचें जो जुरे तो जोरिय करोरि ॥॥ (४८१) 


४२० | परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


“सच्ची बात है, किसी को शअ्रच्छा लगे या बुरा, अपना-अपना 
प्राकृतिक स्वभाव नहीं छूट सकता-- 
भावरि-अ्रनभावरि-भरे करो कोरि बकवादु । 
अपनी अपनी भाँति कौ छूटे न सहजु सवादु ॥ (६३७) 
“नर-तारी का झ्राकषेण सहज है, प्राकृतिक है। भव-सागर के पार 
उतरने की बात व्यथ है। और पार उत्तरकर जा भी कौनच सकता है?--- 
'तिय-छवि' जाने दे तब तो ।”' 
मैंने कहा-- आपने नारी का इतना चित्रण किया है, पर महत्त्व 
तनिक भी नहीं दिया ।” “दिया है” वे बोले --“पर पुरुष की रसिक मनो- 
वृत्ति को समझ कर । मनुष्य मूल रूप से ही रसिक है, विलासी है, प्रेमी 
नहीं । वह एक से, एकनिष्ठ प्रेम कर ही नहीं सकता । इसलिए मैंने भी 
अपने नायक को बन्धन में नहीं रखा । जीवन का सहज स्वाद है निरबन्धता 
में, स्वच्छन्दता में, और इसी के अनुकूल मैंने नारी को भी देखा है। 
मेरा विलासी नायक नारी को संग लेकर असने लोचन जगत्‌ को, 
रसमय करता है । और नारी के देहरूपी सुदेश का भोग वह राजा बनकर 
क्यों न करे ?' नारी केवल कामिनी है, पुरुष को लुभाने-रिभाने के 
लिए न वह दासी हैन देवी, वह है मदनिका। देखो न कितनी 
_नायिकाश्रों का हमने चित्रण किया है, सबके प्रथकू-पथ्‌क गुण हैं पर संब 
हमें रस देती हैं। कामिनी हमें अधिक से अधिक लुभाने के लिए गुण- 
ग्रहण करती है और सच्चे गुणीजन उनकी प्रशंसा करके रस लूटते हैं । 
उसकी भ्रपनी कोई बैयक्तिक सत्ता नहीं है । उसे जो सुख मिलता है, वह 
भी हमार ही सुख का साधन होता है। उसके गुणों की प्रशंसा होती है 


नल नब कक अमर मास ं)॥॥३७७७७७७७ल्‍७७॥४७७७७७शर/"ल्‍रशल्‍७७७७७७७७७७७७७७७शशशआ४ल्‍ल्‍७७॥७७७७॥७४७४७७७७७७७७॥७७७७७७७,तााआाआ नल, ॒ ५, बज अअ अनिल ब जनक शकक किक ई 


या भव-पारावार को उलँंधि पार को जाइ। 
तिय-छवि-छायाग्राहिनी ग्रह बीच ही आइ॥ (४३३) 
“इक नारी लहि संगु रसमय' किए लोचन-जगत्‌ (४२) 
क्या न नृपति ह्व भोगवे लहि सुदेसु सब देहु (५) 





बिहारीलाल से इन्टरव्यू [४२१ 


मध्या की लज्जा को हम आभूषण कहते हैं पर उतके रूप रंग के 
समान यह भी हमें उन्मत्त करती है।” मैंने देख" नशा बढ़ता जा रहा है 
पर कुछ कह नहीं सकता था । वहाँ खाने की ऐसी चीजें भी थीं कि नशा 
कम हो जाता था। अच्छा हुआ बिहारीलाल उन पर हाथ साफ करने 
लगे । तब मैंने भी प्रश्व करने की हिम्मत की--“आप के दोहों को कुछ 
लोग अ्रइलील कहते हैं!” उन्होंने जवाब दिया -- 

“भोगवादी दृष्टिकोण में श्रश्लीलता का तत्त्व तो हैं किन्तु मेरी 
सांकेतिक शैली ने इसे भी छिपा दिया है। भ्रश्लीलता नर-तारी के काम- 
व्यापार के हादिक प्रदर्शन में है, संक्रेतिक-ब्ौद्धिक दर्शन में नहीं । यह 
ठीक है कि हमने समाज के श्ूंगारिक राज़ फाश किए हैं पर भनाड़ियों 
की तरह नहीं, कलाकारों की तरह। दो-तीन दोहों से मैं श्रपनी बात स्पष्ट 
करता हूँ । मेरा विपरीत रति सम्बन्धी दोहा है-- 

परयो जोर, विपरीत रति रुपी सुरत-रन-धीर । 
करति कुलाहलु किकिनी, गह्मौं मौनु मंजीर | (१२६) 

“दूसरी पंक्ति में सूक्ष्मता है, साक्षात्कार नहीं;संकेत है, नग्न उत्तेजना 
नहीं । यहाँ दोहरी व्यंजना है--व्यंजना के भीतर भी व्यंजना है | यहाँ 
व्यंजना के पर्दों को खोलने में पाठक जिज्ञासा से रस तक पहुँचता है, 
स्थूल नेत्र से कुछ देख नहीं पाता । दो दोहे और लो जिनमें सांकेतिकता 
से कितनी बात कह दी गई है पर क्या मजाल कि फूहड़ता आई हो--- 

अ्हे, दहेंड़ी जिनि धरे, जिनि तूँ लेहि उतारि। 
नीके है छीके छुवें, ऐसेई रहि, नारि। (६६६) 

“पाठक चाहे, वक्ष के उभार, आंगिक नग्नता आदि, कितनी ही बातों 
की कल्पना कर सकता है किन्तु निरावृत्त या साक्षात्‌ रूप में कुछ नहीं पा 
सकता । अधिक क्या प्राय: मेरे दोहे या तो 'अश्रनबोले” ही उत्तर देकर 

नग्नता से बचते हैं| या छवि-छटा”' में, उस झोर ध्यान नहीं 


'बिनती रति विपरीत की करसि पिय पाइ । 
हँसि, अनबोले ही दियो उतरु, दियो बताइ।॥। (१३०) 


४२२] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


जाता। तीसरे मेरा ऋगार नागरिक है जहाँ मेरी दृष्टि स्थूल अगो के प्रदर्शन 
प्र न रह कर मनोभावो और हावो के वर्णन पर रही है। मेरी नायिका 
राघा भी नागरि" है ओर नायक कृष्ण भी नागर' है । मैंने अनेक दोहो 
में ग्रामीण तथा नागरिक मनोवृत्ति में अन्तर बताया है । मेरा दृष्टिकोण 
नागरिक है और इस दोहे से समझा जा सकता है जिसमे मैने नागरी को 
गंवेलिनों मे रहने पर भ्रपमानित होना बताया है। सुनो--- 

नागरि विविध बिलास तजि, बसी गवेलिन्‌ मॉहि । 

मूढनि मै गनबी कि तूँ, हुठयो दे इठिलॉहि ॥ (५०६) 

“मैंने तुम से कहा है मेरी हृष्टि मनोभावों और हावो पर रही है । 

आत्मइलाघा की बात नही, इसीसे मेरे दोहे यथार्थ बन सके है। नायक- 
नाथिका का व्यावहारिक-श्वुगारिक मनोविज्ञान इनमे बराबर मिलेगा ) 
इस दृष्टि से कुछ उत्कृष्ट दोहे तुम्हे सुनाता हँ-- 

“बतरस-लालच लाल की मुरली धरी लुकाइ । 

सौहँ करे भौहनु हँसे दैन कहै नदि जाइ ॥ (४७२) 

देख्यौं श्रनदेख्यौ किये, अ्रंग-भँग सबे दिखाइ । 

पैठति सी तन मैं सकुचि बैठी चिते लजाइ ॥ (६१८) 

ज्यां ज्यौ आ्रावति निकट निसि त्यों त्यौ खरी उताल । 

भमकि-फ्मकि टहले करे लगी रहचटे” बाल ॥(५४३) 

नहि अन्हाइ नहिं जाइ घर, चितु चिहुँटयो तकि तीर । 

परसि, फुरहरी ले फिरति विहँसति, धँसति न नीर ॥(६४५) 

नाँक चढे सीबी करें जिते छंबीली छेल। 

फिरि-फिरि भूलि वहै गहै त्यौ कँकरीली गैल ॥। (६०६) 


'दीप-उजेरे हूँ पतिहि हरत बसनु रति-काज । 

रही लपटि छबि की छटनु, नैको छुटी न लाज ॥ (४६३) 
मेरी भवबाधा हरो राधा नागरि सोइ । (१) 

“तो, बलिये, भलिये बनी, नागर नद किसोर । (६२१) 
दिखिए दोहा स० २७६, ४३८, ४३९, ६२४, श्रादि । 


बविहारीलाल से इन्टरव्यू [४२३ 


भौहँनू त्रासति, मूँह नटति, आऑखिन्‌ सौ लपटाति । 

एंचि छुडावति करु इँची झाग झ्रावति जाति ॥ (६८३) 

बालमु बार सौति के सुनि परनारि-बिहार । 

भौ रसु, भ्रनरसु, रिस रली, रीक खीक इक बार ॥” (१८७) 

निस्सन्देह, मुझे ये दोहे मनोवैज्ञानिक तथा यथार्थ लगे, और मैंने 

भी उनकी मानव-प्रकृति की परख की प्रशसा मे कुछ कहा । झ्रागे मेवे 
पुछा--“ आपने भक्ति के दोहे भी तो लिखे हैं ”” “लिखे है, इसलिए 
कि पहले के भक्त कवियो ने भक्ति की श्रपार रचनाएँ की थी, हमने भी 
परम्परा का पालन कर लिया । दूसरे, राधा-कृष्ण के स्मरण से अपना 
क्या जाता है, लाभ ही लाभ है। मेरे साथी भिखारीदास का यह दोहा 
प्रसिद्ध है--- 


आ्रागे के सुकवि रीभिहै तौ कविताई, 
नतु राधिका कन्हाई सुमिरत कौ बहानो है। 

“हमारी शुगारिक सामग्री को भक्त-जन भी राधा-कृष्ण के नाम से 
ग्रहण कर लेते है । फिर हम कौन से सिद्धातवादी हे कि “रति' को 'मुक्ति' 
मान लिया तो कोई और भाव उठ ही नहीं सकता । समय पलटि पलटदे 
प्रकृति' (६६१) के भ्रनुसार वे-ने चढती बार जग न जाने कितने औगुन 
करता है (४६१)--योवन-ऋतुराज मे 'नव दल फल फूल' के बदले लाज 
चली ही जाती है (४७४)--और इस समय सौभाग्य' (३१३) के नष्ट 
होने पर वृद्धावस्था मे कुछ वैराग्य भी भा जाना स्वाभाविक है | मनृष्य 
चाहें न चाहे, बुढापा तो सहज-रूप से कभी-त-कभी झाएगा ही | अतएवं 
समे समे सुन्दर सबे, रूप कुहप न कोइ! । (४३२) तब यम-करि के मूँह 
के नीचे पडकर हम भी कह उठते---“विषय-तृषा परिहरि अजौ नरहरि 
के गुन गाउ” (२१) वेसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, किसी भी भाव की अति 
होती है तो कुछ न कुछ प्रतिक्रिया तो होती ही है | कुछ क्षण हमारे 
जीवन मे भी ऐसे झ्रा ही जाते, जब हम भी कह उठते थे--- 

मोहे दीजे मोषु, ज्यों अनेक अधमनु दियौ । (२६१) 


४२४ | परिचित प्रइत, नई समीक्षा 


या दीन प्रार्थना भी करते--- 
हरि, कीजति बिनती यहै तुम सौं बार हजार । 
जिहि तिहि भाँति डर॒यौ रह्मयौ पर्‌यौ रहौ दरबार ।। (२४१) 
“इनको पढ़कर हमें कोई भी भक्त कहेगा, पर सच्ची बात है हम में 


कोई आत्मा की बेचेनी, तड़प या जिज्ञासा नहीं जेसी हमारे पहले के 
भक्तों में होती थी । कोई सिद्धांत नहीं, या कुछ अन्तर नहीं श्राता इसलिए 


हम कभी सगुण का प्रतियादन करते कभी निर्गुण का । ये दो दोहे सुनाता 
हैँ, समझ लो--- 


दूरि भजत प्रभु पीठि दे गुत-विस्तारन-काल । 
प्रगटत निगु न निकट रहि चंग-रंग भूपाल ॥। (४२८) 
लट्ठ॒वा लौं प्रभु-कर-गहै निगुनी गुन लपटाइ । 
वहै गुनी-कर ते छुटे निगुतीय ह्ॉ जाइ ॥ (५०१) 
“एक स्थान पर तो मैंने मुरारी को भी राम का कार्य करने वाला 
बता दिया है । वह दोहा है-- 
कौन भाँति रहिहै बिरदु भ्रब देखिबी मुरारि । 
बीघे मोसों श्राइ के गीघे गीधहि तारि॥ (३१) 
वस्तुतः भक्तों के समान क्ललीनता-भावुकत्तः हमारे दोहों में है ही नहीं, 
है भी तो इसलिए कि अपनी कला-चातुरी से हम में भक्त बनने का भी 
कोशल है । फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि भगवान चाहे हमारी 
भक्ति से न रीफें हमारी बंकिम शैली से, वाग्‌विदग्धता तथा उक्तिवैचित्र्य 
से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते । कला की दाद देने के लिए वह 
अपने दर्शन दुर्लेभ नहीं करेंगे । इन दो-तीन दोहों का तुमने भी आस्वादन 
किया होगा-- 
मोह तुम्हें बाढ़ी बहस, को जीते, जदुराज । 
अपने अपने बिरद को दुहूँ निबाहन लाज ॥ (४२) 
करो कुबत जगु, कटिलता तजौं न, दीन दयाल । 
दुखी होहुगे सरल हिय बसत, त्रिभंगी लाल।॥ (४२५) 


बिहारीलाल से इन्टरव्यू [४२५ 


“हैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मानव का मूल स्वभाव नहीं जाता चाहे 
समय के प्रभाव से, भ्रायु बढ़ने के साथ उसके बाह्य स्वरूप में कुछ परि- 
वतन भले ही भ्रा जाए। भक्ति के दोहे लिखते समय भी हमारी मूल 
प्रकृति कोई भी देख-समझ सकता है। हम कौन सा भगवान को 
अपनी लौकिक जीवन की उपेक्षामय साधना से रिभाते थे या परचात्ताप- 
पीड़ित तरल उद्गारों से द्रवित करते थे। यहाँ भी हमारी भोगवादी मनोवृत्ति 
या आराम पसंदगी मुफ्त में काम निकालने से बांजझ् नहीं आई। हम 
कहते--जगत-गुरु स्याम ! क्‍या तुम्हें दुनियाँ की हवा तो नहीं लग गई 
कि तुमने थोड़े गुणों पर रीभना छोड़ दिया है! (७१) आखिर हमारी बार 
ही ऐसी क्या बात हो गई कि तुम हमारे गुण-अवगुण गिनने बैठे हो ? 
आ्रागे तो तुम अपनी दया से ही पतितों को तार देते थे । (२२१) फिर 
'भी रियायत की बात नहीं | आगे तुम एक ही (आध्यात्मिक) ताप से 
पिघलते थे, हमने तो हृदय-हमाम को त्रयतापों से तपा रखा है, फिर भी 
तुम नहीं पसीजते ! (२८१) 

“हमने जिस राधा-कृष्ण की भक्ति की उसके स्वरूप की जानकारी 
से हमारी भक्ति और भी स्पष्ट हो जाएगी । हमने क्ृष्ण के श्वंगारी- 
'लोकरंजक रूप से ही अनुराग दिखाया है। आखिर आपने नाम को 
तो सार्थथ करना ही था, बिहारीलाल को “बिहारीलाल' ही भा 
'सकते थे-- 

सीस-मुकुट कटि-काछनि, कर मुरली, उर माल । 
इहि बानक मो मन सदा बसौ, बिहारी लाल ॥ (३०१ ) 

“ग्रानन्द क्रीडा करने वाले 'बिहारीलाल” के साथ हमने उसी राधा 
से भव-बाधा हरने की प्रार्थना की जिसके तन की भाई से इयाम हुरित- 
दुति' हो जाते । (१) यह तो भ्रलग-अलग को बात रही, हमने राघा- 
कृष्ण की युगल मूति की भक्ति भी की--इसलिए कि इनकी केलि' से 
जजमग का एक-एक निकूज प्रयाग” का फल देने वाला हो गया । मैंने तो 
अपने मन से स्पष्ट कहा था--- 


४२६ | परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


तजि तीरथ, हरि-राधिका तन-दुति करि अनुरागु | 
जिहि ब्रज-केलि-निक्‌ ज-मग पग पग होतु प्रयागु ॥ (२०१) 
“ब्रेम़ मे एक से काम नहीं चल सकता । अ्रतएव हमारा काम तो 

अआुगल किशोर से ही चल सकता था। मेरी अनन्य इच्छा थी-- 

नितप्रति एकत ही रहत, बेस-बरन-मन एक । 

चहियत जुगल किसोर लखि लोचन-जुगल अनेक ॥॥ (२३८) 

“जसे कृष्ण गोपी-वल्लभ तथा रसिक शिरोमणि होकर भी राधा- 

प्रेमी प्रसिद्ध है वेसे ही तुम हमारे रसिक-प्रेमी नायक को समभो ।” यह 
कहकर वे कुछ चुप होगए। पर मै तो जैसे सब कुछ पूछने पर उतारू था । 
मैं कहने लगा---“मैं समझ गया कि आप की भक्ति का रहस्य क्‍या है। 
आयने अन्य अनेक विषयो पर भी तो लिखा है और उनका सामाजिक 
महत्त्व भी है। उनके सम्बन्ध मे आपका क्‍या विचार है ”” “बही” वे 
बोले “जो अपने भक्ति के दोहो के सम्बन्ध में है।” पर मेरे मुख पर 
जिज्ञासा देखकर वे उसका स्पष्टीकरण करने लगे--“जैसे भक्ति के झनेक 
दोहो के मूल मे हमारी मूल शव गारिक मनोवृत्ति कलकती है पर फिर 
भी कुछ दोहे पूरी भक्ति के दिखाई देते है, वसे ही अन्य विषयो पर 
लिखे दोहे भी है--जसे प्रकृति-चित्रण के सम्बन्ध मे । अपने समकालीन 
कवियो की तरह मैंने भी प्रकृति का उददीपन के रूप मे चित्रण) किया 
है। या आलम्बन रूप मे किया है तब उसमे भी मुझे सुन्दर नारी ही 
नज़र आई है। तुम्ही देखो, ऐसी शरद ऋतु किसे श्रच्छी न लगेगी-- 

ग्ररुम सरोरुह-कर-च रन, हग-खजन, मुख-चद । 

समे आइ सदुरि सरद काहि न करति अनन्द ।| (४८७) 
या अ्द्ध रात्रि के समय आने वाली यह शीतल प्रेम-पात्री वायु किसे सुख 
ने देगी--- 

रही रुकी क्‍यों हूँ सु चलि, आधिक राति पधारि। 

हरति ताप सब द्यौस कौ उर लगि यारि बयारि ।॥। (३5६९) 
हमे तो शीतल मद सुगन्ध वायु भी नवोढा नायिका ही लगती थी-- 


बिहारीलाल से इन्टरव्यू' .. [डर२७ 


लपटी पुहुप-पराग-पट, सती स्वेद मकरंद। ः 

आवति, सारि नबोढ़ लौं, सुखद वायु गति मंद ॥ (३६२) 
पावस-घन-मअँधियार में दिन-रात का भेद भी हमें चकवा-चकवी मिल» 
बिछुड़ कर बताते थे-- | 


पावस-घन-अ्रंधियार मैं, रहद्मौो भेद नहि आन्‌ । क्‍ 
रात द्यौस जान्यौ परत, लखिं चकई चकवानु ।। (४८६) 
कहने की आवश्यकता नहीं कि आलम्बन रूप में भी हमारी रुचि-केन्द्र 
नारी ही रही है । फिर भी कुछ ऐसे दोहे भी भ्रवश्य लिखे जो मेरे सम- 
कालीन कवियों से भिन्‍न प्रकार के हैं क्योंकि उनमें प्रकृति का प्रकृति के 
लिए चित्रण हुआ है। जेसे-- 
कहलाने एकत बसत अहि मयूर, मृग बाघ । 
जगतु तपोबन सो कियौ दीरघ-दाघ निदाघ ॥ (४८६) 
चुवत्‌ स्वेद मकर द-कन, तरु-तरु-तर बिरमाइ। 
आवत दच्छिन देस तें थक्‍्योौं बटोही बाइ॥ (३६०) 
रनित भग-घंटावली, करित दान मधुन्ती>ें। 
मंद मंद झआवत चल्योौ कजरु कंज-समीरु।। (३८८) 
बस्तत: अंगार रस-राज की सेवा में हम ऐसे संलग्न हुए कि हमें 
उसी का राज्य संवेत्र दिखाई दिया । वात्सल्य सम्बन्धी या करुण प्रसंग 
भी हमें प्रभावित नहीं कर सका--उसके मूल में भी हमें श्ल गारिक रति 
दी दिखाई दी। ये दो दोहे सनो जो मेरी बात को स्पष्ट कर गे-- 
बिहँसि बुलाइ, बिलोकि उत प्रौढ़ तिया रस घुमि। 
पुलकि पसीजति, पूत कौ पिय-च्रुम्यौ मूँहुँ चमि ॥| .. (६१७) 
टहग थिरकौंहैँ, अध खुलें, देह-थकहिं ढार। द 
सरत सखित सी देखियति, दुखित गरभ कै भार ॥ ' . (६६२) 
तुम्हारे युग के फ्रायड ने अन्य भावनाओं के मूल में काम-भावना को्‌ 
माना है। हम यद्यपि किन्‍्हीं सिद्धान्तों के पचड़े में 'नहीं पड़े पर प्रोक्ष 
रूप में हमारे दोहों से यही सिद्ध होता है। इनके आधार परं कोई भी 


४२८] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


फ्रायड के सिद्धांत को सत्य स्वीकार कर लेगा । यह कह कर कुछ उत्तर 
पाने के लिए वह मेरी श्र देखने लग गए, पर जब मैं पूर्ववत रहा तो 
आगे कहने लगे कि “हमने पाखंड-खंडन किया है, पर रुच्यानुकल रस भी 
लिया है, ये दोहे भी हमारे शंगारिक क्षेत्र से बाहर नहीं पड़ते । मैंने तो 
'रति' को ही मुक्ति! बता उसकी स्पष्ट साधना की पर कुछ छिपे रुस्तम 
कई प्रकार की आड़ लेकर शिकार करते थे । यहीं मेरा व्यंग्य-विनोद 
काम आया । ज़रा इन भक्तों की अपूर्व भक्ति! देखो--- 
में यह तोहीं में लखी भगति अपूरब, बाल । 
लहि प्रसाद-माला जु भो तनु कदंब की माल |। (४७०) 
चितवत, जितवत हित हियें, किये तिरीछे नैन । 
भीजे तन दोऊ केँपे, क्‍यों हूँ जप निबरे न।॥ (५१७) 
और इस पर-उपदेश-कुशल कथावाचक मिश्र की मुस्कान का रहस्य 
समभो--- 
परतिय-दोषु पुरान सुनि लखि मुलकी सुखदानि, 
कसू करि राखी मिश्र हूँ मु ह-श्राई मुसकानि। (२६४) 
इस बाल-प्रेमी चतुर नायक की बदमाशी भी कैसे छिप सकती है--- 
लरिका लेबे के मिसनु लंगरु मो ढिग आइ । 
गयो अचानक आँगुरी छाती छेलु छवाइ॥ (३८६) 
इसी तरह ॒नपूंसक वद्य का बहुत धन लेकर दूसरों की रति-शक्ति 
बढ़ाने के लिए पारा देना, ज्योतिषी जी का अपने पुत्र-जन्म पर, 
£ पितृमारक योग की गणना कर के शोकाकुल और बाद में जारज-योग का 
फल निकलने पर हित होना आदि भी मेरे विनोद के उपकरण बने 
हैं।” यह कह वे मुस्करा दिए। मैं भी हँसता हुआ कहने लगा--- “उस 
बहु धनु ले, अहसानु के, पारो देत सराहि | 
बैद-बधु, हँसि भेद सौं, रही नाह-मुंह चाहि।। (४७९) 
'चित पितमारक-जोगु गनि भयौ, भय सुत, सोगु । 
.. फिरि हुलस्यौ जिय जोइसी समुझ जारज-जोगु ॥ (५७५) 


बिहारीलाल से इन्टरव्यू [४२६ 


. कृपण ससुर को तो आप भूल ही गए जिसने''*” “हाँ वह, कह कर 
और हँसते हुए उन्होंने दोहा सुना दिया-- 

कन देबौ सौंप्यो ससुर, बहू थुरहथी जानि । 

रूप-रहचर्ट लगि लग्यौं माँगन सब जगु आति ॥ (२६५) 

मेने चर्चा आगे चलाने के लिए कहा कि “कुछ दोहे आपके धामिक 

क्षेत्र के भी हैं जिन में धर्म की वास्तविकता स्पष्ट होती है।” उन्होंने 
पूछा “जेसे”, तब मैंने कुछ याद करके दोहे बोले--- 

“जपमाला, छापे, तिलक सरे न एकौ कामु । 

मन-काँचे नाचे बुथा, साँचे राँचे रामु ॥ (१४१) 

अपने अपने मत लगे बादि मचावत सोरु। 

ज्यों त्यों सबकौं सेइबो एके नन्‍्दकिसोरू ॥” (५८१) 


ये सुन वे बोले---“इन दोहों में तो हमारी कोई मौलिकता नहीं । 
संतों ने बाह्याडम्बरों का खंडन करके आंतरिक साधना पर बल दिया 
ही था, हमने उनको ठीक समझ कर, अपने युग में वही बात देखकर, 
उनकी हाँ में हाँ मिला दी । भ्रवश्य ही मेरे अनेक नीति सम्बन्धी दोहे 
तत्कालीन राजन तिक ग्वस्थाओं के अनुसार हैं। यह ठीक है कि मैंने 
राना जयसिंह का हुक्म पाकर ही सतसई की रचना की थीं पर मेरी 
बुद्धि उनकी श्रराष्ट्रीय मनोवृत्ति को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। 
शिवाजी ने राजा जयसिह को पत्र लिखा था, मैं कुछ ऐसा तो न कर 
सका, रोज़ी का सवाल था पर श्रन्योक्ति के माध्यम से उसी आशय की 
बात कहे बिना न रह सका । सुनो-- 
“स्वारथु, सुकृतु न, श्रमु वृथा; देखि, विहंग, बिचारि। 
बाज, पराएंँ पानि परि तूँ पच्छीनु न मारि॥” (३००) 
मैं सोचने लगा कि श्वृंगारी कवियों को भी अपने-पराए का भेद ज्ञात 
था और इससे तत्कालीन राष्ट्रीय-हष्टिकोण को समभने में सहायता मिल 
सकती है । मैंने कहा--“आपके नहिं पराग नहिं मधुर मधु' वाले दोहे ने 
बड़ा काम किया ।” “किया”, बिहारी बोले “पर इस राजनैतिक दोहे 


४३५ ] द परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


का अभीष्ट प्रभाव न पड़ सका । इसलिएं मैंने भी उनकी अनेक जीतों की 
कोई प्रशंसा नहीं की और अपने ही क्षेत्र तक सीमित रहा । मैंने ऐसे 
नीति के अ्रनेक दोहे लिखे हैं जिनमें सामंतिक व्यवस्था के व्यवहार, स्पष्ट 
होते हैं ।'ये दोहे. राजाओ्रों-जागीरदारों के व्यवहार से सम्बन्धित हैं, जो 
-हमारें अनुभवों का क्षेत्र रहे हैं। जसे, किसी गुणी को उपयुक्त स्थान नहीं 
मिला और कोई गुण-हीन उच्च स्थान पाकर फूला-फला फिरता है। 
दूसरे, उस युग में चाटुकारिता बढ़ी हुई थी, इसलिए ऐसा प्रायः होता 
रहता था कि राजाओं के मूँह-लगे लोग कुत्काय होते रहते थे और बहुत 
से विद्वान मनी स्वभाव के कारण असफल रहते थे । सम्मानित व्यक्ति 
भी किसी समय थोड़ी-सी बात पर अ्रनाहत हो सकता था ।” बिहारीलाल 
जी ने अनेक दोहे बोले थे पर मुझे कुछ ही याद हैं, वही लिखे देता हँ-- 
जनमु जलधि, पानिपु बिमलु, भो जगु आधु अ्रपारु। 
रहें गुनी ह्ॉ गर-परयो, भरें न सुकता-हार ॥ (३७६) 
गहै न नेकौ गुन-गरबु, हँसो सबब संसारु। 
कुच-उचपद-लालच रहे गरें परे हूँ हार॥ (३७७) 
दिन दस आदर पाइ के करि ले आपु बखानु । 
जौ लगि काग : सराधपखु, तो लगि तो सनमानु ॥ (४३४) 
मरतु प्यास पिंजरा-परुयो सुआ समे के फेर। 
आदरु दे दे बोलियतु बायसु बलि की बेर॥ (४३५) 
'नहिं पावसु, ऋतुराज यह; तजि तरुवर चित भूल । 
अपतु भएऐ बिन पाइहै क्‍यों नव दल, फल, फूल ॥ (४७४) 
नीच हियें हुलसे रहैं गहे गेंद के पोतव 
ज्यां ज्यों मार्थे मारियत, त्यों त्योँ ऊँचे होत। (४६१) 
मैं आगे कुछ पूछने ही वाला था कि मेरे मित्र ने मुझे भँकफोड़ कर 
जगा दिया | देखा, वहाँ बिहारीलाल तो न थे किन्तु बिहारी सतंसई 
मेज पर खुली पड़ी थी, जिसे मैं पढ़ते-पढ़ते सो गया था । 


लेखक की अन्य कृतियाँ-- ६ .:* 





१. महादेवी की काव्य-सावेत्षा 
इस पुस्तक में उनकी विचारधारा, भावधारा, गीतिकाव्य, कला 
प्रकृतिचित्रण, महत्व आ्रादि पर मौलिक विचार प्रकट किए 
गए हैं । 
पृष्ठ संख्या १६५ मूल्य : ढाई रुपया 
वितरक : ओरिएन्टल बुक डिपो, नई सड़क, दिल्‍ली । 


२. नोरजा-व्याख्या 


नीरजा” की काव्य-सोन्दर्य सहित विश्लेषणात्मक व्याख्या है। 
व्याख्या इस रूप में की गई है कि महादेवी के समग्र काव्य की 
मूल विशेषताएँ भी स्पष्ट हो जाती हैं । 


पृष्ठ संख्या १७७ मूल्य : तीन रुपया 
वितरक : ओरिएन्टल बुक डिपो, नई सड़क, दिल्‍ली । 


३. साहित्य-सुधा 
(परिवद्धित संस्करण ) 
“प्रस्तुत पुस्तक सत्यपाल जी के मनन तथा चिन्तनपूर्ण निबन्धों 
का संग्रह है। सभी निबन्धों में विषयों की गम्भीर व्याख्या है 
और उनमें पाठक के हृदय में विचार उदबोधन की 


शक्तिहै। 
“साहित्य सन्देश 


पृष्ठ संख्या २२४ . मूल्य : तीन रुपया 
निशियाम प्रकाशन, नई दिल्‍ली । 


